गृह्मस॒त्र-संग्रह 


( आश्वलायन, शाखायन, गोभिल, पारस्कर 
आदि प्रसिद्ध गृह्य सूत्रो से सकलित भाषा टीका सहित) 


Ee 


सस्पादक 


वेदमूति, तपोनिष्ठ 
प० श्रीराम शर्मा आचार्य 
चार वेद, १०८ उपनिषद, षटदश न, २० स्मृतियां, 
१९ पुराणों के प्रसिद्ध भाष्यकार और लगभग 
१५० हिन्दी ग्रन्थो के रचियता 


घंस्कृति संस्थान 


घ्याजा कुतुब (वेदगनर) बरेली (उ०प्र०) 


अकाशक 
डा० चमनलाल गौतम 


सस्कृति सस्थान 


ख्वाजा कुतुक 
बरेली ( उ० प्रत } 


जि 


खम्पांदक 
8० श्रीराम शर्मा आचारी 


कै 


मुद्रक 
दाऊदयाल गुप्त, 
सस्ता साहित्य प्रेस, मथुरा 


श्र 


अथम सरकरण 
१६७२ 


क्ष 
सर्बाधिकार सुरवित 


मश ७)५० रुक 


मूमिका 


मानव-सम्यता का जो स्वरूप हम आज देख रहे है, वह 
सौ-पचास अथवा हजार-दो हजार वर्षों के भीतर विकसित 
नही हुआ है । घर्म, नेतिकता, परमार्थ, चरित्र सम्बन्धी जो 
उच्च सिद्धान्त और नियम हमको इस समय दिखाई पड रहे 
है, वे एक दिन मे उत्पन्न नहीं हो गये है। इतिहासज्ञो के 
मतानुसार तो किसी समय अधिकाश मनुष्य ऐसी ही दक्षा मे 
थे जिसे जगली पशुओ से कुछ ही उन्नत कहा जा सकता है । 
अब भी ससार के अनेक भागो मे ऐसे लोगो का अभाव नही 
है जिनको 'नरभक्षी' कहा जाता है 4 पर धीरे धीरे महान 
उपदेशको और ऋषि मुनियो को धम-प्रेरणा से लोगो की मनो- 
भूमि का सस्कार, सुधार होता गया और वह उन्नति करते- 
करते 'आत्मवत्‌ सब भूतेषु, {समस्त प्राणी हमारे आत्मीय ही 
है) के सर्वोच्च मन्तब्य तक जा पहुँचा । यह आश्चर्यजनक 
परिवर्तन सहज मे नही हो गया। इसके लिये धर्म के मार्गदर्शको 
और उनके अनुयायिओ को बहुत अधिक आत्मत्याग, अस 
ओर सलग्तता का परिचय देना पडा, तब कही जाकर मनुष्य 
निम्न स्तर के विचारो तथा कार्या से विरत होकर धर्मातुकुल 
और उत्थानकारी नियमो पर चलने मे समर्थ हो सका १ इस 
थरिवतंन मे “गृह्य-सूत्रो' ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । 


यद्यपि आज हमको इन गृह्य सूत्रो' की उपयोगिता का 
अनुभव बहुत कम हो पाता है, पर इनके भीतर हमारी बतंमान 
सझाजिक प्रथा और रीति-रिवाजो का बीज निहित है जो 
समाज जीवित होया, उसमे देश काल के परिवतंन के साथ साथ 


( ४ ) 


थोडा-बहुत बदलाव होते चलना तो अनिवाये है। यह परिवर्तत 
दो-चार हजार वर्ष मे इतना अधिक हो जाता है कि यह पता 
लगा सकना भी कठिन लगता है कि वतमान रूढि का सम्बन्ध 
प्राचीन काल को क्रिस प्रथा से है। इसके लिये “गद्य सूत्रो' 
और धमे सूत्रो का गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है । 
जब हम विभिन्न प्राचीन ग्रथो से तत्कालीन प्रथाओ का पता 
लगाते है तब यह समझ में आता है कि किस प्रकार क्रमश 
परिवर्तन होकर वर्तमान प्रथाय प्रचलन मे आई है। 


धर्मशास्त्र सम्बन्धी नियमो मे इस प्रकार परिवर्तन होते 
रहता न तो आश्चर्यजनक हे और न अस्वाभाविक । देश काल 
मे फेर बदल होता ही रहता है और सामान्य मनुष्यो को उसी 
के अनुसार अपने व्यवहारो भे भी घटा बढी करनी पडती हे । 
अपने गम देश मे हम प्रात काल हो ठण्डे जल से स्नान करके 
नदी के किनारे नगे वदन भजन करने बैठ जाते है। पर यदि 
हम किसी परिस्थितिवश इ ग्लेण्ड या रूस जसे ठण्डे स्थान मे 
पहुच जाय तो वहाँ हमारा उस नियम पर चलना असम्भत्र हो 
जायगा। भजत हम तब भी कर सकते है, पर हमको गम 
पानी से स्तान करना होगा और ऊनी वस्त्र पहिन कर बन्द 
स्थान मे बेठना पडेगा। इसी प्रकार जिस समय रेल का प्रचार 
नही हुआ था और अधिकाश व्यक्ति पेदल या बेलगाडी मे यात्रा 
करते थे, तब खान-पान तथा छुत्राछुत के नियमो का जितना 
पालन कर लिया जाता था, उतना अब रेल, मोटर बमो और 
समुद्री तथा हवाई जहाजो में यात्रा करते हुये कदायि पालन 
तही किया जा सकता है। इसी तथ्य को दृष्टि गोचर रखते हुये 
एक सनातन धर्मी विद्वान्‌ ने कहा था - 


इस समय भारत मे सब और से सनातन वदिक घम पर 
आक्रमण हो रहे है, जिससे हम लोगों का धम से श्रद्धा प्रेम 


( ५ ) 


हटता जाता है । इसका मुख्य कारण धम की शिक्षा का अभाव 
ओर अपने धर्म को ठीक ठीक न जानना हे । अतएव हम लोगो 
को चाहिये कि वैदिक धम का सच्चा ज्ञान प्राप्त करे और 
इसके लिये भारत के प्राचीन श्रौत, गृह्य, बम सूत्रादि ग्रन्थो मे 
उपदिष्ट कतव्यो को समझे-बूझे । वेदो के ५ अड्भी मे एक 'कल्प' 
भी है। इसी के 'श्रौत' ओर 'गृह्य' आदि भेद हे । 'गृह्य सूत्रो' 
मे स्मार्त धर्मो का विशेष विधान होने से इस समय कर्म 
मे प्रवृत्ति कराने के लिये इन सूत्र ग्रथो का अध्ययन परम 
आवश्यक है।' 


गृह्य सत्रो की रचना मुख्य रूप से इसी उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये की गई है कि वेदिक और स्मृतियो मे दिये गये आदेशो 
और नियमो का पालन किस विधि-विधान से किया जाय। ये 
विधान मूल रूप से तो एक ही है पर सम्प्रदाय और शाखा भेद 
से उनके क्रिया-कलाप मे थोडा-बहुत अन्तर हर जगह पाया 
जाता है। आज ता सभी प्रान्तो की सामाजिक प्रथाय और 
रूढियाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न है! आप एक शहर मे ही 
विभिन्न जातियो मे ऐसी ऐसी प्रथाए देख सकते है जो बिल्कुल 
विपरीत जान पड । उदाहरणाथ उत्तर प्रदेश के ही एक नगर 
मे वेश्य जातीय एक व्यक्ति के यहाँ कन्या-विवाह के अत्रसर 
पर देखा गया कि उसको काले वस्त्र और काली चुडी आदि 
पहिना कर विधवा का वेश बना दिया गया, उसी तरह का 
कुछ रोने पीटने का अभिनय किया गया, उप्तके पश्चात्‌ धूमधाम 
से विवाह सम्पन्न किया गया । शायद इसका उद्देश्य यह हो 
कि जिस कन्या से इस प्रकार 'विधवा' का स्वाग करा दिया 
जायगा, फिर आगे चल कर उसे वेधव्य का अभिशाप सहन 
न करना पडे । कुछ भी हो हमारे कथन का आशय इतना ही 
है कि जसे-जैसे समय बीतता जाता है और विभिन्न जातिया 


( ६) 


तथा सानव-समुदाय एक दूसरे के सम्पकं मे आते जाते है, वेसे- 
वैसे ही सामाजिक प्रथाओ का बाह्य स्वरूप निरन्तर परिवतित 
होता रहता है। पर उसका मूल उद्देश्य-उसकी आत्मा तब 
भी शेष डनी रहती है । इस दृष्टि से इन "गृह्य सूत्र ग्रथो का 
एक बड़ा महत्त्व यह है कि इनके द्वारा हम प्रचलित रीति- 
रिवाजो की वास्तविकता को समझ सकते है, ओर उनमे वतमान 
परिस्थितियों के अनुरूप नवीन परिवतनो का निर्माण भी कर 
सकते है । 


श्रेष्ठ सस्कारो का कल्याणकारी प्रभाव -- 


गृह्य सूत्रो मे वणित जातकमं, चुडाकरण, उपनयन आदि 
सस्कारो के विधि विधानो के अनुसार आचरण का एक 
सुपरिणाम यह भौ होता है कि उनके प्रभाव से मनुष्य मे सद्‌- 
गुणो के बढने और दोषो के दूर होने की सभावना उत्पन्न हो 
जाती है। जिस प्रकार खान से निकला हीरा आरम्भ मे सामान्य 
पत्थर की तरह ही जान पडता है, पर जब उसे खराद पर 
चढा सस्कारित किया जाता हे तो उसकी चमक-दमक कुछ 
और ही हो जाती है और मूल्य भी कई गुना अधिक हो जाता 
है। जिस प्रकार शुक पक्षी ओर मैना आदि सिखाने से मिष्ट 
चार्ता करके श्रोताओ को प्रसन्न करते है, हाथी, घोडा, बेल 
आदि शिक्षा प्राप्त करके साधारण से बहुत महत्त्वपूण बन जाते 
है, सुवण, रजत, ताम्र अभ्रक, लोहा आदि धातुए सस्कारित 
होकर बहुमूल्य भस्म बन जाती है,इसी प्रकार मनुष्य भी यथोचित 
सस्कारो के होने से बहुत सुयोग्य और कार्यक्षम बन सकता है । 


ये सस्कार दो प्रकार के होते है दृश्य और अदृश्य अथवा 
शास्त्रीय और व्यावहारिक । व्यावहारिक सस्कारो, जैसे स्कुल 


( ७ ) 


की परीक्षाये पास करना अथवा कोई कला कारीगरी,का 
परिणाम तो शीघ्र ही दिखलाई पड जाता है, पर शास्त्रीय 
सस्कारो का फल शीघ ही प्रत्यक्ष दिखाई पडना सभव नही । 
फिर भी शास्त्रीय सस्कारो से जो आध्यात्मिक और पारलौकिक 
प्रगति होती है, उसका महत्त्व लौकिक सफलता से किसी प्रकार 
भी कम नही ऑका जा सकता । 


गृहु-जीवन की महत्ता - 


गृह्य सस्कारो का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन और चरित्र को 
ऊ चा उठाने मे तो सहायक होता ही है, उससे सामाजिक गरिमा 
को भी बहुत अधिक वृद्धि होती है। कारण यह है कि समाज 
घरो या परिवारो के समूहं का ही नाम है। यदि गृह्य सस्कारो 
के प्रभाव से हमारा पारिवारिक जीवन सुधरता है, और बहु- 
सख्यक परिवार इस मागे का अनुसरण करते है, तो समाज का 
उत्थान होना स्वाभाविक ही है। इसका परिचय देते हुये 
'गोभिल गृह्य सूत्र के लेखक का कथन है - 


गृह के लिये उपयोगी होने से इसको “गृह अग्नि' कहते है । 
इस ग्रथ मे उस अग्नि से सम्बन्धित अग्निहोत्र आदि नित्य 
कतेव्य कमं और उसके अ गस्वरूप अग्नि के आधान आदि कर्मों 
का उपदेश करेगे । इसमे बतलाये सभी कर्मो को यज्ञोपवीत- 
धारी पुरुष आचमन पूवक करे । प्रश्‍न होता है कि 'गुह्य-अर्नि' 
कौन सी है ? ब्रह्माचारी गुरुकुल मे वेदाध्ययन को समाप्त कर 
ब्रह्ाचयं की समापिका समिधा को लेने केलिये अग्निका 
समाधान करे ओर उसमे उस अतिम समिधा को देवे। फिर 
जाया (पत्नी) के पाणणग्रहण के पूव विवाह के अवसर पर भग्न 
का समाधान करना चाहिये ।' 


( क) 


आशय यह है 'गृह्म अग्नि ज्ञानाजंत, दाम्पतिक, परिवारिक 
और जातीय क्तव्यो की श्र खला को यथावत्‌ रखने के लिये एक 
ऐस! बाह्य प्रतीक है, जिससे व्यक्ति सदेव सावधान और 
केतव्यरत बने रहने की भावना और प्रेरणा प्राप्त करता है । 
इसमे तो सन्देह ही नही कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी 
अग्नि ही मानव जीवन का सबसे बडा आधार है । अग्नि ही 
जीवन की उत्पादिका और सचालन कर्ती हे । “ऋग्वेद 
की प्रथम ऋचा का सव प्रथम शब्द यही है-“अग्निमीले 
पुरोहितम्‌ अर्थात्‌ अग्नि समस्त विश्व मे अग्रगण्य है।' बिना 
अग्नि की सहायता के व्यक्ति और समष्टि का कोई काम सम्पन्न 
नही हो सकता । इसीलिये प्राचीन काल मे वेद-ज्ञाता ऋषि- 
महषियो ने जीवन सम्बन्धी प्रत्येक महत्त्वपृण कृत्य के अवसर 
पर अग्नि का आधान करने का आदेश दिया था । इसके लिये 
प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को अपनी अग्नि स्वतत्र रखकर उसे सदैव 
स्थायी रखनी होती थी। उस अग्नि का आरभ पाँच छ वषं 
की आयु मे, जब मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का आभास होने 
लगता है, होता था और वह मरणकाल तक सहायिका बनी 
रहती थी । 


प्राचीन काल मे प्रत्यक्ष अग्नि का उत्पादन भी ऐसा सरल 
न था कि झट से जेब से माचिस (दियासलाई) की डिबिया 
निकाल कर अग्नि प्रकट कर ली । उस समय बहुत समय और 
परिश्रम लगाकर अरणि मन्धन द्वारा अग्नि प्राप्त की जाती 
थी । वह कायं भी सबके लिये सदेव सुलभ न था । इसलिये 
उस समय के आचार्यो-लोकनायको ने अयनी अग्नि को स्थायी 
बताये रखने को एक धर्म कतंव्य बना दिया था। इससे जीवन- 
निर्वाह की सामान्य क्रियाएं तो पूरी होती ही थी, साथ ही 
मनुष्य को अपने सभी कतंव्य-कर्मों मे सावधान, मुस्तेद और 


( ६ ) 


एकनिष्ठ रहने की शिक्षा प्राप्त होतो थी, उसका अभ्यास बना 
रहता था। अनेक प्रदेशो और जातियो मे तो 'गृह्य अग्नि' को 
इतना पवित्र माना जता था कि उसकी रक्षा के लिये किसी 
भी परिश्रम, त्याग और बलिदान को अधिक नही समझा जाता 
थ। । वेदिक आर्यो को हो एक विशेष शाखा माने जाने वाले 
पारसी आज तक “अग्नि पूजक” कहलाते है और वे अपनी 
अग्यारी (मदिर) मे अग्नि मे सदेव समिधा के रूप मे चन्दन 
की लकडी डालकर प्रज्ज्वलित करते रहते है और उसी को 
ईश्वर का प्रतीक मानकर पूजते है। इसी प्रकार प्राचीन काल 
मे हमारे पूवज भी “अग्निहोत्र के रूप मे अपनी अग्निको 
सदेव सुरक्षित और स्थायी रखते थे और उसे जीवन का एक 
महान कतव्य मानते थे । 


सूबग्रन्थो के प्रतिपादन मे अन्तर-- 


वसे तो अग्नि की पूजा के लिये बडे-बड वेदिक (श्रौत) यज्ञ 
बहुत अधिक खचे ओर समारोह से किये जाते थे, पर उनका 
करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये सभव न या । उनका बडे राजा- 
महाराजा या अन्य विशेष साधन-सम्पञ्न व्यक्ति ही किया करते 
थे। अतएव सामान्य व्यक्तियों के लिये धर्माचार्यो ने 'पाक-यज्ञो' 
का विधान किया था, जिन्हे वे जीवन निर्वाह के अन्य कार्यो 
के साथ नित्य प्रति करते रहे । हम लोग बाल्यावस्था मे भोजन 
आरम्भ करने से पूव भोज्य-कामग्री का जरा-सा अश निकाल 
कर चूल्हे की अग्नि मे डाल देते थे या अलग भूमि पर रख देते 
थे । यह उसी 'गृह्य अग्नि’ की आराधना का अवशेष एक छोटा- 
सा कृत्य था, जिसे हम अनजाने ही किया करते थे। यह 
विधान शास्त्रीय रूप मे किस प्रकार किया जाय इसी का वर्णन 
'मृह्य-सूच का मुख्य विषय है। 'आपस्तम्बीय ध्मे-सुत के 


( १० ) 


प्रथम सूत्र 'अथात सामयाचारिकान्धर्मान्‌ व्याख्यास्याम का 
भाष्य करते हुये पडित हरदत्त कहते हे-- 


'इस प्रथम सूत्र मे 'अथ' यह शब्द आनन्तर्य प्रकट करता 
है और अत ' शब्द हेतु का द्योतक हे । अत धर्म शास्त्र मे जो 
शश्रौत' और 'गाह्य' कर्म बतलाये गये है, वे सभी आगे कहे 
गये धर्मो की अपेक्षा रखते है। जेसे 'आचान्तने कतंव्यम्‌-- 
“पवित्र पाणिना कर्तव्यम्‌ इत्यादि वाक्यो का उल्लेख होने से 
आचमन आदि के नियमो को जानने की आवश्यकता प्रतीत 
होती है । सभी आचार विशेष समयो पर किये जाने वाले होते 
है, इसलिये उनको 'सामयाचारिक' कहा गया है। पौरूषेर्या 
व्यवस्था को समय कहा गया है, और बह तीन प्रकार का होता 
हे--(१) विधि (२) नियम (३) प्रतिषेध । जो कायं किसी 
उद्देश्य की पूति के लिये किया जाता है वह 'विघि' है । नियम 
और प्रतिषेध का प्रयोजन निवृत्ति अथवा दोषो से बचने का 
होता है। जैसे 'प्रा्गमुखोऽन्नानिभु्जीत अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख होकर 
भोजन करे' यह नियम है। क्षुधा को मिटाने के लिये भोजन 
किया जाता है, इस प्रवृत्ति मे यह नियम रखा गया कि पूर्वं की 
ओर मुख करके ही भोजन करे। कम के आधार पर प्राप्त 
होने वाला जो अभ्युदय और नि श्रेयस है उसी को अपूव नाम 
वाला आत्मा का गुण (धर्म ) कहते है । इस धम को समझाने 
वाला जो कम का कथन है वही इसका व्याख्यान है। धर्म 
के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता जो मर्हाष महामनीषी मनु 
आदिक है उनका 'समय' ही धम और अधर्म का प्रमाण होता 
है। किसी भी बात को शाख-ग्रथ के रूप मे लिख देना ही 
धर्म नही होता । यदि ऐसा होने लगे तो अनेको निरथक, 
अनर्गल बाते धम मान ली जायेगी । अनेक लोग ऐसी शका 
किया भी करते है कि मनु आदि को ही धम ज्ञाता क्यो माना 


{ ११ ) 


जाता है, बुद्ध आदि को क्यो नही माना जाय ? क्योकि अतीन्द्रिय 
ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति मे तो दोनो ही अग्रगग्य है । फिर मनु 
आदि मे ही क्या विशेषता है ? इसके उत्तर मे सूत्रकार कहते 
है~"“बेदाश्च” जो नियम, विधि-विधान वेद के अनुदुल हो वे ही 
घम हे । 'गृह्मसूत्रो' की रवना वेदिक उपदेशो के आधार पर 
को मई हे, अतएव वे ही सत्य मानव-धर्म माने जावे के अधि- 
कारो हे! 

पर साथ ही अनेक विद्वानों का यह भी कथन है कि इन सूत्र 
ग्रन्थो मे भो वेदिक आज्ञाए अपने मूल रूप मे प्राप्त नहो होती । 
यद्यपि प्राचीन मनीषियो ने इन ग्रन्थो को भूलो और मिलावट 
से बचाने के कुछ उपाय कर दिये थे, तो भी कई कारणो से 
उनमे अशुद्धियाँ उत्पन्न हो गई, जिनकी बाद के भाष्यकारो ने 
छीक मानकर तकं और युक्ति से नाम लेकर सही सिद्ध कर 
दिया । ग्रन्थो को नकल करने वालो ने भी असावधानी या 
अयोग्यता के कारण अनेक स्थानो मे कुछ का कुछ लिख दिया, 
जिससे अथ का अनथ हो गया । इसका प्रमाण यह है कि जब 
हम एक ही धम-ग्र थ को विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रियो का मुकाबला करते हृ तो हमको उनमे जमह- 
जगह पाठ भेद मिलते हे । इसक/ एक ओर कारण यह भी है 
कि प्राचीन काल मे बदि¥# साहित्य पुण रूप स मोखिक था । 
शिष्य गुरुओ से नित्य प्रति उसका कुछ अश सीखकर रट लेते 
थे । पर मनुष्य की स्मरण शाक्त मे बडी उम्र मे जाकर निब- 
लता आ जाती हे । ऐसी परिस्थिति मे बाद मे जब उनको 
लिखा गया तो उनमे अनिवार्य रूप से अन्तर हो गया । 

हमारे मतानुसार धमंशास्त्रो मे भूल अथवा आक्षेप योग्य 
कथनो के पाये जाने का एक कारण और भी हो सकता है! 
आपस्तम्ब ने अपने प्रयम सूत्र मे धर्म को जो “सामयाचारिका 
कहा है उसका एक आश्य यह भी है कि अनेक धार्मिक नियम 


( १२ ) 


किसी विशेष काल के लिये ही विहित और उपयक्त होते हैं । 
समय और स्थान के बदल जाने पर उनमे दोष जान पड़ने 
लगता है । इस तथ्य को सनातन धर्मानुयायी पडितो तक ने 
स्वीकार किया है। गृद्यसूत्रो कै परम भक्त और बहुत बडे 
प्रचारक ठाकुर उदयनारायण सिह ने लिखा है-- 

“जिस देश काल मे और जिस रीति से जो कर्म जिसके 
लिए कतंव्य कहा है, उस उसी देश काल मे, उसी रीति से 
किया हुआ, उसी मनुष्य के लिए उचित धर्म है, उती को अन्य 
प्रकार से करने पर वही अधर्म हो जाता है। जेसे रोना बुरा 
समझा जाता है,परन्तु बेढ प्रमाणानुसार पिता के धर से पति गृह 
जाती हुई कन्या का रोना अच्छा माना जाता हे । गाली देना 
हर तरह से बुरा है, पर अनेक लोग विवाह के अत्रसर उनका 
गाया जाना ठीक बतलाते थे। इसी प्रकार यदि कुछ धर्म शास्त्रो 
मे यज्ञादि के अवसर पर पशु- आलम्भन का विधान लिखा है, 
जो उस काल मे किसी कारण बुरा नही माना जाता होग', तो 
उसके आधार पर हम अपना मास बढान के लिए की जाने 
बाली पशु-हिसा का समर्थन नही कर सकते । वह सदा निकृष्ट 
और हेय ही माती जायगी । जब प्राचोन ऋषियो ने लोगो मे 
ऐसी गहित प्रवृत्ति को बढाते देखा तो उसको उद्देश्य करके 
लिख दिया “लोकविक्र प्रमेवच । अर्थात्‌ जो धार्मिक प्रथा 
जिस समय लोक मे बुरो समझी जाय, उल समय बड्‌ कर्तव्य 
नही है । 

इसलिए हमको उचित है कि>धर्म के सूल तत्व का निर्णय 
करने के लिए प्राचीन शास्त्रो कः अध्ययत, मनन तो करं, पर 
वतमान देश काल की परिस्थितियों पर बिचार करते हुए अपनी 
शुद्ध बुद्धि से धर्म-मार्ग का निश्वय करे । यह बात सव विदित 
है कि मध्यकाल मे मुसलमान शासको ने, जब हिन्दुओ को 
अपने धर्म से साम-दाम-दण्ड-भेद किसो भो उपाय से हटते न 


( १३ ) 


देखा तो उन्होने छल का आश्रय लिया और कितने ही पेट कै 
गुलाम पडितो का धन पद का लालच देकर हिन्दू-शास्त्रो में 
अनेक ऐसी बाते सम्मिलित करा दी जो समाज--कल्याण 
की दृष्टि से बहुत घातक थी । उदाहरण के लिए यह प्रसिद्ध है 
कि अकबर या किसी अन्य बादशाह ने पडित काशीनाथ को 
रिश्वत देकर उनकी पुस्तक मे यह लिखा दिया कि अष्टवर्षा 
भवेद्‌ गौरी नव वर्षा च रोहिणी” । दश वष की लडकी कन्या 
मानी जाकर ग्यारहवे वष मे वह रजस्वला गिनी जायगी। 
उस समय अगर उसका विवाह किये बिना पिता और भाई 
आदि उसका मुह देखते है तो व घोर नरक मे जाकर उसका 
रज पीते हे । 


गृहयपूल्ल और सामाजिक विकाप-- 


इस प्रकार देश, काल और परिस्थियो मे परिवतन हो जाने 
से यद्यपि गृह्म-सूत्रो के विधान ज्यो को त्यो तो व्यवहारिक नही 
रहे है, पर इससे उनका महत्त्व मिट नही सकता । एक तो वे 
हमारी वतमान सामाजिक प्रथाओ तया जातीय सगठन के मूल 
स्रोत होने के कारण सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने के योग्य माने 
ही जायेगे । दुसरे उनके द्वारा प्राचीन सामाजिक सगठन, 
तत्कालीन पारिवारिक परिस्थितियो, उस समय के लोग-जीवन 
की विविधताओ ओर विशेषताओ पर जो प्रकाश पडता है, वह 
भी इतिहास और मानव-सभ्यता के बिकास का अध्ययन 
करने वार्ला के लिए अमुल्य है इस सबंध मे डा० सीताराम 
सहगल ने “शाखायन गृह्यसूत्र को अ गरेजी भूमिका मे लिखा 

“गृह्यसूत्र यद्यपि आकार की दृष्टि से छोटे हे । पर वे 
मानव-जीवन के उस विवरण को सुरक्षित रखे हुए है। जो 
एतिझसिक ग्रन्थो की अपेक्षा बहुत अधिक महृत्वपूण है । कोई 


( १४ ) 


ऽयक्ति या समुदाय किसी विशेष स्थान और विशेष समर्यं पर 
क्या-क्या कृत्य करता है । इतिहास इका विवरण कभी नही 
रखता । ये परम्परागत लेख ही इस रिक्त स्थान भो पूति करते 
है । जेकोस्लोवाकिया के एक विद्वान्‌ डा० विन्टरनीज ने, जो 
भारतीय साहित्य ओर सस्कृति के एक प्रसिद्ध ज्ञाता है, लिखा है 
कि ये गृह्यसूत्र नुवश विज्ञान के अभ्येताओ के लिए एक बहुमुल्य 
खजाने के समान है । जब योरोप के पुरातत्व के अध्ययन करने 
बालो ने प्राचीन यूनान और रोम के निवासियो के दैनिक 
रहन सहन और रीति रिवाजो को खोज को थी तो उनको 
हजारो ग्रन्थो से उन बातो को एक एक करके इकट्ठा करना 
पडा था पर भारतवर्ष में यहाँ के प्राचोन निवासियों के दैनिक 
जीवन के विषय मे उस समय के विद्वानों और प्रत्यक्ष दशियो 
के पूर्ण रूप से विश्वस्त विवरण मिलते है । यद्यपि ये सूत्र ग्रन्थ 
देखने मे नगण्य जान पडते है पर उनमे प्राचीन काल के सब 
नियम तथा विधियाँ ज्यो के त्यो पाये जाते है। वास्तव मे वे 
तत्कालीन भारतवर्ष के लोक जीवन के जीत जागते इतिहास 
है । यह ठीक हे कि उनमे प्राचीन भारतीय कुटुम्बो के पिताओ 
और पूवजो का चरित्र हा बामिक दृष्टिकोण स वर्णन किया है, 
पर च कि प्राचोन भारतवासियो के मस्त जोवन मे धम इतना 
अधिक ओत प्रोत था कि बिना धामिक उत्सव के जीवन का 
कोई कार्य अग्रसर हो ही नही सकता था, इसलिये नृवश विज्ञान 
वालो के लिये उस समय के लोगो मे सावजतिक रूप से प्रचलित 
प्रथाओ ओर परम्पराओ का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ये बडे 
ही बहुमूल्य साधन है । इन ग्रन्यो द्वारा ऐसी अनेक प्रथाओ का 
पता चलता है, जो योरोप मे बसने वाले आर्यो मे प्राचीन काल 
मे प्रचलित थी । अभी तक खोज करने बाले उनको ठीक-ठीक 
समझ नही पाते थे, पर गृह्य सृत्रो मे वणित विधि विधानो से 
डनका रहस्य सहज मे विदित हो जाता हे । विशेष रुप से 


( १५ ) 


प्राचीन काल मे योरोप मे जो यूनानी, रोमन ट्यूटेनिक और 
स्लेवोनिक जातियाँ निवास करती थी, उनकी विवाह-पद्धति 
पर विचार करने से विदित होता है कि उन लोगो की केवल 
भाषा ही भारतीय आर्यो से मिलती-जुलती नही थी, वरन्‌ 
अपने रीति रिवाजो मे भी वे आगम मे बहुत कुछ मिलते-जुलते 
थे । उनकी यह एकता इतिहास-पूर्वकाल से चली आई थी ।” 
और इस प्रकार की लोक प्रथाओ की दृष्टि से अथर्ववेद का 
स्थान भी बहुत महत्त्व पूर्ण है। इसमे सामान्य जनता मे प्रच- 
लित रिवाजो और अन्ध विश्वासों का विशेष रूप से वर्णन 
किया गया है । अथव की विधियो का एक उद्देश्य लोगो के 
को का मिटाना, वरदान और शाप देता भी बतलाया गया हे । 
अथव वेद की ऐसी ही खासियतो के कारण अनेक लोग 
उसे वास्तविक बेद नही मानते और “त्रयी वेद” की ही घोषणा 
किया करते हे । गृह्यसत्रो का विस्तार- 
गृह्य सूत्रों का वरिस्तार-- 

प्राचीन गृह्य सूत्रो मे दी गई सख्याओ के अनुसार किसी समय 
गृद्यसूत्रो का भी बडा विस्तार था । कहा जाता हे कि उस समय 
ऋग्‌, यजु , साम और अथव वेदो की ११३१ शाखाये थी, जिनमे 
से ऋग्वेद की २१, कृष्ण यजुर्वेद की ८६, शुक्ल यजुर्गेद की १५, 
सामटेद की १००० ओर अथव वेद की & शाखायं थी। इन 
सभी शासको के अपने-अपने गृह्या सूत्र थे, जो थोडे से भेद के 
साथ आपस मे मिनते-जुलते ही थे। अब हजारो वर्ष बाद 
इन सब नामो का तो किसी को पता नही, पर ऋग्वेद की तीन 
प्रसिद्ध गृह्यसूत्र शाखायन, कोर्षातिक ओर आश्वालायन है । शेष 
गृह्मसत्रो मे से आपस्तम्ब, पारस्कर, मानव, जेमिनि, हिरण्य- 
केशि, भारद्वाज, काठक, वेखानस, (लोगाक्षि, गोभिल, कौशिक, 
बोधायन, और खादिर गृह्यसूत्र प्रसिद्ध है और वर्तमान समय 
मे प्राप्त होते है । 


( १६ ) 


हमने अपने इस 'गृह्यसत्र सग्रह' मे जिन सूत्र-ग्रन्योके अश 
सग्रहीत किये है। गे धामिक जगत मे बहुत प्रसिद्ध है । हम 
इनके अतिरिक्त कुछ और गृह्यस्‌त्रो का भी प्रकाशन कर सकते 
थे, पर जेसा हम लिख चुके है वतमान समय मे इन सूत्रो मे 
वणित नियमो तथा विवि-विधानो मे बहुत उलट फेर हो 
गया है। और इनका आशिक पालन करने वाले व्यक्ति भी 
लाखो मे एकाध मिलेगे । अन्यथा हिन्दू समाज के अ तगत जो 
७-५ हजार जातियाँ पाई जाती है वे सब अपनी नई-नई 
प्रथाये बनाकर उन्ही का अनुमरण कर रही है। ऐसी दशा मे 
यह ग्र थ विशेष रूप से विद्वानो और धर्म तत्व को खोज करने 
वा थे के काम की हो चोज हो सकती है। पर इस दृष्टि से भी 
इनका महत्व कम नही ह। इसमे तो सदेह नही गृहप सत्रो मे 
जो वन सम्बन्धी सस्कारो का जो स्वरूप बतलाया है वह बहुत 
प्रेरणाप्रद और सद्भावनाओ को उभारने वाला है। यद्यपि उपमे 
क्रिया कर्मो को बहुत जटिल और बन्धन युक्त बना दिया है। 
पर उनको हम समयानुकूल और सरल भी बना सकते हे । इस 
लिये यह हिन्दू धर्म के नेता और हितेषो वर्तमान काल मे 
प्रचलित दिखावटी और प्रदर्शन की विशेषतायक्त प्रथाओ से 
जाति का पीछा छुडा कर चाहे तो वे गृहपसूत्रो मे बहुत-सा 
ऐसा मसाला भी प्राप्त कर सकते है जो नव निर्माण के कार्य 
मे भी सहायक सिद्ध हो सके । 


- श्रीराम शर्मा आचार्य 


3 
आश्वलायनगुह्यसुत्रम । 


प्रशमीऽध्पायः 


उक्तानि वेतानिकानि गृह्याणि वक्ष्याम ।१। त्रय पाक- 
यज्ञा ।२। हुता अग्नो हूयमाना अनग्नौ प्रहुता ब्राह्मण- 
भोजने ब्रह्मणिहुता ।३। अथाप्युच उदाहरन्ति य समिध 
य आहुत! यो वेदेनेति ।४ समिधमेवापि श्रद्दधान आद- 
घन्मन्येत यज इदमिति नमस्तस्मे य आहुत्या यो वेदे- 
नेति विद्ययेवाष्यस्ति प्रीतिस्तदेतत्पश्यन्न्‌ षिरुवाच । 
अगोरुधाय गविषे यक्षा यदरम्य वच । घृतात्स्वा- 
दीयो मधुनश्च वोचतेति। वच एव म इद धृत,च्च 
मधुनश्च स्वादीयोऽस्ति प्रीति स्वादीयोऽस्त्वित्येव 
तदाह।आ ते अग्न ऋचा हविह दा तष्ट भरामसि। 
ते ते भवन्तूक्षण ऋषभासो वशा उतेति । एत एव म उक्षा- 
णश्च ऋषभाश्च वशाश्च भवन्ति। य इम स्वाध्याय- 
मधोयत इति यो नभसा स्वध्वर इति नमस्कारेण वे 
खल्वपि न व देवा नमस्कारमति यज्ञो व नम इति हि 
ब्राह्माण भवति 1५ ख० १ । 


वेतातिक बता दिये गये है, अब इससे आगे गृह्यो को बतायेगे। 
वितान अग्नियो के विस्तार को कहते है अर्थात्‌ वह्वग्नि साध्य कर्म है 
वैतानिक होते है । गृह निमित्त जो अग्नि है वह गृह्य कहा जाता है॥ 


१८ | [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


गृह शब्द भार्या मे और शाला मे आता है । जिनके भार्या के सयोग से 
उत्पन्नाग्नि मे ये कम्मं प्रवृत्त होते है उनका यह गृह शब्द भार्या वचन 
होता है ओर जिनके दाथ विभाग काल मे अग्नि उत्पन्न होता है उनका 
शाला वचन होता है ।१। पाकयज्ञ तीन प्रकार के होते है - हुत--प्रहुत 
और ब्रह्मणिहुत ये तीन भेद है । पाक यज्ञ अल्प यज्ञ अथवा प्रशस्त यज्ञ 
होते हे क्योकि दोनो ही जगहो पर पाक शब्ट देखा गया है ।२। अब यह 
बतलाया जाता है कि इसके तीन भेद कमे होते ह जो अग्नि मे हूयमान 
है वे हुन होते है । जो अनग्नि मे क्रियमाण हे जेने बलि हरण आदि वे 
प्रहुत कहे जाते है । जहाँ पर ब्राह्मणो का भोजन होता है वे ब्रह्मणिहुत 
होते हे ।३। इसके अनन्तर ऋचा गे का उदाहरण दते है । 'य समिथा - 
“य आहुती यो वेदे नेति' इन दो ऋचाआ का अभिप्राय लेकर ही बहु- 
बचन उत्पन्न होता है । ये कर्म भी नित्य और श्रौतो के द्वारा स्तुत्य हे । 
ये आहिताग्नि बाले के भी होत हे ।४। “सिमिधमेवापि श्रह्धान आदन 
धन्मन्येत इहा स आरम्भ करके यज्ञो वे तम ” इसके अत तक ब्राह्मण 
होता हे । वहाँ पर समिव, इसका तात्य कथन ब्राह्मण समिध ही है। 
।इति। नमस्तस्म ' यहा पर “नम ” इस शब्द से अन्न कहा जाता है । 
निघण्दुओ मे नम यह शब्द अन्न के नामो मे पढा गया है । समिद्‌ भी 
उस दवत के लिये नम होती है । अर्थात्‌ प्रीति का हेतु होता है-यही 
तात्पय है । श्रदृदधान-इस शब्द से श्रद्धा से जो युक्त होता है उसी का 
पाक यज्ञ मे अधिकार होता है--यही साबित किया जाता है। य आहुती- 
इसका विवरण ब्राह्मण य आहुति से है। 'यो ब्रदेन इस पाद का 
तात्पय कथन यह हे जो विद्या से ही है-- इन्द्रादि होता है । द्रत्य के त्याग 
के अभाव मे भी वद के अध्यात्म मात्र सं झी प्रीति है—यही अभिप्राय 
है । चिद्या से प्रीति होती है -उमको इृढ करन के लिये उस अथ मे अन्य 
मन्त्रको साक्षी के रूप से श्रुति दिखाती है- तिदेब्रादतियू' उस अथ 
रूप को देखते हुए ही मन्त्रहष्टा ऋषि ते कहा है--जश्रोरवायेति ' । 
इस मन्त मे स्तोताओ को प्रत्यक्षीकृत क्या ग्या हैं इस प्रकार के 
इन्द्र के लिय हे सखाय , वचन बयो । “घृतात्स्वादीयो मनश्च ठा 


प्रथमोऽध्याय ] { १९ 


इस मन्त्र से बोलना चाहिए । हे इन्द्र यह मेरा वचन ही घृत से और मधु 
से स्वादीय है । “स्वादीयोऽस्तिति' इसको इस ऋषि ने साक्षित्व रूप स 
कहा है । अतएव प्रीति है । “आते अग्नञऋचा हविह्वंदा तष्ट भरामसि । 
तेते भवन्तूक्षण ऋषभा सो वश उत इति -इस मन्त्र से तेरे उक्षाण 
और ऋष भी वश होते है । “य इम स्त्राध्यायमधीयते” इति- इस मन्त्र 
से कहे । इस मन्त्र का तात्पय यह है कि उक्षादि मास से तेरी जितनी 
प्रीति है उतनी तेरी बिद्या से भी होती है । ब्रह्माणयो नभसा स्वध्वर'' 
इत्यादि मन्त्र का तात्पर्य यह है कि नमस्कार से भी जो जग्नि का अभ्य- 
चेन करता है वह भी शोभन यज्ञ होता है । अर्थात्‌ नमस्कार भी यज्ञ है 
1५॥ (१) 


अथ साय प्रात सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्‌ 1१) होम- 
मन्त्रानाह -अग्निहोत्रदेवताभ्य सोमाय बनस्पतयेऽग्न।- 
पोमाभ्यामिन्द्रास्निभ्या द्यावाएयिवीभ्या धन्वन्तरय 
इन्द्राय विश्व भ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणं ।२। स्वाहेत्यथ बलि- 
हरणम्‌ ।३। एताभ्यश्चं व देवताभ्य । अद्धय ओषधिव- 
नस्पत्स्यो गृहाय गृहदेवताभ्यो वास्तुदेवताभय ।४। 
इन्द्रायेन्द्रपुरुपेभ्यो यमाय यमपुरुषेभ्यो वरुणाय वरण- 
पुरुषेभ्य सोमाय सोमपुरुषेभ्य इति प्रतिदिशम्‌ । ५ 


यहा पर इस सूत मे “अथ'--थह शब्द विशेष प्रक्रिया के लिये ही 
है। यहा पर साय प्रात ये शब्द लक्षणा शक्ति से अहोरात्र को बतलाते 
है। सिद्ध हविष्य का हवन करना चाहिए । जहा पर किसी द्रव्य का 
आदेश नही दिया जागा है वहा पर घृत से ही होम करना चाहिए ।१। 
अब होम के मत्त्रो को बतलाते है--“अग्निहोत्र देवताभ्य सोमाय वन- 
स्पतयेऽर्नि सोमाभ्यामि द्रार्तिभ्या द्यावा पृथिवीच्या धन्वन्तरये इन्द्राय 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणो” ।२। इस मन्त्र मे द्रव्य देवताओ का ग्रहण न 
करके कर्म देवता ही ग्रहण किये जाते है । अग्नि सूर्यं और प्रजापति--ये 
दोनो जगहो पर होते. हैं “सोमाय वनस्पतये'--यह एक आहुति होती है 


२० ) [ आश्चलायनगद्यसुत्रम्‌ 


देव यज्ञ कह दिया गया है । अप्रेषित याग से ही स्वाहाकार सिद्ध होते 
प्र फिर जो स्वाहाकार का वचन है वह यह ज्ञापन करता है कि अन्यत्र 
बलिहरण मे स्वाहाकार नही होता है । अन्यथा कर्मा तर होने से काला- 
न्तर मे भी बलिहरण होता है । अथवा ब्रह्म यज्ञ पुव होता है और मनुष्य 
यज्ञ तो उत्तर ही होता हे।३। इन पुव मे बताये हुए देवताओ के लिये 
और चकार से आगे बताये जाने वाले देवताओ के लिय बलि का हरण 
करना चाहिए । 'ब्रह्वाणे स्त्राहा --इससे हवन करके अन्तरात्म फा 
त्याग करके “अद्भ्य ” इत्यादि से हवन करना चाहिए । “गृह देवताभ्य" 
यह मन्त्र विधायक नही है तथा “वस्तु देवताभ्य” यह भी नही है। यदि 
यह विवायक मन्त्र होता है तो उभय वचन अपाथक हो जायगा 1४) 
जहा पर ही प्रधान देवता है वहा पर ही पुरुषो को होना चाहिए । यह 
करके प्रवानो का उत्तर की ओर से पुरपो के लिये बलि का हरण करना 
चाहिए । यहा पर दिक के ग्रहण करने से चारो दिशाओ का ग्रहण किया 
जाता है । अथ यह है-- इन्द्र के लिये इन्द्र पुरुषो के लिये, यम के लिये 
यम पुरुषो के लिये, वरुण के लिए वरण के पृषो के लिए, मोम के लिए 
सोम पुरुषो के लिए---इस प्रकार से प्रत्येक दिशा मे बलि हरण करे 
१९) 

ब्रह्मणे ब्रद्वापुरुषेम्य इति मध्ये ।६। विश्व भ्यो देवेभ्य 

॥७। सर्बेभ्यो भूतेभ्यो दिबाचारिभ्य इति दिवा ।5। 

नक्त चारिभ्य इति नक्तम्‌ ।६। रक्षोभ्य इत्युत्तरत ।१ । 

स्वधा पितुभ्य इति प्राचीनावीती शेष दक्षिणा निनयेत्‌ 

।११।ख°०२। 

दिशाओ के देबताओ के मध्य मे ब्रह्मा के लिए ब्रहम पुरुषो के 
लिए--एऐसी रीति से बलिहरण करना चाहिए ।६। मध्य मे ही विश्वेभ्य 
देवेभ्य अर्थात्‌ विश्वेदेदो के लिए देवे ।७। दिवाचारी समस्त भूतो के 
लिए भी मध्य मे ही बलिहरण करे । दिवा शब्द ज्ञापन के लिए ही किया 
जाता है । इस कारण से 4श्चदेव का प्रात काल से आरम्भण होता है। 
अन्यथा अग्निहोत्र के समान साय का उपक्रम हो जायगा भौर वह बनि& 


प्रयमोञ्ध्याय ] [ २१ 


होता है । इसीलिए “दिवा” शब्द का ग्रहण होता है। इससे “अग्नये 
स्वाहा”--इससे सायङ्काल मे हवन करना चाहिए यही यहा पर साय 
का उपक्रम होता है 151 पहिले जसे “दिवा चारिभ्य --यह शब्द है 
उसके स्थान मे 'नक्त चारिभ्य' यह होता है और चह नक्त होता है ।&। 
अन्य सबके लिए उत्तर की ओर होता है।१०। प्राचीना वीतित्व अथवा 
निनीतित्व यह आचार्य के द्वारा चिहित नही किया गया है वहा पर 
केवल यज्ञोपवी तित्व ही प्राप्त होता है । अतएच प्राचीन नीतित्व का विधान 
किया जाता है । 'नितयेत्‌ --यह वचन अन्यक्रिया के ज्ञापन के लिए ही 
है । उससे बलि का हरण नही होता है । क्या इस प्रकार से सिद्ध होता 
कि स्वाहाकार नही होता हे । यह कथन उचित नही हे कि स्वाहाकार 
और स्वधाकार ये दोनो ही समान जातीम होने से एक हो काय के करने 
वाले है क्योकि जो समानार्थ वालो का समुच्चय दिखलाई देता हे । 
यहा पर शेष ग्रहण आनन्तर्य के लिए होता हे । अन्यक्रिया होने से इसमे 
न होने पर अथवा कालान्तर मे होता है । इस प्रकारसे कहा गया है 
कि जिस किसी अग्नि मे वेश्वदेव कर लेना चाहिए । गृह्य अग्नि मे इसे 
किया जवे, ऐसा कोई नियम नही है क्योकि विवाह्मरित का प्रखर विधान 
होता हे ।११।(२) 
अथ खलु यत्र क्व च होष्यन्त्स्यादिषुमात्रावर सवत 
स्थण्डिलमुपलिप्योल्लिख्य षड्लेखा उदगायता पश्चा- 
्प्रागायते नानाऽन्तयोस्तिस्रो मध्ये तदस्युक्ष्याग्नि प्रति- 
छाप्यान्वाधाय परिसमुह्य परिस्तीर्य पुरस्तादृक्षिणत 
पश्चादुत्तरत इत्युदक्सस्थ तुषणी पयु क्षणस्‌ ।१। पवित्रा- 
भ्यामाज्यस्योत्पवनस्‌ ।२। अप्रच्छिन्नाग्नावनन्तर्गभौ 
प्रादेशमात्रौ कुशौ नानऽन्तयोगृ ही खाण्ड गुष्ठोपकनिष्ठि- 
काम्यामुत्तानास्या पाणिभ्या सवितृष्ट्रा प्रसव उत्पुनाम्य- 
च्छिद्रोण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरिति प्रागुत्पु 
नाति सकुन्मन्त्रेण द्विस्तृष्णीम्‌ ।३। कृताकृतमाज्यहोमेषु 
परिस्तरणम्‌ ।४। तथाऽऽज्यभागो पाकयज्ञेषु ।१। 


१२ | [ आश्वलायतगुह्यसूत्रम 


अथ शब्द यहा पर अधिकार का अर्थ देने वाला है। यहा से आगे 
जो भी कहे जाँयगे उनकी ही यह होम विधि होती हे । वेश्वदेव मे कवच 
ग्रहण करने से प्राप्यमाण होष्यद्धम्मं नही होता हे । यहा पर “खलु 
शब्द अपार्थक हे । तन्त्र प्रतिषेध के विषय मे श्री औपासनाग्नि के परि- 
चरण मे इस सूत्र के द्वारा विहित परिसमृहन-परिस्तरण-और पयु क्षण 
की प्राप्ति के लिए क्वच का ग्रहण होता है | इषुमात्रा मात्रायस्य ( स्य- 
ण्डिलस्य ) तहि पुमात्रम्‌ अर्थ बाण के समान जिसका परिमाण है । तच्च 
तद वरम्‌ । यहा अवर का निकृष्ट अर्थ होता हे । चारो दिशाओं मे इषु- 
मात्र प्रमाण हं अथवा उससे भी अधिक हे ऐसे चौकोर स्थण्डिल को 
गोवर लीपकर छे नेखाओ का उल्लेखन करना चाहिए । किसी याज्ञिक 
के द्वारा शकल के स्थण्डिल के मध्य मे उदग्दीर्घा प्रादेश परिमाग वाली 
अथवा न्यूना लेखा को अग्नि प्रतिष्ठापन देश के पीछे लिखे-ऐसा मत 
प्रकट किया गया है । नाना यह शब्द अससग के लिए हे । उसके अतो 
मे नाना अससृष्ट प्रागायते लेखाओ को लिखे। मध्य मे तीन अससृद् 
प्रागायता लेखा लिखे । शकल को वही पर रखकर स्थण्डिल का अभ्युक्षण 
करे । फिर शकल का निरसन करके जल का उपस्पर्शन कर अभ्यात्म 
अग्नि को प्रतिष्ठापित करके अन्वाधान करता हं । अन्चाधात का अर्थ हे 
अमुक कम के अङ्ग होने से दोनो का अथवा तीनो का समिधाभ्याधान 
है । इसके पश्चात्‌ परिसमुहन करके अर्थात्‌ अग्नि के सब ओर परिमा- 
जेन करे और वह अग्निहोत्र के ही समान होता है । इसके अनन्तर परि 
स्तरण करे । पुरस्तात्‌-दक्षिण की ओर-पश्चातु और उत्तर की ओर 
करे। इसके उपरान्त मौन होकर पर्युक्षण करता है ।१। पवित्राओ से 
आज्य का उत्पवन करे ।२। इसके उपरान्त पवित्रा क्रिस लक्षण वाले 
होने चाहिए और उनका उत्पवन कसे करना चाहिए इन दोनो का 
निर्णय करने के लिए कहा है --यहा पर (प्र शब्द सुक्ष्म छिन्न अग्रभागो 
की अर्निवृत्ति के लिए है । जिनके मध्य मे गभ नही हे ऐसे प्रादेश परि- 
माण वाले कुश ही पवित्र सज्ञा वाले कहे जाया करते हैं । नाना शब्द 
यहाँ पर अससगे के ही लिए है अर्थात्‌ वे पवित्रा अन्तो मे अससृष्ट होवे । 


प्रथमोष्ध्याय, | { २३ 


उनको अङ्गुष्ठ कनिष्ठिकाओ से उत्तान करो के द्वारा ग्रहण करके पहिले 
उत्पवन करता हूँ एक बार मन्त्र के द्वारा और दो बार मौनभाव करना 
चाहिए । मन्त्र यह है-- 'सवि तुष्टा प्रसव उत्पनाम्य छिद्रेण पवित्रेण 
घसो सूर्यस्य रश्मिभि ' इति।३। कृत और अकृत परिस्तरण आज्य दोनो 
मे होता हे । जहाँ पर केवल घृत हो हवि होता है उसे आज्य होम कहते 
हे । नही तो आज्य शब्द का ग्रहण करना हो व्यथ हो जायगा ३ सवद्ध 
आधारादि होते ही है भाज्य होमो मे परिस्तरण करना चाहिए अथवा 
नही करना चाहिए-यही अर्थ होता हे और यह परिस्तरण का विकल्प 
भो जहा पर आज्य शब्द का ग्रहण किया जाता हे वही पर हुआ करता 
है यथा--“आज्याहुतीजुह॒यात्‌ यहा पर हे 1४4 उसी प्रकार से पाक 
यज्ञो मे सब मे आज्यभागो को करवा चाहिए अथवा नही करना चाहिए- 
यही अर्थ है । पाक यज्ञ का ग्रहण आज्य के होमाधिकार की निवृत्ति के 
ही लिए होता हे ।५। 


ब्रह्मा च धन्वन्तरियज्ञणूलगववर्जेम्‌ ।६। अमुष्म स्वाहेति 
जुहुयात्‌ 1७1 अग्निरिन्द्र प्रजापतिविश्व देवा ब्रह्मा त्य- 
नादेशे ।८। एकर्बाहराज्यस्विष्टकुत स्युस्तुल्यकाला ।६। 
तदेषाऽभि यज्ञगाथा गीयते । पाकयज्ञान्समासाद्य एका- 
ज्यानेकबहिष । एकस्विष्टकृत कुर्यान्नानाऽपि सति 
देवते ।१०। ख०३ ३ 


ब्रह्मा समस्त पाक यज्ञो मे कृताकृत होता है । बन्बन्तरि यज्ञ और 
शूलगव को वर्जित कर दिया जाता हे । इसके अनन्तर उन दोनो मे 
नित्य होता हे क्योकि उन्न दोनो का उपदेश है ।६1 कही पर नामधेय के 
द्वारा बतलाया गया है--“'साविच्य ब्रह्मणे” इत्यादि के द्वारा ही होता 
है । कही पर केवल मन्त्र के द्वारा होम कहा गया है । जहा पर दोनो 
से से कोई भी नही हैं वहा पर नामधैय के द्वारा होम केसे होता है-- 
इसीलिए सूत्र है 191 जहा पर होम स्थान का आदेश है और कमं का भी 
आदेश होता है वहा पर ये देवता हवन करने के योग्य होते है-जहा पर 


२४ | { आशलायनगृद्यसूत्रमु 


प्रशास्त्र मे होम की प्रेरणा दी जाती है और अपने शास्त्र मे कम मात्र 
ही प्रेरित किया जाता है वही पर ये देवता होते है। देवता ओ के नाम-- 
अग्नि-इन्द्र-प्रजापति-विश्वेदेवा-और ब्रह्मा है । ये अनदिश मे हवन करने 
के योग्य होते है ।८। एक बहि आदि जो पाक यज्ञ है वे उसी भॉति कहे 
गये है । वे तुल्य काल और एक काल होते है । एक ही काल मे यदि 
अनेक पाक यज्ञ कायत्व से प्राप्त है तब वे समान तन्त्र वाले होते है और 
ऐसे ही करने भी त्राहिएँ। यदि पव मे रात्रि काम उत्पन्न होता है उस 
समय मे काम्य और पावण इन दोना का एक कालत्व होता है ।5। बहि- 
रादि ग्रहण को तन्त्रोषलक्षणाथता को स्पष्ट करने के लिए यज्ञ गाथा 
का उदाहरण देता है- उस अथ मे यह यज्ञ की गाथा अभिगीत की 
जाया करती है । एक काल मे बहुत-ऐ पाक यज्ञो को प्राप्त करके नाना 
दैवत होने पर भी एकाज्यानेकवहिष और एक स्विष्टकृत करना चाहिए ॥ 
प्रत्येक देवता के तन्त्र का आवत्तन नही करना चाहिए । यही अभिप्राय 


है ।१०। (३) 


उदगयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याण नक्षत्रे चोलकर्मोपनय- 
नगोदानविवाहा ॥१। सार्वकालमेक विवाहम्‌ ।२। तेषा 
पुरस्ताच्चतस्र आज्याहुतीजु हुयातु ।३। अग्न आयूषि 
पवस इति तिसृभिः प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति च 
व्याहृतिभिर्वा ।४॥ समुञ्चयमेके ।५। नैके काचन ।६। 
त्वमयमा भवसि यत्कनीनामिति विवाहे चतुर्थीम्‌ ।७। 
ख० ४। 


इस सूत्र के द्वारा चौल कमं आदि के काल का विधान किया जाता 
है । जिस समय मे आदित्य उदग्र की ओर गमन किया करते है उसी को 
उदगयन काल कहा जाता है । चन्द्रोदय का जो पक्ष होता है अर्थात्‌ 
शुक्ल पक्ष होता है वह आपूर्यमाण कहा गया है । वह मास का और 
पक्ष का कर्ता होता है । ज्योति शास्त्र के अविरुद्ध कल्याण नक्षत्र होता 
है । उसमे चौलक्मं-उपनयन गोदान और विवाह होते है। यही उनका काल 


प्रथमोऽध्याय ] [ २१ 


होता है। लाघव के लिए यहा पर गोदान का ग्रहण होता है वस्तुत 
समावत्तन का ही ग्रहण करना चाहिए ।१। कुछ आचाथों का मत है कि 
सभी समय मे विवाह हो सकते है । उद्गमन मे ही विवाह होने चाहिये- 
ऐसा कोई नियम ही नही है । उनका क्या अभिप्राय है ?--इसका उत्तर 
यहो है नियम मे निबद्ध होने पर दोषो का श्रवण होता है अत विवाह 
मे कोई भी काल का नियम नही है क्योकि लिखा है--“ऋतुमत्या हि 
तिष्ठन्त्या दोष पितरमृच्छति” अर्थात्‌ जब कन्या ऋतुमती होकर पिता 
के ही घर मे स्थित रहती है तो इसका दोष पिता को प्राप्त होता है । 
इसका तात्पर्यं यही है कि ऋतुकाल आने के पूर्व ही पिता को कन्या का 
दान ( विवाह ) कर देना चाहिए । यह तो शास्त्रीय दोष है। इसके 
अतिरिक्त अन्य लौकिक दोष भी समुत्पन्न हो जाया करते है।२। उन 
दोषो के पूवं ही चार आज्य की आहुतियो से हवन करना चाहिए ।३। 
सूत्र मे चारो की ही व्याहृति सञ्ञा की गयी है। “अग्न आपूषि पवस” 
इति--इससे तीन से प्रजापति की है “नलु ये अन्य है' इति--इसते व्या- 
हृतियो से और स्वाहा इत्यादि से हवन करना चाहिए ।४ कतिपत 
आचारय गण ऋचाओ की आहुतियो और व्याहूतियो की आहुतियो का 
समुच्चय चाहने है। इससे आठ आहुतियाँ होती है ।५। एक आचार्य 
किसी भी आहुति को नही चाहते है । 'नके' इतना ही कहने पर जो 
इस सूत्र मे 'काचन' इसका ग्रहण किया है वह इसीलिए है कि यह प्रति- 
षेध ऋगाहुतियो का और व्याहृत्याहुतियो का है अर्थात्‌ अन्य आहुतियो 
से हवन करना चाहिए-इसीलिए ग्रहण किया गया है। कि शब्द सवं 
नाम है और सवनाम सवदा प्रकृत का परामर्शी होता है। इससे अना- 
देशाहृतियाँ सिद्ध होती है ।६। “त्वमर्यंमा भवसि यत्कनीनाम्‌” इति 
इससे विवाह मे चतुर्थी होती है।यहा पर यह सशय होता है कि पूर्वा के 
बाध होने पर ही उत्कर्ष होता है । यहा पर यह बालते है कि उत्कर्ष 
ही होता है क्योकि यह असमान जाति हे । जो समान जाति होता हे 
वही पर वाव होता है । इससे सशय का अवसर ही नही है और उत्कर्ष 
सिद्ध होता है ।७।(४) 


२६ ] [ आश्वलायनगृह्यसूर्त्रमु 


कुलमग्ने परीज्ञेत ये मातृत पितृतश्चोति यथोक्त पुरः 
स्तात्‌ ।१। बुद्धिमते कन्या प्रयच्छेत्‌ ।२। बुद्धिरूपशो- 
ललक्षणसपन्नामरोगामृपयच्छेत ।३। दुविज्ञ यानि लक्ष 
णातीति ।४। अष्टो पिण्डान्कृत्वा ऋतमग्न प्रथम जज्ञ 
ऋते सत्य प्रतिष्ठितस्‌ । यदिय कुमार्येभिजाता तदिय- 
मिह प्रतिपद्यता यत्सत्य तद्हृश्यतामिति पिण्डानभिम- 
त्त्र्य कुमारी ब्र यादेषामेक गृहारोति ।५। क्षेत्राञ्चे दुमयत 
सस्याद्गृह्हायादत्तवत्यस्या प्रजा भविष्यतीति विद्या- 
दूगोष्ठात्पशुमती वेदिपुरीषाद्ब्रह्मवचस्विन्यविदासिंनो 
हृदात्सवंसपन्ना देवनात्कितवी चतुष्पथाद्‌द्विप्रवाजिनी- 
रिणादधन्या इमशानात्पतिघ्नी ।६। ख० ५ । 


सबसे प्रथम पहिले विवाह करने के अवसर पर कुल को परीक्षा कर 
लेनी चाहिए । 'कुल'- इस शब्द से दोनो बशो को देखना चाहिए कि ये 
दोनो वश महापातक दोष आदि से रहित है और अत्यत शुद्ध है तथा 
अपस्मार आदि दोषो से भी रहित है । दोनो वशो से मातृ वश और पितृ 
वश ग्रहण करने चाहिए जैसा कि पहिले कहा गया है। मातृकुल और 
पितूकुल मे दश पुरुष तक विद्यातयो से और पुण्य कर्मो से समनुष्टित है। 
दोनो ही ओर ब्राह्मण्य का विनाश नही हुआ हो । कुछ विद्वान्‌ पितृवश 
को ही मानते है ।१। इसके अनन्तर वर के गुण कहते है । बुद्धिमान्‌ वर 
को ही कन्या देनी चाहिए । जो अर्थ के देखने वाली है वही बुद्धि होती 
है । अर्थ क्या है इसका समाधान है अथ वही है जो शास्त्र के अविस्द्ध 
हो । ऐसे अथ वाले वर को ही कन्था का दान करना चाहिए ।२। इसके 
अनन्तर कच्या के गुण बतलाते हे--जो कन्या बुद्धि--रूप लावण्य-शील 
स्वभाव ओर सुन्दर लक्षणो से सयुत हो और रोगो से रहित हो ऐसी ही 
कन्या को स्वीकार करना चाहिए । रूप वही है जहाँ पर अपने मन का 
रमण होता है। यो तो एक से एक रूपवती है और रूप लावण्य की कोई 
सीमा नही होती है ।३। लक्षण तो बहुत ही कठिनता से जानने के योग्य 


प्रथमो$्ध्याय |] | २७ 


होते है ऐसा होन पर ही निम्वरीति से परीक्षा करनी चाहिए ॥४ आठ 
पिण्डो की रचना करे “ऋतमग्रे प्रथममजज्ञे ऋते सत्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
यदियकुमायं भिजाता तदियमिह प्रतिपद्यता यत्सत्य तद्‌ हृश्यताम्‌-- 
इति--इस मन्त्र से पिण्डो को अभिमन्त्रित करे और फिर उस कुमारी 
से कहे--इनमे से किसी भी एक पिण्ड को ग्रहण कर लेबे । क्षेत्र आदि से 
आठ जगहो से मृत्तिका लाकर आठ पिण्डो को बनावे और उन्ही मे से 
एक को ग्रहण करने की बात कहनी चाहिए ।५। यदि उभयत सस्थ 
क्षेत्र स आहृत मृत्पिण्ड को ग्रहण करे तो यह समझ लेना चाहिए कि इस 
कन्या को सन्तति अन्नवती होगी । इसी प्रकार से आगे भी जान लेना 
चाहिए । गोष्ठ से लाई हुई मिट्टी के पिण्ड के ग्रहण से यह समझ लेवे कि 
इसको प्रजा पशुमती होगी । अण्वृत्त कम मे जो वेदि हे उस के पुरीष से 
लाई हुई मिट्टी के पिण्ड के ग्रहण से समझ लेवे कि इसकी सन्तति ब्रह्म 
वचस्विनी होगी । अशोष्य ह्कद की मिट्टी के पिण्ड से सवं सम्पन्ना प्रजा 
होगी -- यह समझ लेवे । दूतस्थान से लाई हुई मिट्टी के पिण्ड ग्रहण से 
कितनी प्रजा होगी -यह जान लेवे । चौराहे की ग्रहण की हुई उिट्टी के 
पिण्ड को यदि उठावे तो यह समझ लेना चाहिये कि यह द्विप्रवाजिनी 
अर्थात्‌ स्वेरिणी होगी । जहाँ पर बोया हुआ बीज अङ्क रित नही होता 
है बह इरिण होता है । ऐसे स्थान से लाई हुई मिट्टी के पिण्ड को यदि 
वह्‌ ग्रहण करे तो वह अधन्या दुर्भागिनी होती है--यह जान लेवे । श्म- 
शान से लाई हुई मिट्टी के पिण्ड को ग्रहण करे तो समझ लेना चाहिए 
कि वह अपने पति का हनन करने वाली होगी । यहा पर पति की स्तुति 
और निन्दा के द्वारा वही स्तृता और निन्दिता होती है--ऐसा मानना 
चाहिए । उत्तर तीन वाक्यो से वही निन्दित हुआ करती है 1६।(५) 
अलङ्कृत्य कन्यामुदकपूर्वा दद्यादेप ब्राह्मो विवाह । 
तस्या जातो द्वादशावराष्ट्रादश परान्पुनात्युभयत । 
ऋत्विजे वितते कमणि दद्यादलक्ृत्य स देवो दशावरा- 
न्दश परान्पुनात्युभयत । सह धर्म चरत इति प्राजाप- 
त्योऽष्ट वरानष्ट परान्पुनात्युभयत । गोमिथुन दत्त्वोपय- 


२८ ] | आश्वलायनगृह्यसूत्रम 


च्छेत स आर्ष सप्तावरान्सप्त परान्पुनात्युभयत । मिथ 

समय कृत्वोपययच्छेत गान्धव । धनेनोपतोष्योपयच्छेत स 

आसुर । सुप्ताना प्रमत्ताना वा$पह्रेत्स पेशाच । हत्वा 

भित्वा च शीर्षाणि रुदती रुदडूयो हरेत्स राक्षस 

।१। ख० ६। 

कन्या को आभूषणो के द्वारा समलक्कत करके उदक पूर्वा का दान 
करना चाहिए । यह ठी ब्राह्म नामक विवाह कहा जाता है, उस स्त्री के 
गर्भ से जो भी बालक समुत्पन्न होता है वह बारह पूर्वं के और बारह 
आगे होने वाले पुरुषो को दोनो ओर पवित्र कर देता है । दोनो ओर का 
तात्पय माता और पिता दोनो कुलो के पुरुषो का होता है । जो वेतानिक 
कमें मे ऋत्विक के लिये कन्या को समलकृत करके देवे उस विवाह को 
नामदेव विवाह होता है । यह दूसरी श्रेणी का विवाह माना जाता है । 
इस बाला के उदर से उत्पन्न होने वाला पुत्र भी दोनो कुलो के दश-दश 
पूर्वापर पुरुषो को पवित्र कर दिया करता है अर्थात्‌ उनकी सद्गति कर 
देने वाला होता है । साथ मे रह कर बम्म का समाचरण करो--ऐसा 
कथन कर जो विवाह किया जाता है बह प्राजापत्य नामक विवाह कहा 
जाता है । इस प्रकार विवाहित स्त्री से जो कुमार अभिजात होता है 
वह भी दोनो कुलो की आठ आठ पूर्वापर पुरुषो की सद्गति कर देता 
है । जिस कन्या की प्राप्ति एक गौ का जोडा देकर की जाती है उस 
विवाह को आर्ष विवाह कहते है । इस प्रकार से विवाहित बाला के गर्भे 
से समुत्पन्न बालक भी सात-सात पूव।पर पुरुषो को दोनो कुलो मे पवित्र 
करके तार दिया करता है । जो परस्पर मे समझौता करके कि तुम मेरी 
भार्या हो जाओ और मै तेरा भर्त्ता हो जाऊ, ऐमा विवाह किया जाता 
है उस विवाह का नाम गन्धव विवाहे होता है। कन्या के पिता को 
कुछ धन देकर जो विवाह किया जाता है उस विवाह को आसुर विवाह 
कहा जाता है।जो कच्यापक्ष के लोग सोये हुए हो--प्रमत्त हो और 
असावधान हो उनसे बलात्‌ कन्या का अपहरण कर वरवश विवाह कर 
लिया जाता है उसको पेशाचिक विवाह कहते हैं। युद्ध करके कच्या का 


प्रथमोऽध्याय ] [ २६ 


अपहरण करके जो विवाह कर लिया जाता है उसका नाम राक्षस विवाह 
होता है--इस तरह से ये आठ तरह के विवाह होते है। उनमे प्रथम 
चारो मे पूर्व पूर्व का विवाह एक दूमरे से प्रशस्त होते है। और जो पीछे 
वाले चार विवाह बताये गये है उनमे उत्तरोत्तर का विवाह वरीयान्‌ 
होता है । इनमे सबसे पूर्वे दो प्रकार के विवाह ब्राह्मण के होते है इतर, 
दो वित्राहो मे प्रतिश्रह का अभाव होता है और आस्विव्य का भी अमाव 
होता है । गान्धव विवाह क्षत्रिय का होता है क्योकि पुराण मे दृष्ट होता 
है । युद्ध के सयोग होते से राक्षस विवाह राक्षस का ही होता है | आसुर 
वित्राह वेश्य का होता है क्योकि उसमे धन का सपोग होता है । इतर 
तीन अनियत है ।१।(६) 


अथ खलूञ्चावचा जनपदवर्मा ग्रामवर्माश्च तान्विवाहे 
प्रतीयात्‌ । १। यत्तु, समान तद्वक्ष्याम ।२। पश्चादग्नेह- 
षदमञ्मान प्रतिष्ठाप्योत्तरपुरस्तादुदकुम्भ समन्वार- 
ब्धाया हुत्वा ति्ठन्प्रत्यडमुख प्राडमुख्या आसीनाया 
गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तमित्यङ्गष्ठमेव गृह्णीय दि 
कामयीत पुमास एव मे पुत्रा जायेरन्षिति ।३। 


विवाह मे जो विषय जानना चाहिए उसे बतलाया जाता है । विवाह 

मे बहुत से ऊचे नीचे देश धम ओर ग्राम धम हुआ करते है इनके अति- 
रिक्त कुछ कुल धम भी होते है। इन सभी को करना चाहिए । यह 
विवाह का अधिकार है फिर भी जो सूत्र मे विवाह शब्द दिया गया है 
इससे सम्पूण विवाह मे जिस तरह होवे--यही अथे है। अन्यथा उप- 
यमन काल से उत्तर काल विहित होने से उपयमन मे नही होते है । उप- 
यमत का अर्थ कग्या का स्वीकार करना ही होता है ।(। जिस प्रकार से 
अन्यपावंण आदि सर्वत्र समान ही हुआ करते है क्योकि वे उपदेश से ही 
होते है । जनपदादि धम और आगे कहे जाने वाले धर्मो का परस्पर मे 
विरोध होने पर भी वक्ष्यमाण धर्म को ही करना चाहिए, जनपदादि को 
नही करे । वेदेह कुछ देशो मे तुरन्त ही व्यवाय देखा गया है और गृह्य 


३० | [ आश्वलायनगृह्यसूत्रस्‌ 


कर्मो मे तीन रात्रि तक ब्रह्माचारी का ब्रह्मावयब्रत बताया गया है । यहा 
पर जनपद धम और गृह्य बम मे परस्पर विरोध होता हैं तो गृह्य धम 
का ही समाचरण करना चाहिये, देश धम्मं का त्याग कर देना चाहिये 
।२। वेदी मे अग्नि की प्रतिष्ठा करने के उत्तर काल मे ही अग्नि के पीछे 
हषदानश्मान को प्रतिष्ठापित करे और उत्तर पूव देश मे जल का कुम्भ 
प्रतिष्ठापित करना चाहिए । इसके अनन्तर आज्य का वहिष्यासादन कम 
करके फिर समन्वारब्धा या वध्वामिध्माभ्या धाना घाधग्रात कमं 
करके फिर इसके पश्चातु पूव मे बताई हुई आहुतियो से हवन करके 
प्राइमुखा आसीना कच्या का अग॒ष्ठ ही ग्रहण करमा चाहिये और 
गृम्णामि'--यह कर यदि पृत्रकी कामना वाला होवे अर्थात्‌ मेरे पुत्र ही 
जन्म लेवे--ऐसी कामना वाला होवे । यही मन्त्र उत्तर हस्त ग्रहणो मे 
भी होता है । इषत्‌ तो प्रसिद्ध ही है । तत्पुत्रक है । वहा पर दोनो का ही 
प्रतिष्ठापन सिद्ध है ।३। 

अड्गुलोरेव छीकाम ।४। रोमान्ते हस्त साड गुष्ठमुभय- 

काम ।५। प्रदक्षिणमाग्निमुदकुम्भ च त्रि परिणयञ्ज- 

पति । अमोहमस्मि सा त्व सा त्वमस्यमोह द्यौरह पृयिवी 

त्व सामाहमुक्त्व ताबेह विवहावहै । प्रजा प्रजनयावहे 

सप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानो जीवेव शरद शतमिति 

।६। परिणीय परिणीयाइमानमारोहयतीममझ्मानमारोहा 

इमेव त्व [स्थरा भव । सहस्व पृतनाथतोऽभितिष्ठ पृत- 

न्यत इति ।७। वध्व ्जलावृपस्तीर्यं ञ्रातृस्थानो वा द्विर्ला- 

जानावपति ।5। त्रिर्जाभदन्न्यानास्‌ ॥६। प्रत्यभिघार्य 

हवि ।१०। अवत्त च ।११। 

यदि ऐसी हो कामना हा कि मेरे पुत्री जन्म लेवे तो अ गृलियो का 
ग्रहण करे ।४। यदि पुत्रो और पुत्रियो की दोनो की कामत, हो तो अ गुट 
ओर अगुलियो के सहित इसको ग्रहण करना चाहिये ।५। अग्नि और 
जल कलश का तीन प्रदक्षिणा करके वधू परिणय का जाप करता 
हे । मन्त्र यह है--' अमोहप्रस्मि सा त्व सा त्वमस्य मोह दौरह पृथिवी 


प्रथमोऽध्याय ] [ ३१ 


त्व सामाहमृवत्व तावेह विवहावहै । प्रजा प्रजनयावहै सम्प्रियौ रोचिष्णू 
सुमनस्य मानौ जीवेव शरद शतम इति ।६। इम सूत्र मे 'परिणीय' 
शब्द की वीप्सा इसीलिये है कि सभी परिणयो मे अश्मारोहण करना ही 
चाहिए । इसके अनन्तर इसके कम्भ कर्ता आचार्य ही होते है क्योकि 
ऐसा बन्धन है कि “शिरसी उदकुम्भेनावसिच्य'' अर्थात्‌ जल के कुम्भ 
से शिर पर अवसेचन फरे । स्वय ही कर्ता होने पर अवसेचन नही 
किया जा सकता हे । ऐसा कथन का तात्पय निकालना असत्‌ है, वहाँ 
पर वही कर्ता होता ह ओर विसृष्ट होकर विवाह क्रिया करता हूँ 15] 
इसके पश्चात्‌ वू अपनी अजलियो का उपस्तरण करती है भौर भाई 
आदि लाजाओ(खीलो)का वपन क्या करता हें । भाई न हो तो जो भी 
कोई भाई के समःन स्थानापन्न हो वह करता है। भाई के स्थानापन्न 
चाचा ताऊ का पृत्र हो या मामा का पुत्र होता है 15। जामदग्न्यो की तीन 
होती हे । इसका अर्थ हे पश्चावृत्तियों मा होता है ।£। शेष का प्रत्यव- 
धारण करता है 1१०। अवत्त शब्द का अथ अवदान होता है क्योकि यहाँ 
पर पूर्वं कालतामात्र ही विवक्षित हे ।११। 


एषोऽतदानधमे ।१२। अयमण नु देव कन्या अग्निमय- 

क्षत । स इमा देवोऽ्यमा प्रेतो मुश्चातुनामुत स्वाहा । 

वरुण नु देव कन्या अग्निमयक्षत । स इमा देवो वरुण 

प्रेतो मुचातुनामुत । स्वाहा । पूषण नु देव कन्या 

अर्निमथक्षत। स इमा देव पूषा प्रेतो मुः्चातुनामुत 

स्वाहेत्यविच्छिन्दत्य्गाल स्रुक्षेव जुहुयात्‌ 1१३। अपरि- 

णीय शूपेपुटेनाभ्यात्म तूष्णी चतुथस्‌ ।१४। ओप्योष्य 

हके लाजान्परिणयन्ति तथोत्तमे आहुती न सनिपतत 

1१५) 

यह अवदान धम है क्योकि जहॉ-जहॉ पर अवदान होता है वही- 
बही पर धम होता है ।१२। इस स्थल पर कन्या हवन करती हं--ऐसा 
अथ करना अनुचित है क्योकि स्त्रियो को तो मन्त्रो मे अधिकार ही नही 


३२ |] [ आश्वलायनगृह्यसुत्रम्‌ 


होता है इसलिये ये हवन के मन्त्र वर ही के लिये है ऐसा सिद्ध होता है। 
मन्त्र ये है-- सं इमा देवोऽयेमा प्रेतो मुञजातुनामुत स्वाहा--''स इमा 
देवो वरुण प्रेतो मुज्ञातुनामुत स्वाहा ,“स इमा देव पूष्णा प्रेतो मुज्ञा- 
तुनामुत स्वाहा” । अञ्जलि का अविच्छिन्दन करती हुई त्रच से ही हवन 
करना चाहिए 1१ ३। इस सूत्र मे अप्राप्त निषेध किसलिये है ? कुछ विद्वानो 
का मत है कि चनुथ होम करके अतन्त्रक परिणयन होता है----इस लिये 
ही ऐसा होता है । अन्यो का कथन है कि तीन परिणय आन्तर्यं से कहे 
गये है । वहाँ पर तीन होम होते है, वहाँ पर किम प्रकार से पुव-पूव 
परिणयन करके पश्चाद्‌ होम होता है--यह ज्ञापन करने के तिमे ही है । 
शूपपुट कोण को कहते है । यहाँ पर तूष्णीबचन प्रजाप्रतिज्ञान के लिये है । 
यहा पर चतुर्थ ग्रहण इसीलिये है कि इस द्रव्य का स्विष्टक्कत नही होता है 
और वही कर्ता होता है।१४। इस सूत्र मे अभिमतार्थ ज्ञापन के ही लिये 
“इ” शब्द है । कतिपय विद्वानो का कथन है कि खीलो का वपन कर 
करके पीछे परिणयन करते है। ऐसा होने प्रर-उसके लिये आहुतियाँ 
नही सनिपात क्रस्ती हे ।१५। 
` अथास्य शिखे विमुच्चति यदि कृते भवत ।१६। अर्णा- 
स्तुके केशपक्षयोबंद्ध भवत प्र त्वा मुच्चामि वरुणस्य 
पाशादिति । १७ उत्तरामुत्तरया ।१5। अथैनामपराजि- 
ताया दिशि सप्तपदान्यभ्युत्कामयतीष एकपद्यर्जे द्विपदी 
रायस्पोषाय त्रिपदी मायोभव्याय चतुष्पदी प्रजाभ्य 
पच्चपद्य तुभ्य षट्यदी सखा सप्तपदी भव सा मामनु- 
व्रता भव । पुत्रान्विन्दावहै बहू स्ते सन्तु जरदष्टय इति 
। १६। उभयो सनिधाय शिरसी उदकुम्भेनावसिच्य ।२०। 
ब्राह्मण्याश्व वृद्धाया जीवपत्नया जोवप्रजाया अगार 
एता रात्री वसेत्‌ ।२१। ध्र वमरुन्धती सप्तक्रषीनिति 
दृष्टा वाच विसृजेत जीवपत्नी प्रजा विन्देयेति।२२।ख०७। 
अथ शब्द अब स्विष्टकृत्‌ की निवृत्ति के लिये है । अस्या-यड वर की 
निवृत्ति के लिये है। यदि--यह अनित्य मे है। देश धर्मादि के द्वारा 


प्रथमोऽध्याय ] [ २३ 


यदि कृत मे होते है ।१६। केश पक्षों मे अर्णास्तुक वद्ध होते हैं । प्रत्वा 
मुज्यामि?--इस के द्वारा दक्षिणा शिखा का विमोचन करता है । “प्रेतो 
मुळ्चामि” इससे उत्तरा शिखा का विमोचन करता है। वर की 
शिखाओ का विमोचन तुष्णी भाव से करता है ।१७-१८। इस सूत्र 
मे का अथ शब्द पूर्व के ही तुल्य होता है। अपराजिता प्रागुदीची 
दिशा को कहते है। उस अपराजिता दिशा मे निम्न सात मन्त्रो के द्वारा 
इस वधू को सात पदो का उत्क्रमण कराता है--भव आदि शब्द सर्वत्र 
समान होता है--“'इष'' इससे एक यही, ऊर्जा इससे द्विपदी, 'राय- 
स्पोषाय' इससे त्रिपदी, 'मायोभव्याय --इससे चतुष्पदी, 'प्रजास्य' इस- 
से पचपदी, “ऋतुभ्य' इससे षट्पदी, 'सखा' इससे सप्तपदी । वह होवे 
और मेरे अनुव्रता होवे । मै बहुत से पुत्रो को प्राप्त करू और वे पुत्र तेरे 
जरदष्टि (वृद्धावस्था की यष्टि) के समान ही होवे ।१६। सप्तम पद के 
अभ्युत्वकामित होने पर वही पर स्थित दोनो के शिरो पर वहाँ पर स्थित 
उदककुम्भ से अवसेचन करता है 1२०। दूसरे ग्राम मे गमन करने मे 
यदि बीच मे कही पर निवास करना पडे तो किसी इस प्रकार के गुण- 
गण से युक्त ब्राह्मणी के घर मे ही बीच वाली रात्रि मे निवास करना 
चाहिए । अपने ग्राम मे ही यदि विवाह होवे तो फिर यह विधि नही होती 
है ।२१। होम के समाप्त हो जाने पर रात्रि मे श्रुव तारा आदिका 
दर्शन कर “जीवपत्नी प्रजा विन्देय” इत्यादि मन्त्र के द्वारा वाणी का 
विसर्जन करना चाहिए । आदि पद से अरुन्धती ओर सक्षषियो का भी 
दर्शन करे ।२२।(७) 
प्रयाण उपपद्यमाने “पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्य ति’ यान- 
मारोहयेत्‌ ।१। अश्मन्वतीरीयते सरभध्वमित्यर्धर्चेन नाव- 
मारोहथेत्‌ ।२। उत्तरेणोत्क्रमयेत्‌ ।३। जीव रुदन्तीति रुद- 
त्याम्‌ ।४। विवाहाग्निमग्रतोऽजख नयन्ति ।१। कल्याणेषु 
देशवृ क्षचतुष्पथेषु माविदन्परितन्थिन इति जपेत्‌ ।६। 
वासेवासे सूमद्भलीरिय वधूरितीक्षकानीक्षेत ।७। इह्‌ 
प्रिय प्रजया ते समृध्यतामिति गृह प्रवेशयेत्‌ ।५। 


३४ ] [ आश्वजायनगृह्यसूत्रम्‌ 


विवाह के होम के पश्चात्‌ अपने धर को गमन करना चाहिये। 
यदि कभी दूसरे ग्राम मे अपना घर हो और भ्रमण करने मे किसी यान 
(सवारी) की उपपत्ति होवे तो यान के उपपद्यमान होने पर “पुषात्वे तो 
भवतु हस्तगृह्या” इस मन्त्र के द्वारा वधू को यान पर समारूढ करना 
चाहिए। यान के अतिरिक्त शिविका आदि के द्वारा प्रयाण करने 
मे मन्त्र का प्रयोग नही होता है ।१। यदि बीच मे कोई ऐसी नदी 
पडे जो नाव के द्वारा पार करनी पडे तो “अझ्मन्नती रीयते सरमध्वम्‌' 
इस आधी ऋचा के द्वारा वधू को नाव पर समारूढ करानी चाहिए ।२। 
उत्तराध जो ऋचा का है उसके द्वारा अल मे स्थित नौका से वध क्रो 
उतारना चाहिए ।३। लेजाती हुई वधू अपने बन्धुओ के वियोग होने के 
कारण यदि रुदन करती है तो “जीव रुदन्ती” इत्यादि मन्त्र का जाप 
करना चाहिए । यह विधि अपने ग्राम मे ही विवाह हो तब भी होती है 
क्योकि कोई विशेषता नही होती है।४। इस सूत्र मे विवाहाग्ति का 
ग्रहण अग्नि विशेष के नियम के अभाव की शङ्कु की निर्वृ के लिये है 
और यहाँ पर अजस्र का ग्रहण घियमाण के नियम के लिये हैँ । इससे 
अन्यत्र प्रमाण करने मे समारोपण करके नयत गम्यमान होता है। और 
यह विधान विशेषता न होने के कारण से अपने ग्राम मे भी होता है 
।१। विवाह आदि शोभन कार्यो मे और देश वृक्ष चतुष्पयो मे “मा 
विदन्परि पन्थिन” इस मन्त्र का जाप करना चाहिए ।६। वास वास मे 
रक्षक होते है यदि होवे तो “सुमङ्धलीरिय वधू '' इस मन्त्र से ईक्षको 
को देखना चाहिए ।७। इह प्रिय प्रजयाते समृध्वत्ताम्‌ इस मन्त्र से वधू 
को गृह मे प्रवेश कराना चाहिए । अपने ग्राम मे भी विवाह होते है ॥॥८॥ 


विवाहार्निमुपसमाधाय पश्चादस्याऽऽनडुह चर्माऽऽस्तीरयं 
प्राग्ग्रावमुत्तरलोम तस्तिन्न्‌ पविष्टाया समन्वारब्धायास्‌ । 
आ न प्रजा जनयतु प्रजापतिरिति चतसूभि प्रत्यूच 
हुत्वा समञ्जन्तु विश्व देवा इति दध्न प्रादय प्रतिमयच्छे- 
दाज्यशेषिण वाऽनक्ति हृदये ।३। अक्षारालवणाशिनौ 


प्रथमोऽध्याय ] [ ३५ 


ब्रह्मचारिणावलकुर्वाणावध शायिनो स्याताम्‌ ।१०। अत 
ऊध्वे त्रिरात्र द्वादशरात्रस्‌ ।११। सवत्सर बेक ऋषि- 
जायत इति 1१२ चरितव्रत सूर्याविदे वधूवस्न दद्यात्‌ 
।१३। अन्न ब्राह्मणेभ्य ।१४। अथ स्वस्त्ययन वाचयीत 
।॥१५। ख० ८। 


अग्नि प्रतिष्ठापनान्त को करके अग्नि का उपसमाधान करता है 
अर्थात्‌ समिवान से तात्पर्यं यह हे कि समिधाओ को डाल कर प्रज्वलित 
करता हे । पीछे इसके अवद्घान के चम का आस्तरण करता हे । प्राग्‌ 
ग्रीवा और ऊध्वेलोम होकर उस चर्म पर उपविष्ट समन्वारब्ध वधू मे 
इघ्माधानादि आज्यभागान्त करके “अग्न प्रजा अवयतु प्रजायति” 
इन चार ऋचाओ से प्रति ऋचा हवन करके “समञ्जन्तु विश्वे देवा” 
इति--इस मन्त्र से दही खिलावे अर्थात्‌ उसका एक भाग स्वय खावे और 
शेष को प्राशन वधू को देना चाहिए । वह वधू भी मौन होकर प्राशन 
करती है । आज्य शेष से दोनो के हृदय मे उसी मन्त्र से अक्त करता है 
1९। जिस समय मे विवाह होवे तभी से आरम्भ करके दोनो पति-पत्नी 
के लिये ये नियम होते है दोनो ही अक्षार लवण के अशन करने वाले 
होवे । निम्न पदार्थो की क्षार सज्ञा मानी गयी है--“हैजम्बिका राज 
माषा माषा मुद्गा मसूरिका । लड्कुचाढक्याचच निष्पावास्तिलाद्या क्षार 
सञ्चिता ”' । माष -मुद्गे मसूरिका आदि समस्त पदार्थ क्षार सज्ञा वाले 
होते है । गृह प्रवेशनीय होम से पहिले भी नियम इष्ट होते है अतएव 
योगविभाग किया गया है । दोनो को ब्रह्मचर्यं धारी होना चाहिए अलक्त 
होने वाले और भूमि पर शयन करने वाले रहना चाहिए ।१०। इससे 
ऊध्वं तीन रात्रि अथवा बारह रात्रि पर्यन्त नियति मे रहे ।११। अथवा 
एक सम्वत्सर तक निर्यात मे रहे यह समझ करके ऋषि के तुल्य ही पूत्र 
समुत्पन्न होवे । फिर पिता के गोत्र को छोड कर पति के गोत्र को ही 
माने ।१२। ब्रतके अनन्तर सूर्यावित्‌ के लिये वधू क द्वारा उपयमन काल मे 
उपाहित वस्त्र देना चाहिए । सूर्या के द्वारा जो इष्ट होता हें बह सूर्या है 


३६ ) [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


यथा “वृषाकपि '' इति और वह “सत्येमोत्तमित्ता” यह सूक्त है ।१३। 
ब्राह्मणो के लिये अन्न का दान करे 1१४ इसके अनन्तर “४ स्वस्तिभवन्तो 
ब्र वन्तु' इति यह कहे और वे “३० शति” इति यह उत्तर देवे ।१५।(=) 


पाणिग्रहणादि गृह्य परिचरेत्स्वय पत्न्यपि वा पुत्र 
कुमायन्तेवासी वा ।१। नित्यानुग॒हीत स्यात्‌ ।२। यदि 
तूपशाम्येत्पत्न्युपवसेदित्येके ।३। तस्याग्निहोत्रेण।४।प्रादु- 
ष्करणहोमकालौ व्याययातौ ।५। हौम्य च मासवजेम्‌।६। 
काम तु व्रीहियवतिले ।७। अग्नये स्वाहेति साय जुहु- 
यात्सूर्याय स्वाहेतिप्रतिस्तूष्णी द्वितीये उभयत्र ।८।ख०९। 


पाणिग्रहण आदि गृह्य अग्यि का स्वय अथवा पत्नी आदि परिचरण 
करे । कुछ विद्वानो का मत है कि कुमारी और पत्नी होम कम न करे 
क्योकि स्त्रियो को मन्त्रो का अधिकार नही होता है । अन्य विद्वानु 
कहते हैं पत्नी सहनमवत्‌ वचन होने से सहोमक होवे । अन्तेवासी का 
अर्थ दिष्य होता है ।१। नित्य परिगृहीत होवे । यदि विवाह की अग्नि 
नष्ट हो जावे तो नष्टाहरण प्रायश्चित्त करके परिचरण करना चाहिए ।२। 
यदि प्रादुष्करण काल मे उद्दासित करे तो इसके अनन्तर अन्य होम के 
काल से पत्नी उपवास करे--एऐसा एक कहते है । एके--इसके ग्रहण से 
यजमान उपवास करे--ऐसा कुछ का मत है । “अथश्चाग्ने”' इस एक 
आहुति का हवन करना चाहिए--एऐसा एक कहते है क्योकि शास्त्रान्तर 
में देखा जाता है । यदि वैवाह्य गृहीत न होवे तो दाय विभाग काल मे 
ग्रहण की जाया करती है । गृहीत भी नष्ट हो जावे और द्वादश रात्रि 
तक अतिक्रमण करे तो उक्त क्रिया के द्वारा पीछे ग्रृहीत होती है ।३। 
यहा पर 'तस्य' इसका ग्रहण योग विभाग के लिए किया गया है। उसकी 
अग्निहोत्र से ही विधि होती है अन्य के द्वारा नही होती है । उससे पाक 
यज्ञ तन्त नही होता है ।४) प्रादुष्करण ओर होम काल व्याख्यात कर 
दिया गया है। प्रादुष्करण नाम “अपराह्न गाहपत्य प्रज्वाल्य” एव प्रात- 
जुष्टायाम्‌” “प्रदोषान्तो दोय काल सयवात्त प्रात ये ही दो होते है । 


प्रथमोऽध्याय ] { ३७ 


अन्य नही होता है ।५। हौम्य पदार्थ माम से रहित होवा चाहिए । “पयसा 
नित्य होम” इत्यादि पाँच द्रव्य आम्नात किये गये हैं। “पथो दघि यवा- 
गूश्च सपिरोदन तण्डुला । सोमो खास तथा तैलमापस्तानि दशेवतु” 
इस पकार से शास्त्रान्तर मे दृष्ट भी हौम्य होता है। जो द्रव द्रव्य है 
उसको स्रूव से हवन करता है । कठिन द्रव्य का हाथ से करता है । जिस 
द्रव्य से सायङ्काल को हवन करता है उसी से प्रात काल मे करना 
चाहिए । यहा प्रतिनिधि बर्जित है ।६। यहा पर काम का ग्रहण पूर्वे मे 
कथित के अभाव मे इनका ग्रहण कंसे होवे--इसीलिए है । ब्रीहि-थव 
और तिल ये प्रत्येक साधन होते है और यह न्याय से ही समझ लेना 
चाहिए ।७। तूष्णी भाव से द्वितीय आहुतियो का हवन करता है। यहा 
पर 'तृष्णी इसका ग्रहण प्रजापति के ध्यान के लिए है । उभयत्र का 
अर्थ है साय-प्रात दोनो मे । अग्नि का परि समूहन, परि सारण, पयु क्षण 
और होम द्रब्य का अग्निहोत्र की भाँति सस्कार करके “अग्नये स्वाहा” 
इससे हवन करता है | इसके अनन्तर 'प्रजापतये' इस चतुर्थी के अन्त 
वाले शब्द रूप का ध्यान करके 'स्वाहा' यह उपाशु कह कर द्वितीय 
आहुति का हवन करता है प्रातः होम मे पूर्वोक्त मन्त्र के स्थात मे 
“सूर्याय स्वाहा कह कर हवन करे ।८।(९) 
अथ पाबेण स्थालीपाक 1१! तस्य दशंपूर्णमासाभ्या- 
मुपवास ।२। इध्माबहिषोश्च सनहनम्‌ ।३। देवताश्चो 
पाशुयाजेन्द्रमहेन्द्रवर्जम्‌ ।४। काम्या इतरा ।॥। तस्ये 
तस्यै देवताय चतुरश्चतुरो मुष्टीन्निर्वपति पवित्रे अन्तर्धा- 
यामुष्म त्वा जुष्ट निबपामौति ।६। 
इसके अनन्तर पर्व मे होने वाला स्थालीपाक होता है। स्थाली 
पाक कम्मं का नाम है । विवाह के अनन्तर जो भी पो्णमासी आती है 
उसमे इस कम का प्रथम प्रारम्भ होता है । प्रतिषद्योपासन का हवन 
करके इसके उपरान्त परि समूहन आदि का प्रारम्भ करना चाहिए । ११ 
यहा पर 'तस्य' इसका ग्रहण नियम के लिए होता है । अतिदिष्टो का न 
होकर उसी का उपवास होवे । दशं पुणमास ये दोनो नाम हैं। उपवास 


३८ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रमु 


का अथं एक भोजन होता है । क्षार लवण रहित सपि मिश्र एव दधि 
मिश्च का अशन करना चाहिए !२। इध्म और वहि का बन्धन होता है । 
पाञ्चदश दारक को इध्म कहते है ।३। और देवताओ का सनयन करे 
किन्तु उपाशु याजेन्द्र महेन्द्र को वर्जित कर देवे 1४) कहे हुए देवताओ से 
अन्य जो उपाशु या जाद्य देवता है वे सब काम्य है । अर्थात्‌ कामना होने 
पर ही करने चाहिए ॥५। प्रणीता प्रणयन के उत्तर काल मे ब्रीहियो को 
यवो का और असम्भव होने पर अन्यो को शूर्प मे अन्तर्धान करके होम्य 
पदार्थों का एक-एक देवता के लिए चार-चार मुष्टियो का निवचन करता 
है । मन्त्र यह है -“अयुष्मे त्वा जुष्ट निवयामि इस मन्त्र से करे। 
अयुष्मे~इसके स्थान मे चतुर्थी विभक्ति से देवता का निर्देश करना 
चाहिए । वीप्सा के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि प्रत्येक देवता के 
लिए चार-चार मुष्टियाँ देवे ।६। 


अधैनारप्रोक्षति यथातिरुप्तममुष्मं त्वा जुष्ट॒ प्रोक्षामीति 
।७। अवहताख्रि फलीकृतान्नाना श्रपयेत्‌ ।5। समोप्य 
वा 18) यदि नाना श्रपयोद्विभज्य तण्डुलानभिमृशेदिदः 
ममुष्मा इदममुष्मा इति ।१०। यद्य बे समोप्य व्युद्धार 
जुहुयात्‌ ।११। शृतानि हवीष्यभिघार्योदगुद्वास्य बहिष्या- 
साथ ध्यमभिघार्याय त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व 
वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान्प्रजया पशुभिन्र ह्यावचेसेना- 
न्नाद्य न समेधय स्वाहेति 1१२] 


सब देवताओ के निरुप्त होने पर प्रोक्षण होना चाहिए--इसी को 
सूचित करने के लिए सूत्र मे अथश के द्वारा प्रयोग किया गया है। 
'एतान्‌'~-यह बहु वचन इसी बात को ससुचित करने के लिए दिया 
गया है कि सब सर्किलिष्ट देवताओ का ही प्रोक्षण करे विभाग करके नही 
करना चाहिए । “यथा निरुप्तम्‌” इस मन्त्र से उस-उस देवता के लिए 
चार-चार प्रोक्षण समन्त्रक निर्वापो मे समन्त्रको को और अमन्त्रको मे 
भमन्त्रको को पवित्रो को अन्तर्धान करके ही करना चाहिए--यह तात्पर्यं 


प्रथमोऽध्याय ] [ ३९ 


होता है । मन्त्र यह है--' अभुष्ये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि” । निर्वाण और 
प्राक्षण एक ही पात्र मे होते है क्योकि उत्तरत्र मे विधान का अभाव है 
।७। कृष्णाजिन मे उलूखल को करके पत्ती अवहनन करे। त्रिफली- 
कृतो का नाना श्रवण करना चाहिए । पितृ पिण्ड पक्ष मे एक चार 
प्रक्षालन करके करे । यहाँ पर तीन बार करे ।८। अथवा एक हीमे 
ऋवण करना चाहिए ।३। यदि पृथक्‌ २ श्रवण करे तो ऐसा होने पर 
'इदममुष्ये~ इदममुष्यं यह कहकर तण्डुलो का अभिमृष्ट करना 
चाहिए । अमुष्मं--इसके स्थान मे पूर्व की भाति अभीष्ट देवता के आगे 
चतुर्थी विभक्ति लमा देवे ।१०। यदि समतयन करके श्रवण करे तो वेसा 
होने पर चरु को विशेष रूप से उद्धृत करके हवन करना चाहिए । 
व्युद्धनण कह अथ हे किसी अन्य पात्र मे पृथक्‌ कर लेना । यदि--इसका 
कथन होम काल मे ही ब्युद्धरण करे--इसी के लिए है 1११। उत्तर की 
ओर अग्नि के आज्य का उत्पवन करके पीछे वहियो का आस्तरण कर 
के आज्य का समासादन करे । इसके अनन्तर हवियो को वहि मे 
आसादन करके इध्स का अभिवारण करे और “अयते -इस मन्त्र से 
अग्नि मे आधान करना चाहिए । इससे जातवेदा इध्यमान हो-बढे और 
इद्ध एव वधित होकर हमको प्रजा से-पशुओ से-ब्रहमवर्चंस से और 
अन्तादि से समेधित करे-स्वाहा-इति । कुछ महानुभाव ऐसा ही पढते 
है कि बहि मे आसादन करके पुन अभिधारण करना चाहिए ।१२। 


दुष्णीमाघारावाधार्याऽऽज्यभागौ जुहयादग्नये स्वाहा 
सोमाय स्वाहेति ।१३। उत्तरमाग्नेय दक्षिण सौम्यस्‌ । १४१ 
विज्ञायते चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागौ 1१५॥ 
तस्मात्पुरुषस्य हि प्रत्यड मुखस्याऽऽसोनस्थ दक्षिणमक्ष्यु- 
त्तर भवत्युत्तर दक्षिणम्‌ ।१६। मध्ये हवीषि प्रत्यक्तर वा 
प्रावसस्थान्युदवसस्थानि वोत्तरपुरस्तात्साविष्टकृतम्‌। १७१ 
मध्यात्पूर्वार्धाच हविषो$वद्यति ।१५। मध्यात्पूर्वार्धात्प- 
श्रार्घादितिपःश्वावत्तिनाम्‌ । १८ 


४० ) [ आश्चलायनगुद्यसुत्रम्‌ 


इस सूत्र में तृष्णीम यह शब्द बतलाता है कि मन्त्र से करे क्योकि 
अन्य शास्त्र मे दृष्ट अत्य धर्म कसे प्रवृत्त होगे ? उत्तर पश्चिम दिशा से 
आरम्भ करके दक्षिण पुर्वा दिशा की ओर अविच्छिन्न आज्य की धारा 
का हरण करे । तथा दक्षिण पश्चिमा दिशा से आरम्भ करके उत्तर पूर्वा 
के प्रति आधारण करना चाहिए । दोनो का स्रव से ही हवन करना 
चाहिए क्योकि जहा पर आज्य होम मे अन्य साधन का उपदेश नहीं 
होता है वहा पर तव के द्वारा होम होता है--ऐसा साधित है । ब्या- 
ख्याताओ के द्वारा जितना अपने शास्त्र में अनुक्त और अपेक्षित है उतना 
ही, ग्रहुँण,करने के योग्य है अपने शास्त्र मे उक्त को भी नही ग्रहण करे । 
अज्य भागो को "अग्नये स्वाहा-सोमाय स्वाहा इनसे हवन करना 
चाहिए 1१३) अग्नि के उत्तर पाशवं मे आग्नेय आज्य भाग का हवन 
करे-दक्षिण पाश्वे मे सोम्य भाग का हवन करना चाहिए । पूर्व की ही 
भांति सव से हवन करे ।१४ ये आज्य भाग यज्ञ के चक्षु है--ऐसा | ही 
श्रूयमाण होते है ।१५। प्रत्यङ्मुख यज्ञ पुरुष जो आसीन है उसका दक्षिण 
नेत्र उत्तर होता है और उत्तर दक्षिण होता है । इस कारण से दक्षिण 
सस्था ही की जा सकती हें उदक्‌ सस्था नही--यही अर्थ होता हे । अन्यत्र 
कही पर श्रृत्वाकषं जिस प्रकार से उदक्‌ सस्थायी होती है। इससे बलि 
हरण मे प्रधानो का उत्तर से पुरुषो के लिए बलि का इरण सिद्ध होता है 
।१६। अग्नि के मध्य प्रदेश मे हवियो का हवन करता हे । अथवा प्रत्यक्तर 
देश मे हवन करता हे । उस देश मे भी अथवा प्राक्‌ सस्थो का अथवा 
उदक्‌ सस्थो का हवन करता है । अग्नि के उत्तर पूव देश मे सौविष्टकृत 
हवि को हवन करता है 1१७! हवि के मध्य से और पूर्वार्ध से अगुष्ठ 
पर्वं मात्र अवद्य होता है अर्थात्‌ अवदान होता है यह देश नियमित किया 
जाता है ।१५। पञ्चावत्तियो का तो मध्य से पूर्वाद्ध से और परचार्ध से- 
यह ही अवदान होता है । पश्चार्धात्‌ इतने ही से सिद्ध होने पर “मध्यात्पु- 
वाधात्‌' यह पुनवंचन इसीलिए है कि प्रत्यक्सस्थता होवे और प्राक्सस्था 


त होवे । १ ९। 


प्रयमोञ्ध्याय ] | ४१ 


उत्तरार्धात्वौविष्टकृतम्‌ ।२०। नात्र हवीषि प्रत्यभिषार- 
यति स्विष्टकृत द्विरभिघारयति ।२१। यदस्य कर्मणोऽत्य- 
रीरिच यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्निष्टत्स्वष्टकृद्विद्वान्त्सर्व 
स्विष्ट सुहुत करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुतेसर्व- 
प्रायश्चित्ताहृतीना कामाना समर्धयित्रे सर्वान्न कासान्त्स- 
मर्धेय स्याहा इति ।४२। बहिषि पूर्णपात्र निनयेत्‌ ।२३। 
एषोऽवभृथ ।२४। पाकयज्ञानामेतत्तन्त्रम्‌ ।२५। हवि 
रुच्छिष्ट दक्षिणा ।२६। ख० १०। 
समस्त हवियो के उत्तरार्धे से स्विष्ट कुदर्थं अवदान है । स्विष्टकृत मे 
हविशेष का अवधारण नही करता है । यहा पर अत्र-इसका ग्रहण यहा 
पर ही अवधारण नही करता है प्रधान हवियो मे-इसीलिए है । हवि 
शब्द शेष मे होता है ।२१। निम्नलिखित मन्त्र के द्वारा स्विष्टकृत का 
हवन करना चाहिए । मन्त्र यह है-- 'यदस्थ कम्मंणोऽत्यरीरिच यद्वा 
न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्निष्ट त्स्विष्ट कृद्विद्वान्त्सर्व स्विष्ट सुहुत करोतु मे । 
अग्नये स्विष्टकृते सुहुत हुते सवै प्रायश्चित्ता हुतीना कामाना समर्धयित्रे 
सर्वान्त कामान्त्समधय स्वाहा” इति ।२२। जो पूव मे निहित पूर्ण पात्र 
है उसको अववहि मे निनयन करे अर्थात्‌ निषिञ्चन करना चाहिए ।२३। 
जो यह पुणं पात्र का निनयन है यह इस कमें का अवभृथ होता है। यहा 
पर अवभृथ वचन अवभृथ की प्राप्ति के लिये है ।२४। यह तन्त्र सब पाक 
यज्ञो का होता है यहा पर पाकयज्ञ का ग्रहण स्याली पाक सृहृश हुतो का 
ही तन्त्र जसे होवे और प्रहुत ब्रह्म मे हतो का न होवे-इसीलिये है। 
अङ्ग सहति को तन्त्र कहते है ।२५। उच्छिष्ट हवि दक्षिणा को देता है 
बदि ब्रह्मा है ओर उसके अभाव मे ब्राहमणो के लिए देनी चाहिए। 
दक्षिणाओ को धर्माङ्गस्व होने से ऐसा करना चाहिए ।२६।(१०) 
अथ पशुकल्प ।१। उत्तरतोऽने शामित्रस्याऽऽयतन 
कुत्वा पाययित्वा पशुमाप्लाव्य पुरस्तात्प्रत्यडमुखमव- 
स्थाप्याग्नि दूतमिति द्वाभ्या हुत्वा सपलाशयाऽऽद्र शा- 
खया पश्चादूपस्पृशेदमुष्मे त्वा जुष्टमुपाकरोमीति ।२। 


४२ | [ आश्वल.यतगृह्यसंत्रम 


ब्रीहियवमतीभिरद्धि पुरस्तात्रोक्षति, अमुष्मे त्वा 
जुष्ट प्रोक्षामी,त 1३। तासा पाययित्वा दक्षिणमनु बाहु 
शेष निनयेत्‌ ।४। आवृतव पर्यग्नि कृत्वोद्ब नयन्ति ।५। 
तस्य पुरस्तादुल्मुक हरन्ति ।६। शामित्र एष भवति ।७। 
चपाश्रपणोभ्या कर्ता पशुमन्वारभते ।=। कर्तार यज- 
मात ।&। 


इसके अनन्तर पक्षुकल्प बतलाया जाता है । यहाँ पर पशु से तन्मात्र 
कहा जाता है । पशु का विधान नही किया जाता है क्योकि कल्प का 
ग्रहण होता है । इम प्रकार से उपाकरण का विधान अतर्थक है ।१। 
आज्यभागान्त को करके अग्नि के उत्तर की ओर शामित्र का आयतन 
करे । इसके पश्चात्‌ पशु को पिलाकर फिर जल से पशु को प्लावित 
करके अग्नि के आगे प्रत्य मुख अवस्थापित करे। इसके उपरान्त “अग्नि 
हुतम्‌” इन दो मन्त्रो से सपर्ण अशुष्क शाखा आर्द शाखा सपलाशा से 
हवन करे । फिर ' अयुष्मंत्वा” इत्यादि मन्त्र से उपस्पर्शन करना 
चाहिए ।२। फिर “भयुष्मे व्वा जुष्ट प्रोक्षामि” इस मन्त्र से ब्रीहि यव 
मिश्रित जल से पशु के आगे प्रोक्षण करता है ।३। ब्रीहियवो बाले जलो 
के एक देश को पशु को पान कराकर दक्षिण बाहु को अनुशेष से निषि- 
वचन करे । यहा पर 'तास्तम्‌'-इस पद का ग्रहण प्रोक्षण के प्रतिषेध 
होने पर भी भष्टका मे पायन हो जावे-इसी लिये किया गया है।४। 
तूष्णी भाव से ही पर्याग्नि करके पशु को उदचनयन करते है । प्रतिषेध 
मन्त्र वाजित होता है । अन्य घम त्रेता मे दृष्ट होते है ।५। उस पशु के 
आगे प्रदीप्त काष्ठ का हरण किया करते है ।६। यह अग्नि शामित्र होता 
है । इससे पूर्व मे उक्त शामित्रायतन मे उसका प्रतिष्ठापन होता है 
।७। वपाश्रमणी काशमर्यंमयी होती है । उन मे एक विशाखा है और 
दुसरी सशाखा है जो इस कर्मा का करने वाला है वह अध्वयु स्थानीय 
होता है वह पशु का अन्वारभण करता है ।८। अध्वयु को यजमान अस्वा- 
रभण करता है 1६! , 


प्रथमोऽव्याय | | ४३ 


पश्चाच्छामित्रस्य प्राकूशिरस प्रत्यकृशिरस वोदकपाद 

सञ्चप्य पुरा नाभेस्तृणमन्तर्धाय वपामुत्खिद्य वपामवदाय 

वपाश्रपणीभ्या परिगृह्याद्धिरभिषिच्य शामित्रे प्रताप्या- 

ग्र णेनमर्नि हूत्वा दक्षिणत आसीन श्रपयित्वा परीत्य 

जुहुयात्‌ ।१०। एतस्मिन्न वाग्नो स्यालीपाक श्रपयन्ति 

।११। एकादश पशोरवदानानि सर्वाङ्ग भ्योऽवदाय 

शामित्रे श्रपयित्वा हृदय शूले प्रताप्य, स्थालीपाकस्या 

ग्रतो जुहुयाद्‌ ।१२। अवदानेर्वा सह ।१३। एकेकस्याव- 

दानस्य द्विद्विरवद्यति ।१४। आवृतेव हृदयशुलेन चरन्ति 

।१५। ख० ११! 

“त यत्र निहनिष्पन्नो भवन्ति तदध्वयूःर्वंहिरधस्तादूपास्मति'-इस 
श्रुति वचन से शामित्र के पश्चिम देश मे कर्ता वहि का उपस्तरण करता 
है । इसके उपरान्त उस वहि मे शमिता प्राकृशिरस्क अर्थात्‌ पूर्वं की ओर 
शिर वाले प्रत्यक्‌ शिरस्क वोदक़् वोदकपाद पशु को सञ्चपित करता है । 
उदक्यादु--इतने ही कथन से ही सिद्ध होने पर प्राकशिरस्क और प्रत्यक्‌ 
शिरस्क यह वचन अध्वशिर वाले का सज्ञपन न होवे--इसी लिये है । 
इसके पश्चात्‌ कर्ता नाभि के वपा स्थान का ज्ञान प्राप्त करके वहाँ पर 
तृण को अन्तर्धान करके अर्थात्‌ तियक्‌ छेद न करके वपा का उद्धार करे 
बपा का स्थान पाश्वे का विविक्त प्रदेश होता है । यदि पशु प्राकृशिरा 
सज्ञप्त होवे तो वेसा होने पर दक्षिण पाशवं को ऊचा करके तृणान्तर्धांन 
करना चाहिए । इसके उपरान्त वपा का अवदान पुन करे । सम्पूर्ण 
वपा के अवदान के ही लिये पुनग्र हण होता है। इसके पश्चातु वपा श्रम- 
णियो से परिग्रहण कर जल से प्रक्षालन करे और शामित्र मे प्रतप्त करे । 
प्रतापन धर्म मात्र ही है क्योकि श्रपण के उत्तर मे ही उसका विधान होता 
है। फिर शामित्र के उत्तर मे जाकर अग्रभाग से इस ओपासन अग्नि 
और वपा का हरण करके इसके दक्षिण मे आसीन होता हुआ श्रपण 
करके श्रपिता उस वपा प्लक्ष शाखाओ पर रख कर दोनो अग्नियो को 
यथागत परीत कर 'अयुष्मै स्वाहा इससे हवन करे ।१०। इसी औपासन 


४४ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


अग्नि मे पशु का अङ्ग होने से पशु देवता के लिये स्थाली पाक का हवन 
करना चाहिए । शामित्र मे न होवे--इसीलिये “एतस्मिन्‌ ' यह वचन 
दिया गया है ।११। पशु का ग्रहण जो त्रेता मे पशु के एकादश अवदान 
है ओर वे प्रसिद्ध भी हैं वे जिस तरह होवे--इसीलिये है । उन हृदय- 
जिह्वा-वक्ष आदि पशु के एकादश अवदानो को सब अङ्भो से लेकर शामित्र 
मे श्रपण करके शूल पर हृदय को प्रतप्त करे और स्थाली पाक के आगे 
हवन करना चाहिए ।१२। अथवा अवदानो के साथ ही स्थाली पाक का 
हवन करता है । जब पृथक्‌ हवन करता है तो उस समय मे स्विष्टकृद्‌ 
को भी पृथक्‌ करना चाहिए 1१३1 एक-एक अवदान का दो-दो बार 
जिस किमी देश मे अवदान करता है ।१४। स्विष्टकृत्‌ सते प्रायश्चितान्त 
को करके तूष्णी भाव से हृदय शूल से चरण करते है। यहा पर आवृद्‌ 
का ग्रहण मन्त्र से रहित है । अन्य धर्म त्रेता मे इष्ट जेसे होवे-इसीलिये 
है ।१५।(११) 


चेत्ययज्ञे प्राक्‌ स्विष्टकृतशश्चं त्याय बलि हरेत्‌ ।१। यद्य 
वे विदेशस्थ पलाशदूतेन यत्र वेत्थ वनस्पत इत्येतयर्चा 
दवौ पिण्डौ कृत्वा वीवधेऽभ्याधाय दूताय प्रयच्छेदिम 
तस्मे बलि हरेति चैन ब्र यादय तुभ्यमिति यो दूताय 
।२। प्रतिभय चेदन्तरा शसत्रमपि किचित्‌ 1३। नाव्या 
चेन्नद्यन्तरा प्लबरूपमपि किचिदनेन तरितब्यमिति ।४। 
धन्वन्तरियज्ञे ब्रह्माणमग्नि चान्तरा पुरोहितायाग्र 
बलि हरेत्‌ ।५। ख०१२। 


जो चित्त मे होता है वह चत्य कहा जाता है। यदि आत्मा की 
अभिप्रेत वस्तु लब्ध होवे तो "त्वामहमाज्येन स्थाली पाकेन पशुनावा 
यक्ष्यामि ” यह मन्त्र है । इसके पश्चातु वस्तु के लब्ध होने पर उसका 
उसके द्वारा याग करना चाहिए वह चेत्य यज्ञ है । वहाँ पर स्विष्टकृत्‌ से 
पहिले चेत्य के लिये बलि का हरण करना चाहिए । नमस्काराम्त नाम- 
धेय से पुन चेत्य का ग्रहण प्रत्यक्ष हरण के लिये है । इससे चेत्यायतन मे 


प्रथमोऽध्याय ] [ ४५ 


ही उपलेपन आदि करना चाहिए ।१। यदि विदेशस्थ चैत्य का यजन 
करे तब पलाश दूत के द्वारा बलि का हरण करे । जहाँ पर "वेत्थ 
वनस्पत” इस ऋचा से दो पिण्डो को करके वीवध मे अभ्यावान करके 
दूत के लिये देन! चाहिए । उन दोनो मे से एक पिण्ड को निदिष्ट करके 
दूत को “इम तस्मै बलिहर' '--यह कहता है । “अय तुभ्यम्‌” इससे 
आयो के दूत के लिये देता है । “एतयाक्रचा? --यह वचन अन्यत्र पाद- 
ग्रहण मे भी कही पर सूक्त होता है --इसी लिये है। इससे आत्वा 
हाषमन्तरेधि'-यह और “ऋषभ मा समानानाम्‌” यह सूक्त सिद्ध होता 
है । अन्य लोग पुन अभ्यास के लिये मानते है ।२। और कर्त्ता को चैत्य 
के मध्य मे यदि भय हो तो दूत के लिये कुछ शस्त्रयी प्रदान कर देना 
चाहिए ।३। दोनो के मध्य मे यदि नौका के द्वारा तरण करने योग्य कोई 
नदी होवे तो उस समय मे कुछ प्लव रूप भी इस मन्त्र से देन! चाहिए । 
।४। यदि धन्वन्तरि चैत्य होवे तो उस समय मे ब्रह्मा को और अग्नि को 
तथा बीच मे पुरोहित के लिये आगे बलिका हरण करना चाहिए। 
मन्त्र ये है— “पुरोहिताय नम ' “धन्वन्तरये नम ” । धन्वतरि के 
बिदेश मे स्थित होने पर यह विशेषता है कि धन्वन्तरि और पुरोहित को 
एक ही पिण्ड देना चाहिए और दूसरा पिण्ड दूत के लिये देवे ।५।(१२) 


उपनिषदि गर्भेलम्भन पु सवनमनवलोभन च 1१। यदि 
नाधायात्त ताये गर्भभासे तिष्येणोपोषिताया सरूपव 
त्साया गोदधनि द्वौ तु माषो यव च दधि प्रसृतेत प्राश- 
येत्‌ ।२। कि पिबसि कि पिबसीति पृट्टा पु सवन पु स- 
वनमिति त्रि प्रतिजानायात्‌ ।३। एव त्रीस्प्रषृतानु ।४। 
अथास्य मण्डलागारच्छायाया दक्षिणस्या नासिकायाम- 
जातामोषधी नस्त करोति ।४। प्रजावळोवपुत्राम्या 
हैके । आते गर्भो योनिम॑तु पुमान्वाण इवेषुधिम्‌। आ 
वीरो जायता पुत्रस्ते दशमास्य । अग्निरेतु प्रथमो देव- 
ताना सोऽस्य प्रजा मु्चतु मृत्युपाशाद्‌ । तदय राजा 


४६ | [ आश्वलायन;द्यसूत्रम्‌ 


वरुषोऽनुमन्यता यथेय खी पौत्रमघ न रोदादिति ।६। 
प्राजापत्यस्य स्थालीपाकस्य हुत्वा हृदयदेशमस्या आल- 
भेत। यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्त प्रजापतौ । मन्येष्ह्‌ 
मा तद्विद्वास माऽह पौत्रमघ नियामिति ।७। ख० १३। 


इस सूत्र मे आम्नातम्‌--यह शेष है । गभं प्राप्त किया जाता है 
और जिस कम के द्वारा निषिक्त वीयं अमोघ होता है उसको गर्भलभ्भन 
कहते है। जिस कम से लब्ध पुमाव्‌ जन्म ग्रहण किया करता है वह 
पु सवन होता है । पुमान्‌ होता हुआ जिस कर्म से अविलुप्त नही होता है 
वह अनवलोपन कहा जाता है। ये किसी उपनिषद भे आग्रात होते है 
।१। कुछ विद्वानो का मत है कि आचाये के द्वारा गर्भाधान उक्त नही है, 
इस को मान कर उसे नही करना चाहिये । अन्यो का मत यह है कि 
पुन शौनकादि उक्त मार्ग से करना चाहिए । यह पु सवन है। गर्भ के सहित 
मास ही गर्भ मास होता है। निरूपण--यह प्राशन कम्मं से सम्बन्धित 
होता है क्योकि उसकी प्रधानता है। गुण और्यात गोण होने से 
उपवास के द्वारा सम्बन्धित नही होता है । उस पुनवंसुत्रे द्वारा उपोषित 
पत्नी का तिष्य के द्वारा यह कम्मं करता है । सरूप वत्स वाली 
गौ का ग्रहण करे। ऐसी गौ के अभाव मे असरूप वत्सा ही का ग्रहण 
करना चाहिए । गौ के दघि मे दो-दो माष और यव का प्रक्षेप होना 
चाहिए । प्रसृत दधि मे प्रक्षिप्त करे। दो माष अण्ड स्वरूप से और 
शिश्न रूप से देवे ।२। क्या पियोगी ? यह प्रश्‍न तीन बार 
करके आचार्य नीन बार “पु सवनम्‌' "पु सवनम्‌’ शब्द का उच्चारण कर 
के उसका उत्तर दे।३। इस प्रकार से तीन प्रसृतो का प्राशन करना 
चाहिए । एक प्रसृत के प्राप्त होने पर तीन प्रसृत तुल्य धर्मो वाले किये 
जाते है ।४। अन्य कर्म होने से अ य काल की प्राप्ति होने पर 'अथ' यह 
शब्द अनन्तरता के अर्थं बतलाने बाला है। इसका मण्डलागार करके 
उसकी छाया मे बिठा कर इसकी दक्षिण नासिका मे त्रस्त दूर्वा को करता 
है । यहाँ पर दक्षिण का ग्रहण करना इन्द्रियो के अनङ्गत्व के ज्ञापन के 


[ प्रथमोऽध्याय [ ४७ 


लिये है । नस्तीकरण अर्थ नामिका मे रस का सेवन होता है ।५। प्रजावान्‌ 
के द्वारा इस मन्त्र का प्रजावान्‌ होता है” आतेगभों इवेषुधिम्‌' इति 
सूक्त प्रजावाच है । जीव पुत्र के द्वारा इष्ट मन्त्र जीव पुत्र होता हे । अग्नि 
रंतु इत्यादि सूक्त जीव पुत्र है । कतिपय विद्वान्‌ इन दोनो सूक्तो से 
नस्त करण को इच्छा किया करते है । अन्य विद्वान्‌ तूष्णी भाव से किया 
करते है । यहाँ पर “ह---यह शब्द अभिमतत्व के ज्ञापन के लिये होता 
है 1६ प्राजापत्य स्थाली पाक का एक देश हवन करके इसके हृदय 
के समीप भाग का स्पर्श करना चाहिए । “यज्ञे सुसमीपे इत्याद मन्त्र 
के द्वारा फिर स्विष्टकृद्‌ आदि का समापन करे । यह कम प्रत्येक गर्भे मे 
आवत्तित करे, क्योकि यह गर्भ का सस्क्रार होता हे । प्रथम गर्भे मे 
तीसरे मास मे यदि गर्भ विज्ञात न होवे तो उस दशा मे चोथे मास मे 
करना चाहिए । गर्भ के विज्ञात होने पर तित्य मे पु सवन सस्कार करे । 
ऐसा वचन हे--“ततृतीये मास्युन्यत्न गृष्ट ” । गृष्टि प्रथम गर्भ को कहा 
जाता हैं । पांचवे मास मे अङ्गो की निष्पत्ति होती हे । 'माह पौत्रम्‌ -- 
इस लिङ्ग के होने से इस कर्म का स्वय ही कर्ता होता हे । यदि उसका 
अभाव हो तो देवर इस कर्म को सम्पादित करे ।७। (१३) 


चतुर्थ गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ ।१। आपूर्यमाणपक्षे यदा 
पु सा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्त स्यात्‌ ।२। अथाग्निमृपसमा- 
धाय पश्चादस्याऽऽनङुह चर्माऽऽस्तीर्यं प्राग्ग्रीवमुत्तरलोम 
तस्मिन्नुपविष्टाया समन्वारब्धाया धाता ददातु दाशुष 
इति द्वाभ्या राकामहमिति द्वाभ्या नेजमेष प्रजापते न 
त्वदेतान्यन्य इति च 1३। अथास्य युग्मेन शलाइुग्लप्सेन 
त्रेण्या च शलल्या त्रिभिश्च कुशपिञ्जूलेरूध्वं सीमन्त 
व्यूहति भूभु व स्वरोमिति त्रि ।४। चतुर्वा ।५। वीणा- 
गाथिनौ सशास्ति सोम राजन सगायेतामिति ।६। सोमो 
नो राजाऽवतु मानुषी प्रजा विविष्टचकाऽसाविति या 
नदीमुपवसिता भवन्ति ।७। ब्राह्मण्यश्च वृद्धा जीवपत्यो 


४८ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


जीवप्रजा यद्यदुपव्शियुस्तत्तत्कुयू 151 ऋषभो 
दक्षिणा ।£ख०१४। 


गर्भ से चौथे मास मे सीमन्तोन्नयन करे । जिस कर्म मे सीमान्त 
उन्नीत किया जाता है वह सीमान्तोन्नयन होता हे । इसे चौथे भास मे 
करना चाहिए । यह कर्म प्रत्येक गर्भे मे आवत्तित नही किया जाता हे । 
क्यो कि यह तो गभवती स्त्री का सस्कार होता है और यह गर्भ का 
सस्कार ही होता है। “एव त गभमार्धेह यह मन्त्र का हेतु है । 
ऐपा कुछ विद्वानो का कयन होता है तो भी इसका आवर्तत नही होता है 
क्योकि आधार से सस्कार को प्रधानता होती है । यदि ऐसा कहा जाये 
कि कसे प्रधानता है तो सीमान्तोन्नयनम्‌--यह समाख्या ही इसका बल 
हे । और आवार सस्कृत होता है । एक बार सस्कार की हुई स्त्री जिस- 
जिस गभ का प्रसव किया करती है वह सब सम्कृत हो जाया करता है । 
इससे इस कर्म की आवृत्ति नही हुआ करती है--यह सिद्ध होता है 1११ 
शुक्ल पक्ष मे जब भी पुमान्‌ नक्षत्र से चन्द्रमा युक्त हो तभी इस कर्म को 
करना चाहिए । नक्षत्रो मे पुरुष नक्षत्र और स्त्री नक्षत्र मा परिगणन 
ज्योतिष मे किया गया है। पुन्नामधेय नक्षत्र से चन्द्रमा युक्त होना 
चाहिए यही तात्पर्यं है । तिष्य, हस्त और श्रवण इत्यादि नक्षत्र होते 
हे । चन्द्रमा युक्त होता है--यह वचन प्रकर्ष से युक्त चन्द्रमा मे जो 
होवे- यही कथन है। साठ घडियो के मध्य मे बीच की तीस घडियो 
मे करे । प्रत्येक नक्षत्र साठ घडी तक रहा करता है अत उसके 
मध्य की घडियाँ ही ग्रहण करनी चाहिए--यही अभिप्राय है।२। 
इस सूत्र मे अथ--यह शब्द यह ज्ञापन करने के ही लिये है कि 
यह कमं अन्य काल मे भी होता है। यहाँ पर “जुहुयात्‌” यह शेष है । 
और अन्य शास्त्र मे यह काल विहित है। अग्नि का उपसमाधान करके 
पीछे इसके बेल का चर्म बिछाकर प्रागग्रीव उत्तर लोम उस पर उप- 
विष्टा और समन्वारब्यामे“घाताददातु दाशुषे ' इससे दो “एकामहम्‌'' इससे 
दो भौर अन्यो के मत से 'नेजमेष प्रजायते नल्वदेतानि ' इससे आज्य 


प्रथमोऽध्याय ] [ ४९ 


की आहुतियो का हवन करना चाहिए।३। इसके अनन्तर इसके सम 
शलाटुम्लप्स अर्थात्‌ तरुण फलो के सघात से ( शलाटु अपक्क फलो की 
समाख्या है और म्लप्स शब्द से स्तवक कहा जाता है क्योकि अन्य शास्त्र 
मे “औदुम्बर स्तवकेन' ऐसा देखा गया है) त्रेणी शलली से 
ओर तीन कुशाओ के पिज्जूलो से--इन सबको एकीकृत करके ललाट 
केशो की मर्धि का आरम्भ करके ऊध्वे मे मन्त्र से व्यूहन करता हें । 
“भ्रुभुवे स्वरोम्‌” इस मन्त्र को तीन बार पढे ।४। अथवा मन्त्र से चार 
बार व्युहन करता हे 1५) वीणा और गाथा वाले “सोम राजन सगाये- 
ताम्‌”-~इस मन्त्र से सशासन करता हे ।६। वे दोनो इस गाथा को गाते 
है इसीलिये कहा ह--राजा सोम हमारी मानुषी प्रजा की रक्षा करे। 
“वितियचक्र” इस मन्त्र से यहाँ असौ--इसके स्थान मे जिस नदी के 
समीप मे बसते है उसका नाम आमन्त्रण को भक्ति से बोलना चाहिए । 
ब्राह्मणियाँ भौर वृद्धगण जो-जो भी उपदेश देवे वही-वही करना चाहिए। 
प्रैष देकर स्विष्टकृद्‌ आदि को समाप्त करा देवे ॥७-८॥ आसेचन मे समर्थे 
गौ को दक्षिणा मे देना चाहिए ।&।(१ ४) 


कुमार जात पुराऽन्येरालभा (म्भा)त्सपिर्मधुनी हिरण्य- 
निकाष हिरण्येन प्राशयेत्‌ । प्र ते ददामि मधुनो घृतस्य 
वेद सवित्रा प्रसूत मघोनाम्‌ । आयुष्मान्गुप्तो देवताभि 

शत जीव शरदो लोके अस्मिन्निति ।१। कर्णयोरुपनिधाय 
मेधाजनन जपति । मेधां ते देव सविता मेधा देवी 
सरस्वती । मेधा ते अश्विनौ देवायाधत्ता पुष्करस्रजा- 
विति ।२। असावभिमृशति । अश्मा भव परशुभव हिर- 
ण्यमस्तृत भव । वेदो वे तुत्रनामाऽसि स जीव शरद 

शतमिति । इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेह्यस्मे प्रयन्धि 
मघवन्न्‌ जीशित्षिति च ।३। नाम चास्मे दद्य, ।४। घोष- 
वदाद्यन्तरन्तस्थमभिनिष्टानान्त द्रयक्षरम्‌ ।५॥ चतुरक्षर 
वा ।६। 


५० | [ आश्वलायनगृह्मसुत्रम्‌ 


यह जातकम्म हे । यहाँ पर कुमार का ग्रहण कुमारी की निवृत्ति के 
लिये है--यह कथन उचित नही है क्योकि जिस प्रकार से ब्राह्मण को 
नही मारना चाहिए इसका अभिप्राय यही है कि ब्राह्मणी का भी हनन 
नही किया जाना चाहिए । जातग्रहण अधिकार के लिये ही है । पूर्वे पुरा 
का अर्थ हे। अभ्य शब्द का ग्रहण अनधिकृत आलम्भन से पहिले कम्मं 
करना चाहिए--इसी लिये है । मधु और घृत हिरण्य से ससृष्ट निम्न मन्त्र 
के द्वारा प्राशन करना चाहिए--मन्त्र यह है-- प्र ते ददामि मधुनो 
घृतस्य वेद सवित्रा प्रसूत मधोनाम्‌' । आयुष्मान्‌ गुप्तो देवताभि शतजीव 
शरदोलोके अस्मित्‌” इति ।१। इस नवजात कुमार के दोनो कानो मे हिरण्य 
का विधान करके मेधा के जनन करने गाने अधोलिखित मन्त्र का जाप 
करता है । यहा पर 'उप' इसका ग्रहण मुख के समीप मे ही मुख रख 
कर जाप करने के लिये ही दिया गया है। मन्त्र--"मेघा ते देव” 
सविता मेधा देवी सरस्वती । मेयाते अश्विनौ देवा वाधत्ता पुष्कर स्रजौ” 
इति । अर्थात्‌ देव सविता तुझे मेधा देवे, देवी सरस्वती और दोनो 
अश्विती कुमार तुझे मेधा देवे जो पुष्करो की माला धारण किये हुए है ।२। 
इसके पश्चात अशो को अभिमृष्ट करता है । स्तनो और बाहुओ के मध्य 
प्रदेश का ही नाम अश होता है। यहा पर दोनो मन्त्रो के विषय मे 
बहुत सी विप्रतिपत्तिया होती है । यहा पर कुछ लोग यथाथ से अभि- 
मशन चाहते हैं ओर सङृन्मन्त्र ही कहते है। अन्य लोग मन्त्र विभाग 
चाहते हैं “अस्मा भव परशुभव हिरण्य मस्तृत भव । वेदो वे पुत्र नामासि 
सजीव शरदाशतम्‌ इससे दक्षिण अश का अभिमर्शन करे और “इन्द्र 
श्रष्ठामि द्रविणानि धेह्यस्मे प्रयन्धि मघ न ऋृजीषिन्निनि” इन होम 
मन्त्रो तक का करे । कुछ का कथन है कि एक ही बार उक्त तीनो मन्त्रो 
को बोलना चाहिए । न तो मन्त्रो का विभाग है और न पृथक्‌ अभिमशं 
ही होता है । सिद्धान्तत यही सिद्ध होता कि तीनो मन्त्रो का उच्चारण 
एक बार करके एक ही साथ दोनो असो का स्पश करना चाहिए ।३। 
इसके पश्चात्‌ आचार्यं के द्वारा जातकर्म के अनन्तर ही नामकरण भी 
करा देना चाहिए क्योकि अन्य काल इसके लिये नही बताया गया है । 


प्रथमोऽध्याय ] [ २१ 
अन्य लोग यह भी कहते है कि अन्य शास्त्र मे कथित काल का ग्रहण 
करना चाहिए । इस विषय मे मनु महि ने कहा भी है--नामधेय 
हशम्या तु द्वादश्या वापिकारयेत्‌ । पुण्ये तिथौ मुहुत्त वा नक्षत्रे वा गुणा- 
न्विते” अर्थात्‌ नामकरण दशव रात्रि के बाद या बारह रात्रि के बाद 
करना चाहिए । अथवा किसी भी पुण्य तिथि-मुहूर्त अथवा गुण युक्त 
नक्षत्र मे करे ।४। अब यह बतलाया जाता है कि नाम किस प्रकार के 
सक्षणो वाला होना चाहिए । प्रथम ओर द्वितीय वर्गों के और ऊष्मा 
सज्ञक हकार को छोड कर अघोष वाले तथा शिष्ट घोष प्रयत्न वाले 
जिसके आदि मे होवे और मध्य मे अन्तस्थ वर्ण जिसमे हो और अभि- 
निष्ठान विसजंनीय जिसके अन्त मे हो ऐसा नाम होना चाहिए । यकार 
आदि चार अन्तस्थ वर्ण होते है। अकारादि बारह स्वर हैं शेष व्यञ्जन 
हैं। नाम दो अक्षरों वाला ही होना चाहिए 17 अथवा चार अक्षरो 


बाला नाम रखना चाहिए । भद्र-देव-भव-भवनाथ-नागदेव-रुद्रदत्त-देवदत्त- 
ऐसे ही लक्षण वाले नाम होते है ।६। 
दचक्षर प्रतिष्ठाकामश्रतुरक्षर ब्रह्मवर्चसकाम ।७। 
युग्मानि त्वेव पुसाम्‌ ।४। अयुजानि स्त्रीणास्‌ ।९। 
अभिवादनीय च समीक्षेत तन्मातापितरी विद्यातामो- 
पनयनात्‌ ।१०। प्रवासादेत्यपुत्रस्य शिर परिगृह्य 
जपति । अङ्गादङ्गात्सभवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा 


वे पुत्रनामाऽसिस जीव शरद शातमिति मूर्धनि 

त्रिरवघ्राय ।११। आवृतेव कुमार्ये ।१२। ख० १५। 

प्रतिष्ठा की कामना वाले का नाम दो अक्षरो वाला होता है और 
ब्रह्मचचंस की कामना वाले का नाम चार अक्षरो का होता है क्योकि 
यह भी एक सस्कार होता है ।७। एवकार यहाँ पर अवधारण के लिये 
है पुरुषों के नाम युग्माक्षरो वाले होते है। यथा-जनादंन-शिवदत्त- 
विष्णु शर्मा इत्यादि है ।८। अयुग्म अक्षरो वाले नाम स्त्रियों के होने 
चाहिए । यथा-सुभद्रा-सावित्री-वसुधा इत्यादि हैं ।६। नाम का ग्रहण 


५२ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


करके ही अभिवादन करे। अतएव साव्यावहारिक नाम रखकर अभि- 
वादनीय नाम करना चाहिए और उसको माता-पिता उपनयन से जाना 
करते है।१०। प्रवास से आकर “गुही नीक्षेताप्य नाहिताग्नि” इत्यादि 
सुत्र मे दणित विवि को करके पुत्र के शिर को तीन बार अवधाण करके 
फिर अङ्धादङ्गात्सभवसि हृदयादधि जायसे) आत्मावै पुत्रनाधासि स 
जीव शरदाशतम्‌” इस मन्त्र के द्वारा अवघ्राण करना चाहिए 1११॥ 
कुमारी हो तो उसका बिना ही मन्त्र के अवधाण करे । यह अनन्तर का 
शेष है--ऐसा कुछ कहते है उस कम के अनन्तर करे-ऐसा दूसरे लोग 
कहते हे ।१२।(१५) 

षष्ठे मास्यन्नप्राशनम्‌ ।१। आजमन्नाद्यकाम ।२। तत्तिर 

ब्रह्मवर्चसकाम ।३। घ्रतोदन तेजस्काम ।४। दधिमधु- 

घृतमिश्रमन्न प्राशयेत्‌ । अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमोवस्य 

शुष्मिण । प्र प्रदातार तारिष ऊजं नो धेहि द्विपदे चतु- 

ष्पद इति ।५। आवृतेव कुमार्ये ।६। ख०१६। 

जन्म से लेकर, गर्भाधान से लेकर नही । छटवे माम मे जाताधिकार 
होते से वहाँ पर अन्न प्राशन कम्मे करना चाहिए।१। अन्नादिकी न 
कामना वाला आज का ग्रहण करे । अज का जो मास है वह आज कहा 
जाता है। तैत्तिर साहचर्यं से यहा पर माँस का ही ग्रहण है,दधि घुतादिक 
का ग्रहण नही है ।२' यहाँ पर ओदन के ग्रहण से घृत-सस्कृत ओदन है । 
यदि घृत मिश्रित अभिप्रेत होता तो “घृत तेजस्काम '' इतना ही सूत्र 
कहा गया होता । और इससे पूर्ववत्‌ व्यञजनत्व होने से अन्य भी सिद्ध 
होता ही है। जहा पर घृतौदन चाहता है वहाँ पर नेदीयस घृत से करने 
पर घृत सस्कृत होता है । विबलदे की उपपत्ति न होने से घृत मे श्रपण 
नही होता है।३४। “अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्य नमीवस्य शुश्रिण । प्र 
प्रदातार तारिषऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पद” इस मन्त्र के द्वारा दधि- 
मधु और घृत मिश्रित अन्न का प्राशन कराना चाहिए।५। कुमार के 
ही लिये ही विधि है । जो कुमारी हो तो उसका अन्न प्राशन सस्कार 
मन्त्र रहित ही कर लेना चाहिए ।६।(१६) 


प्रथमोऽध्याय |] [ ५३ 


तृतीये वष चौल यथ'्कुलधर्म वा ।?। उत्तरतोझम्ने्रीहि- 
यवमाषतिलाना पृथक्पूणशरावाणि निदधाति।२। 
पश्चात्कारयिष्यमाणो मातुरुपस्थ आनहुह गोमय नवे 
शरावे शमीपर्णानि चोपनिहितानि भवन्ति ।३। मातु 
पिता दक्षिणत एकवशतिकुशपिञ्जूलान्यादाय ।४। 
ब्रह्मा वतानि धारयेत्‌ ।५। पश्चात्कारयिष्यमाणस्याव- 
स्थाय शीतोष्णा अप समानीयोष्णोन वा य उदकेनेहीति 
।६। तासा गृहीत्वा नवनीत दधिद्रप्सान्वा प्रदक्षिण 
शिरखिरुन्दति । अदिति क्रेशान्वपत्वाप उन्दन्तु वर्चस 
इति ।७। 


जम से लेकर तृतीय वर्ष मे अथवा कुलधमं के द्वारा उपदिष्ट काल 
भे चौल करना चाहिए । 'कापंम्‌-यह व्यवस्थित विकल्प होता है । कुछ 
के मत से उंगनयन के साथ ही साथ किया जाता है ।१। प्रणीता प्रगयन 
फे उत्तर काल मे अग्नि के उत्तर मे ब्रीहि-माष और तिलो से परिपूण 
(भरे हुए) शरावो 'सकोरो) को स्थापित करता है। यहा पर पृथक्‌ 
का ग्रहण करना द्रव्यो के भेद के लिये ही है । अन्यथा समास के उपदेश 
होने से मिश्रितो का ही पुरण मान लिया जाता है।२। अग्नि के पीछे 
कराये जाने वाला कुमार हे और तत्प्रयुक्त चौल है । वह कुमार माता के 
उत्सङ्ग मे है । नवीन शराव मे गोमय उपनिहित होता है। शमी के 
पत्ते अन्य नव शराव मे उपनिहित होते है ।३। माता के दक्षिण मे 
पिता इक्कीस कुशा फे पिज्जुलको को लेकर रहता है। माता के ही 
दक्षिण मे रहे ओर अग्नि के दक्षिण मे न होवे ।४1 इन कुश पिज्जुलको 
को ब्रह्मा धारण करे यदि ब्रह्मा वहाँ पर विद्यमान होवे ।५। अधारान्त 
करके अर्थात्‌ पूर्वोक्त आहुतियो का हवन करके कुमार के पश्चिम 
देश मे स्थित होकर शीत उष्ण उदक को दोनो हाथो से ग्रहण 
करके अन्य पात्र मे एक साथ निनयन करता है। “उष्णेन” 
इस मन्त्र से करे ।६। उन जलो के एक देश को ग्रहण करके ओर नव- 


५४ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


नीत को ग्रहण करके, इसके अभाव मे दधिद्रप्सो को ग्रहण करके मन्त्र के 
द्वारा तीन बार प्रदक्षिण शिर को क्लेदित करता है । 'अंदिति के शान्व- 
षत्वाय उन्दन्तुवचस इति”--यह मन्त्र है । अथ यह है कि अदित केशो 
का वपन करे और जल वर्चम के लिये क्लेदित करें ।७। 


दक्षिणो केशपक्षे त्रीणि त्रीणिकुशपिञ्जूलान्यम्यात्मा 
ग्राणि निदधाति--ओषधे त्रायस्वैनम्‌ ।८। स्वधिते मेन 
हिसीरिति निष्पीडच लोहेन क्षुरेण ।£। प्रच्छिनत्ति 
येनावपत्सविता शुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्यविद्वान्‌। 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्याऽऽयुष्माञ्जरदष्टियेथासदिति 
।१०। प्रच्छिद्य प्रच्छिद्य प्रागग्राञ्छमौपर्णं सह मात्रे 
प्रयच्छति तानानङुहे गोमये निदधाति 1११) येन घाता 
बुहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य चाऽऽयुषेऽवपन्‌ । तेन त आयुषे 
वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तय इति द्वितीयम्‌ । येन भूयश्च 
रात्र्या ज्योक्‌ च पश्याति सूर्यम्‌ । तेन त आयृषे वपामि 
सुश्लोक्याय स्त्रस्तय इति तृतोयम्‌ ।१२। 


यहाँ पर दक्षिण शब्द का ग्रहण करना विशेष स्पष्टता के लिये ही है । 
उस केशपाश मे तीन-तीन कुश पिज्जुलको को कुमार के मन्त्र के द्वारा 
अभ्यात्माग्रो को स्थापित करता है । “ओषधे त्रायस्वेनम्‌'' यह मन्त्र है 
।=। ' स्वधिते मंन हिंसी '' इस मन्त्र से उन कुशा पिज्जलको को लोहे 
के उस्तरा से निष्पीडित करता है । अर्थात्‌ उन पर क्षुर को स्थापित 
करता है। लोक मे क्रुर लोहे का है--यह प्रसिद्ध है अतएव यहाँ पर 
उसके अवाच्य होने से लौह शब्द ताम्र मे वत्तमान होता है। और अन्य 
शास्त्र मे विहित भो है। लोक मे लोह शब्द रजत आदि मे भी आता है 
किन्तु यहाँ पर उस प्रकार से दृष्ट होने के कारण से ताम्र मे ही आता 
है 1९) “प्रच्छिनत्ति येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ 
तेन ब्रह्माणो वपते दमस्याऽयुष्माज्जरहृष्टियथा सदिति यह मन्त्र है। 
इसी से उप क्षुर से छेदन करता है।१०। यह दो बार की उक्ति यहाँ पर 


प्रथमोऽध्याय ] [ ५५ 


जो भी धम है उसमे उपादिष्ट किया जाता है जिममे सभी छेदो मे होवे । 
प्रणग्रो को शमी के पर्णो के साथ इक्रट्ठे करके शिशु की माता को स्वथ 
दे देता है । उनको यह गौ के गोबर मे स्थापित करनी है 1११। ये दो 
मन्त्र हे-- यित धाता वृहस्पते एनेरिन्द्रस्य चाड्युषे$्वयत्‌ । तेन त आयु- 
षेवपामि सुश्लक्याय स्वस्तये” इति द्वितीय मत्त है--“येन भुयश्चरात्र्या 
ज्योक्‌ च पश्याति सूर्य्यम । तेन ते आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये” 
इति । यह तृतीय मन्त्र है । यहाँ पर सख्या वचन अन्य मत्र के प्रदर्शन 
के लिये ही दिया गया है 1१२। 


स्वेमंश्चतुर्थम्‌ ।१३। एवमुतरखतरि ।१४। क्षुरतेजो 
निमृजेत्‌ । यत्क्षुरेण मर्चयता सुपेशसा वक्ता वपासि 
केशान्‌ । शुन्धि शिरो माऽस्याऽऽयु प्रमोषीरिति ।१। 
नापित शिष्याच्छीतोष्णाभिराद्धिरबर्थ कुर्वाणोऽक्षण्व- 
न्कुशलोकुविति ।१६। यथाकुलधर्म केशवेशान्कारयेत्‌ 
।१७। आवृतेव कुमार्ये ।१८। ख० १७। 
उपयुक्त तीनो मन्त्रो के द्वारा चौथी बार भी छेदन करता हे ।१३। 
जिस प्रकार से दक्षिण की ओर केशो के पक्ष मे किया गया ह उसी 
भाँति उत्तर केश पक्ष मे करना चाहिए और तीन बार करे । १४। 
इसके उपरान्त क्षुर की ( उस्तरा की ) धारा को मन्त्र के द्वारा शोधन 
करना चाहिए । निमाजन-अवमाजेन दोनो होते है । 'यत्क्ष्रेणमचयता 
सुपेशसा वप्ता वपसिकेशान्‌ । शुस्धि शिरोमाऽस्याऽऽयु प्रमोषीरिति” यह 
मन्व है।१५। “नापित शिष्याच्छीतोष्णामिरद््धि रबथ कुर्वाणोऽक्षण्व कुशली 
कुविति “यह मन्त्र बोलना चाहिए।१६। अपने कुल के धम के अनुसार 
ही केशो के वेशो को करना चाहिए । वौद्यायन कहते है-एक शिखा 
वाला -तीनशिखा वाला-भथवा पाचशिखा वाला होवे । इनमे जिस 
कुल मे जो भी धमं हो उसी के अनुकूल करना चाहिए । कुमारी के 
लिए अमन्त्रक ही कर्म करे । यहाँ पर एक बार अवधारण के ही लिये 
दिया गया है । विता मन्त्रो वाला होम कही भी इष्ट नही होता है--ऐसी 


५६ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


शङ्का नही करनी चाहिए क्योकि वहा पर भी “प्रजापतये स्वाहा --यह 
मन्त्र होता ही है ।१८। 

एतेन गोदानम्‌ ।१। षोडशे वर्ष ।२। के शशाब्दे तु शमश्र_- 

शब्दान्कारयेत्‌।३। इमश्र णीहोन्दति ।४। शुन्धिशिरो मुख 

माऽस्याऽऽयु प्रमोषीरिति ।४। केशइ्मश्र्‌ लोमनखान्युद- 

क्सस्थानि कुविति सप्रेष्यति।६। आप्लुत्य वाग्यत स्थि- 

त्वाऽह शेषमाचार्यंसकाशे वाच विसृजेत । वर ददामीति 

।७। गोमिथुन दक्षिणा ।५। सवत्सरमादिशेत्‌ 1६। ख० 

१८। 

इससे गोदान की व्याख्या को गई है । यहाँ पर 'व्याख्यानम्‌--यह्‌ 
शेष है । 'एतेन'-इससे सम्पूर्ण का उपदेश होता है ।१। तृतीय का अप- 
चार है क्योकि इसमे माना के उपस्थोपवेश नही हाता हे वह इसको 
मुक्त नही होता है । अत षोडश वषं मे करना चाहिए ।२। केश शब्द 
मे श्मश्रु शब्दो को करावे । इससे दक्षिण पक्ष मे शमश्रु पक्ष-यह साधित 
होता है ।३। यहाँ पर श्मश्रुओ को क्लेदित करता है । यह शिर उन्दनका 
अपवाद्‌ है ।४। मन्त्र यह है--“शुन्धि शिरो मुख म!ऽस्याऽऽडयु प्रमोषी- 
रिति” ।५। “केशश्मश्च, लोम नखान्युदक सस्थानिकुरु --यह भापित का 
अनुशासन होता है ।६। वहा पर स्नान करके वाग्यत अर्थात्‌ मौन होकर 
स्थित रहे । यहा पर उपवेशन का प्रतिषेध होता है । इस प्रकार से अह 
अर्थात्‌ दिन के शेष भाग मे स्थित रहे और जब अस्तमित काल हो उसमे 
आचार्य के समीप मे वर ददामि' इसका विसर्जन करना चाहिए ।७। 
दो गौ की दक्षिणा है। यदि यह भिक्षु हो तो दो गौ की दक्षिणा कसे 
सम्भव हो सकती है--ऐसी शङ्का का समाधान है जसा प्रावरणादि का 
सम्भव हो वेसा ही इसका भी करे ।८। इस रीति से गोदान करके आगे 
बतायी हुई विधि से एक सम्वत्सर तक व्रत का समाचरण करना चाहिए । 
व्रतादेश की अनुपपत्ति होने पर दूसरे दिन यह कर्म करना चाहिए ।९। 

अष्टमे वर्ष ब्राह्मणमुपनयेत्‌ ।१। गर्भाष्टमे वा ।२। एका- 

दशे क्षत्रियम्‌ ।३। द्वादशेवैश्यम्‌ ।४। आ षोडशाब्राह्मण 


प्रथमोऽध्याय ] [ ५७ 


स्यानतीत काल ।५। आ द्वाविशात्क्षत्रियस्था चतु 
विशाद्व श्यस्यात उर्ध्व पतितसावित्रीका भवन्ति ।६। 
नँनानुपनयेन्नाध्यापथेन्न याजयेन्न भिर्व्यवहरेयु ।७। 


जन्म से लेकर अष्टम वण मे ब्राह्मण का उपनयन करना चाहिए और 
यह कुमारी की निवृत्ति के लिए ही यहाँ पर कुमार है ।१। अथवा गर्भा- 
धान से लेकर अष्टम वष मे करना चाहिए ।२। जन्म से अथवा गभ से 
लेकर ग्यारहव वष मे क्षत्रिय को उपनीत करना चाहिए ।३। जन्म या 
गर्भ से आरम्भ करके द्वादशवे वर्ष मे वैश्य का उपनयन करना चाहिए 
।४। सोलह वष तक ब्राह्माण के उपनयन का काल अवतीत हो जाता है 
अर्थात्‌ उपनयन सस्कार का समय अतीत नही होता है 1% क्षत्रिय और 
वेश्य इन दोनो का काल बाईस और चौबीस वर्ष तक क्रम से अतीत नही 
होता है । इस उपर्युक्त समथ से ऊपर जो भी इन तीनो वर्णो का समय 
है ब्रह्मा मे ये तीनो ही वण पतित सावित्री वाले हो जाया करते है अर्थात्‌ 
ये पतित होकर सावित्री के अधिकारी नहो रहा करते है ।६। इस काल 
के ऊपर ये प्रायश्चित्त के करने के भी अधिकारी नही रहा करते है । 
उपनयन के प्रतिषेध होने, ही से सवत्र प्रतिपेध सिद्ध हो जाता हे । इस 
काल के ऊपर भी लालच से अथवा अज्ञान से कोई उपनयन करता है तो 
अनुचित है । उनको जो सावित्री के प्राप्त करन के अधिकार से पतित हो 
गये है उनका उपनयन-अध्यापन-यजनन और व्यवहार कुछ भी नही 
करना चाहिए ।७। 

अलकृत कुमारकुशलीकृतशिरसमहतेन वाससा सवीत- 


मरोयेन वाऽजिनेन ब्राह्मण रौरवेण क्षत्रियमाजेन 
वंश्यस्‌ ।०। यदि वासासि वसीरर्रक्तानि वसीरन्कषाय 
ब्राह्मणो मा ज क्षत्रियो हारिद्र बँश्य ।९। तेषा मे- 
खला ।१०। मोञ्जी ब्राह्मणस्य धनुर्ज्या क्षत्रियस्य आवी 
व्यस्य ।११। तेषां दण्डा ।१२। पालाशो ब्राह्म- 
णस्य औदुम्बर क्षत्रियस्य बैल्वो वेद्यस्य केशसमितो 


पक ] [ आश्चलापनगुद्यसुत्रम्‌ 


ब्राह्मणस्य ललाटसमित क्षत्रियस्य प्राणसमितो वेश्यस्य 
।१३। ख० १९ | 


शिर के वपन किये हुए-अलडकुत और नूतन वस्त्र से सवीत कुमार 
को करे । जो ब्राह्मण हो उसको ऐणेय अजिन से-रौरव अजित से क्षत्रिय 
को और बकरी के अजिन से वश्य को प्राकृत करना चाहिए ।८। यदि एक 
रगे हुए वस्त्रो का परिधान कर तो ब्राह्मण कापाय वस्त्र का परिधान 
करे-क्षत्रिय मजीठ के रग वाले को पहिले और वेश्य हारिद्द रंग वाल 
वस्त्र को धारण करे ।&। अब उन तीनो वर्णो वालो की मेखलाओ के 
विषय मे बतलाया जाता हु 18०। ब्राहमण की मेखला मुज की होती 
हे अन्य बण की नही होती है । अथवा अन्य होती है--इसमे कोई भी 
नियम नही है। क्षत्रिय की मेखला धनुष की डोरी की हुआ करती है 
और वैश्य वण वाले उपनीत ब्रह्मचारी की आवी मेखला होती है 1११। 
»ब उन तीनो वर्णो की उपनीत ब्रहमचारियो के दण्ड कंसे और किस वृक्ष 
के होने चाहिए-यह बतलाया जाता हे ।१२। पलाश ( ढाक ) का दण्ड 
ब्राह्मण का हुआ करता ह । उदुम्बर (गूलर) का दण्ड क्षत्रिय का होता 
हें । विल्व वृक्ष से बनाया हुआ दण्ड वेश्य का होता हे । अब उन दण्डो 
का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण भी बताया जाता है--मस्तक के केशो तक पहुँचने 
वाला दण्ड ब्राह्मण का होता है-ललाट्‌ तक परिमाण मे जाने वाला 
दण्ड क्षत्रिय का हुआ करता है और प्राण वायु जहा रहता हे वहा तक 
पहुचने वाला लम्बा दण्ड वैश्य का होता है मेखलाओो के तुल्य ही दण्ड 
का नियम होता ह 1१३ 

सवं वा सर्वषास्‌ ।। समन्वारब्धे हुत्वोत्तरतोऽप्र प्र ङ 

मुख आचार्याऽवतिष्ठते ।२। पुरस्तात्प्रत्यड मुख इतर ।३। 

अपामचली पूरयित्वातत्सवितुवृं णीमह इति पूर्णेतास्य 

पुणमवक्षारयत्यासिच्य देवस्य त्वा सवितु प्रमवेऽश्चिनो 

बाहुभ्यापुष्णो हस्ताभ्या हस्त गृहणाम्यसाविति तस्य 

पाणिना पाणि साड गुष्ठ गुहणीयात्‌ ।४। सविता ते 


प्रथमोऽध्याय ] [ ५९ 


हस्तमग्रभोदसाविति द्वितीयम्‌ । अन्विराचार्यस्तवासा- 
विति तृतोयम्‌ ।५। 


अथवा सभी के लिए उक्त वृक्षो के सब दण्ड हो सकते हैं जो कि 
पलाश आदि के बतलाये गये है ।१। भाज्य का वाह मे आसदानान्त तक 
करके समन्वारब्ध मे ब्रह्मचारिणी ध्याघारान्त करके पूर्व मे वणित आज्य 
की आहुतियो का हवन करे । अग्नि के उत्तर भाग मे पूव की ओर मुख 
वाला आचार्य अवस्थित होता हैं । ब्रह्मचारी तीथ के द्वारा प्रवेश करके 
दक्षिण को ओर उपवेशन करे । तीर्थ घ्रणीताओ का पश्चिम देश होता 
है । सब जगह तीर्थ से ही प्रवेश करके कर्म करना चाहिए ।२। आचार्य 
के आगे प्रत्यडमुख होकर ब्रह्मचारी को अवस्थित होना चाहिए ।३। जल 
से दोनो अज्ञलियों को पूरित करके अपनी पूण अङ्कलियो से इसकी पूण 
अञ्जलि को अवक्षा*ति करता है । इसका मन्त्र “तत्सवितुवृ णीमहे यह 
है । इसके उपरान्त “देवस्य त्वा /--इस मन्त्र से उसके अडगुछठ सहित 
हृथ को ग्रहण करना नाहिए । आचाय की अञ्जलि को अन्य पूरित करता 
है । आसिच्य--यह वचन आचार्य अवक्षारण करे और कुमार न करे-- 
इमीलिये है । इसका पूरा मन्त्र यह है--“देवस्य त्वा सविनु प्रसवेऽश्विनो 
वाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्या हस्त गृह्वामि ' । इससे यह सिद्ध हो गया है 
कि आचार्य अवक्षारण करता है ।४। “सविला ते हस्त मग्रभीदसौ”' इति- 
इससे द्वितीय है “अग्नि राचाय्यंस्तवासो” इति-इमसे तृतीय होती है। 
यहा पर सख्या का वचन प्रथम हस्त ग्रहण दृष्टाज्जलि पुरणादि धमं प्राप्त 
के लिये ही है ।५। 


आदित्यमीक्षयेत्‌ । देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी त गो- 
पाय स मामृतेत्याचार्य ।५। कप्य ब्रह्मचार्यसि प्राणस्य 
ब्रह्मचार्यंसि कस्त्वा कमुयनयते काय त्वा परिददामीति 
। । युवा सुवासा परिवोत आगादितपर्धचेनेन प्रदक्षि- 
णामावतंयेत्‌ ।८। तस्याध्यसौ पाणी कृत्वा हृदयदेशमा- 
लभेतोत्तरेण ।६। अग्नि परिसभुह्म ब्रह्मचारी तूष्णी 


६० । [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


समिधमादध्यात्तृष्णी वै प्राजापत्य प्राजापत्यो ब्रह्मचारी 
भवतीति विज्ञायते 1१०1 ख० २० | 


इसके अनन्तर मन्त्र के द्वारा आचाय ब्रह्मचारी को आदित्य का 
दर्शन करावे । मन्त्र यह है--“देव सवितेरेव ते ब्रह्मचारी त गोमाय समा- 
मुना” इति ।६। यह मन्त्र आचार्य का है । प्रजापति के लिए ब्रह्मचारी 
प्रदान किया जाता है । यहा पर 'जयेत्‌' यह शेष हे । मन्त्र का स्वरूप 
यह है--“कस्य ब्रहमचार्यासि प्राणस्य ब्रहमचार्यासि कस्त्वा कमुपनयते- 
काय त्वा परिददामि” इति ।७। “युवा सुवास्त परिवीत आगाद्‌ --इस 
आधी ऋचा से इस ब्रहमचारी को प्रदक्षिण आवत्तित करना चाहिए ।८। 
ब्रह्मचारी के दोनो अशो के ऊपर अपने हाथो को करके उसके हृव्य देश 
के समीप का स्पर्श कर और उत्तर अर्धं ऋचा से करना चाहिए 1९। 
सायद्धाल और प्रात काल मे समिधाओ के आधान मे परिसमूहन पयु क्षण 
जिस प्रकार से होवे इसीलिए परिसमूहन वचन है । अग्नि का परिसमूहन 
करके ब्रह्मचारी चुपचाप समिधाओ का आधान करे । ब्रह्मचारी वचन 
आचारय की निवृत्ति के लिये ब्रह्मचारी यह वचन है । “जो प्रजापत्य है 
बह्‌ तूष्णी और ब्रह्मचारी प्रजापत्य है --यह श्रूयमाण होता है।१०। 


मन्त्रेण हैकेऽन्नये समिघमाहार्ष बृहते जातवेदसे । तया 
त्वमग्नेवधस्व समिधा ब्रह्मणा वय स्वाहेति ।१। स 
समिधमाधायाग्निमुपस्पृश्य मुख निर्मा विस्तेजसा मा 
समनज्मीति ।२। तेजसा ह्यवाऽऽत्मान समनक्तोति 
विज्ञायते ।३। मयि मेधा प्रजा मय्यरिनिस्तेजो दधातु । 
मयि मेधा मयि प्रजा मयीन्द्र इन्द्रिय दधातु । मयि 
मेधा मथि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। यत्त अग्ने 
तेजस्तेनाह तेजस्वी भूयासम्‌ । यत्ते अन वर्चस्तेनाह 
वचेस्वी भूयासम्‌ । यत्त अन्ने हरस्तेनाह हरस्वी भूया- 
सम्‌ । इत्युपस्थाय जान्वाच्योपसगृह्य ब्र यादधीहि भो 
सावित्री भो३ अनुन्न ३ हीति ।४। तस्य वाससा 


प्रथमोऽध्याय ] [ ६१ 


पणिभ्या च पाणी सगृह्य सावित्रीमन्वाह पच्छोऽर्धचेश 

सर्वाम्‌ ।५। यथाशक्ति वाचयीत।६। हृदयदेशेऽस्यो 

ध्वाद्गलि पाणिमुपदधाति । मम व्रते हृदय त दधामि 

मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु । मम वाचमेकव्रतो- 

जुषस्व बृहस्पतिष्टा नियुनक्त मह्यमिति ।७। ख० २१। 

कतिमय विद्वान्‌ मन्त्र के द्वारा समिधा धान की चाहते है। यहा 
सूत्र मे 'ह' शब्द अभिमत तत्व के ज्ञापन करने के लिये ही है। मन्त्र यह 
है--“अग्नये समिधमाहार्ष बृहते जात वेदसे। तया (वमाने वर्धस्व 
समिधा ब्राह्मण वय स्वाहा” अर्थात्‌ बृहत्‌ जात वेदा अग्नि के लिये समिधा 
का आहरण मैने किया है । हे अग्ने | उस समिधा से तुम वर्वमान होओ। 
पूर्व श्रुति के उत्कृष्टत्व होने पर भी दोनो की तुल्यता सिद्ध होती है 1१। 
ब्रह्मचारी समिधा का आधान करके अग्नि का उपस्पशेन करे और मन्त्र 
के द्वारा तीन बार मुख का निमाजन करता है । मन्त्र--तिजसा मा 
समनज्मि” इति । यह है ।२। तेज से ही आत्मा को भली भाँति अक्त 
करता है” --इसके द्वारा विज्ञायमान होता है । अग्नि का उप स्पशन 
भी तीन बार होता है।३। अग्नि देव मुझमे मेधा को-मुझ मे प्रजा को 
और मेरे अन्दर तेज धारण करे । इन्द्रदेव मेरे अन्दर मेधा-प्रजा और 
इन्द्रिय को धारण करे। सूर्यदेव मेरे अन्दर मेघा-प्रजा और भ्राज को 
धारण कर देव । हे अग्ने! जो आपका तेज है उससे मे तेजस्वी हो 
जाऊ । हे अग्निदेव ! जो आपका वचं है उससे से वचस्वी हो जाऊ । हे 
अने | जो आपका डर है उससे मैं हरस्वी हो जॉऊ । इस प्रकार से इन 
छं मन्त्रो से उपस्थान करके दक्षिण जानु को । विधि ब्रत उप से ग्रह कर 
करके आचाय देव से बोलना चाहिए कि भो! सावित्री को बताइये, 
भो ! अनुकथन कनिष्ठ । इति ।४। उस ब्रह्मचारी के परिहित वस्त्र से 
और हाथो से दोनो हाथो को समग्रहण करके सावित्री का अनुकथन करता 
है। आधी ऋचा का पच्छ है । इस रीति से सबको कहे ।५। स्वय पाद" 
पाद को कहकर उससे कहलवाता है । यदि ब्रह्मचारी पाद-पाद को बोल 
नही सकता है तो उससे यथा शक्ति बतलाना चाहिए! इस प्रकार से 


६२ ] . [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


आधी ऋचा को कहे और सब को कहे ।६। ब्रह्मचारी के हृदय केश के 
समीप मे ऊध्वं अड्गुलि वाले अपने हाथ को उपधान करता है अर्थात्‌ 
स्थापित करता है--मेरे ब्रत मे तेरे हृदय को धारण करता हुँ- मेरा 
चित्त आपका अनुचित्त होवे-मेरे वचन को एक व्रत सेवन करो - बृह" 
स्पति मेरे लिये तुझको नियुक्त करे 1७1 


मेखलामाबध्य दण्ड प्रदायन्रह्मचर्यंमादिशेत्‌ ।१। ब्रह्म - 
चार्यस्यपोऽशान कर्म कुश दिवा मा स्वाप्मीराचार्याधी- 
नो वेदमधीष्वेति ।२। द्वादश वर्षाणि वेदन्रह्मचर्थम्‌ 
।३। ग्रहणान्त वा ।४। सायप्रातभिक्षेत । ५ 


मेखला को आवद्ध करके दण्ड देकर ब्रह्मचय का आदेश करना 
चाहिए 1१ ब्रह्मचारी हो अतएव अयोदशान कम्मं करो। दिन के 
समय मे कभी शयन मत करो जौर आचाय देव के अधीन होते हुए वेद 
का अध्ययन करो । अपाशान का तात्पर्यं यह है कि मूत्र पुरीष 
आदि मे शास्त्र मे विहित आचमन करो । कम से शास्त्र विहित सन्ध्यो- 
पासनादि करो ।२। मन्त्र और ब्राह्मण दोनो का वेद नाम होता है। वेद 
के लिये जो ब्रह्माचयं होता है उसी को वेद ब्रह्माचर्य कहते हैं। यह बारह 
वर्ष के काल का नियम वेदमात्र के ही लिये है । इससे महान्‌ अग्न्यादि 
ब्रत्तो के ऊपर द्वादश वर्षों से तीन सम्वत्सर होते हैं। ओर इस प्रकार 
से करके उपनयन से लेकर सोहलवे वषं मे गी दान सिद्ध होता है । एक- 
एक वेद के द्वादश वष का ब्रह्मचय होता है। इस तरह से दोवेदोके 
चौबीस वर्ष होते है, तीन के छत्तीत और चारो के लिये अडतालीस वर्ष 
होते है ।३। अथवा वेदो के ग्रहण के अन्ते तक ब्रह्माचय्यं होता हे बारह 
वष से पहिले या पीछे तक होवे । इस प्रकार से बोलने वाले के द्वारा 
तीन प्रकार के स्नान प्रदर्शित किये जाते है। विद्या स्नान-व्रतस्नान 
और विद्याव्रत स्नान वे तीन भेद है। बारह वष से पुवं वेद का अध्य- 
यन करके जो स्नान करता हे वह विद्या स्नातक होता है, जो बारह 
वर्षं तक ब्रह्मचय करके अनधीत वेद वाला स्नान करता है वह ब्रत 


प्रथमोऽध्याय ] [ ६३ 


स्नातक होता है । जो पुन बारह वर्ष तक ब्रह्मचय धारण कर वेदो का 
अध्ययन करने वाला होता है वह विद्याव्रत स्नातक होता है । इसके 
पश्चात्‌ स्विष्टकृत्‌ आदि कृत्य का समापन करना चाहिए ४ दिन मे 
और रात्रि मे आचायं के लिये और अशन करने के लिये अन्न की याचना 
करनी चाहिए। उस भिक्षा चरण मे जो अन्य शास्त्र मे विधि देखी 
गयी है कि भवत्‌ शब्द का प्रयोग कहाँ पर करे--इसको देख लेना 
चाहिए ।५। 


साय प्रात समिधमादध्यात्‌ ।६। अप्रत्याख्यायिनमग्रे 
भिक्षेताप्रत्यारव्यारयिनी वा ।७।भवान्मिक्षा ददात्विति, 
अनुप्रवचनीयामिति वा ।5। तदाचार्याय वेदयीत्‌ 
तिष्ठदह शेषम्‌ ।९। अस्त मिते ब्रह्मौदनमनुप्रवचनीय 
श्रपयित्वाऽऽचार्याय वेदयीत ।१०। 


ब्रह्मचारी के हृदय के भाग के समीप मे ऊर्ध्वं अगुलि वाले अपने 
हाथ को स्थापित करता है । उसका मन्त्र यह है--'मम व्रते हृदय ते 
दधामि मम चित्त मनुचित्त ते अस्तु । मम वाचमेक व्रतो जुषस्व वृह- 
स्पतिष्ट्रा विमुमक्तु मह्यम्‌ । अर्थात्‌ मेरे ब्रत मे तेरे हृदय को धारण 
करता हुँ मेरा चित्त तेरे अनुचित्त हावे । मेरी वाणी को एक ब्रत होकर 
सेवन करे । वृहस्पति मेरे लिये ही तुझको नियुक्त करे । यदि ब्रह्मचारी 
पाद-पाद को नही बोल सकता है तो उससे यथा शक्ति वाचन कराना 
चाहिए । इस प्रकार से आधी ऋक्‌ अथवा सबको वचवावे ।६-७। साय- 
खाल और प्रात काल मे समिधाओ का आधान करना चाहिए । अग्नि- 
का परिसमूहन करके उपस्थान के अन्त तक धर्म होते है। इससे भैक्ष- 
पूर्वं मे होना है-इस क्रम का नियम नही है, आगे अप्रत्याख्यान करने 
वाले से भिक्षा की याचना करे अथवा प्रत्यारयान न करने वाली से 
याचना करनी चाहिए । स्त्री से भिक्षा ग्रहण यदि करे तो दोनो जगह मे 
मन्त्र मे “भवती दद तु” यह बोलना चाहिए 1८) उस लब्ध हुए भेक्ष 
क्रो लाकर आचार्य को निवेदित कर देवे और उस दिन मे जितना भी 


६४ ] [ आश्वलायनगृह्मसूत्रम 


शिष्ट काल हो उसमे स्थित रहे अर्थात खडा ही रहै उपवेशन नही 
करे 1६। इस सूत्र मे ब्रह्म शब्द ब्राह्मण का वाचक है । जो ओदव 
ब्राह्मणो के लिये है वह ब्रह्मौदत कहा गया है । जो अनु प्रवचन निमित्त 
जो होता है वह अतुप्रवचनीय होता है । ब्राह्मणो का भोजन विद्यास्य- 
मार्न होता है इसीलिये चसका होता है सूर्य के अस्तमित होने पर अनु- 
प्रवचनीय ब्रह्मदेव का श्रवण करके आचार्य को वेदन कर देवे 1१०। 


आचार्य समन्वारब्धे जुहुयात्‌ । सहसस्पतिपद्धतमिति 
।१४। सावित्र्या द्वितीयम्‌ ।२१। यद्यात्किचात ऊध्वेम- 
न्‌क्त स्यात्‌ ।१३। ऋषिभ्यस्तृतीयम्‌ ।१४। सौविष्टकृत 
चतुर्थम्‌ । १५ । ब्राह्मणान्भोजत्वा वेदसमाप्ति वाचयीत 
। १६। अत ऊर्ध्वमक्षारालवणाशी ब्रह्मचायंध शायी 
त्रिरात्र द्वादशरात्र सवत्सर वा ।१७। चरितव्रताय 
मेधाजनन करोति ।१८। 


इसके उपरान्त आचाय्यं समन्वारब्ध मे ब्रह्म चारिणीधमाधानद्या- 
धार पर्य्यन्त करके“सहसस्यतिमद्भुतम्‌ इस ऋक्‌ से हवन करना चाहिए 
।११। यहाँ पर द्वितीय का ग्रहण उत्तरार्थ है । सावित्री ' तत्सवितुवे- 
रेण्यम'” यह प्रसिद्ध हे । इससे दूसरी आहुति देवे ।१२। इसके ऊध्वं मे 
भी नाग्न्याद्विजनो मे जो जो अनुक्त है उस उससे द्वितीय होम को करता 
है । यहाँ पर यही कहना है कि महानाग्च्यादि व्रतो मे श्रवणान्त मे 
अनुप्रवचनीय होम करना चाहिए । वहाँ पर सावित्री के स्थान मे 'महा- 
माग्नीभ्य स्वाहा--महाब्रताय स्वाहा--उपनिषदे स्वाहा ' इस प्रकार से 
द्वितीय होम करना चाहिए ।१३। यहाँ पर तृतीय वचन ऋषिभ्य इसके 
विधायकृस्व को निवर्तित करके मन्त्रत्व यापन के लिये है। इससे 
“्वूषिभ्य स्वाहा” इससे हवन करता है 1१४। सौविष्ट कृत चौथा हवन 
करे ।१५। ब्राह्मणो को भोजन कराकर आष्ट वेद की समाप्ति बोले-- 
यह बोलना चाहिए ।१६। इससे आगे अक्षार लवण का अशन करने 
वाला ब्रह्मचारी अधःशायी होवे। तीन रात्रि-द्रादश रात्रि अथवा वर्ष 


प्रथमोञ्ध्यय |] | ६५ 


कहा है ।१७। यहाँ इस सूत्र मे “चरित्र ब्रताय'-यह वचन मेधा जनन के 
द्वारा व्रत के सम्बन्ध के लिये ही है । इससे जहाँ पर उपनयन के हारा 
मेधा का जनन है वही पर व्रतचर्य्या होती है । जहाँ पर ब्रतचर्या है 
वही पर अनुप्रवचतीय है ।१८। 
अनिन्दिताया दिश्येकमूल पलाश कुशस्तम्ब वा पलाशा- 
पचारे प्रदक्षिणमुदकुम्भेन त्रि परिषिश्वन्त वाचयति । 
सुश्रव सुश्रवा असि यथा त्व सुश्रव सुश्रवा अस्येव मा 
सुश्रव सोश्रवस कुरु। यथा त्व यज्ञस्य निधिपोऽस्ये- 
वमह मनुष्याणा वेदस्य निधिपो भूयासमिति ।१६। एतेन 
वापनादि परिदानान्त व्रतादेशन व्याख्यातस्‌ । २० । 
इत्यनुपेतपूर्वस्थ ।२१। अथोपेतपूर्वस्य ।२२। कृताकृत 
केशवपन मेधाजनन च ।२३। अनिरुक्त परिदानम्‌ 


।२४। कालश्च ।२५। अत्सवितुवृ णीमह इति सावि- 

त्रीम्‌ ।२६। ख० २२ । 

यह मेवा जनन है । तीन दिशाए निन्दित होती हैं-दक्षिणा-प्राग्‌- 
दक्षिणा और प्रत्यग्दक्षिणा । अन्य सभी बिशाएँ अनिग्दित होती है। उस 
अनिन्दित दिशा मे एक मूल पलाश अथवा पलाश के अभाव मे कुश- 
स्तम्ब को प्रदक्षिण जल के कुम्भ से तीन बार परिषेचन करते हुए 
ब्रह्मचारी को सुश्रव' इस मन्त्र को बेंचवाता है। एक मूल का अर्थ 
शाखा रहित होता है । पूर्ण मन्त्र यह है--“सुश्रव सुश्रवा अमि थथा- 
त्व सुश्रव सुश्रवा अस्येव मा सुश्रव सौ श्रवस कुरु। यथा त्व देवाना 
यज्ञस्य निधियोऽम्येव मह मनुष्याणा वेदस्य निधियो भूयासम्‌” इति ।१६। 
इसके द्वारा वापनादि परिदानान्त व्रतादेशन की व्याख्या कर दी गयी 
हे । यहाँ पर वापनादि का ग्रहण अलङ्कारो की निवृत्ति के ही लिये है । 
पारिदानान्त वचन उपरितन्व को निवृत्ति के लिये है।२०। 'इति!-- 
यह उपनयन है । उत्तर की विवक्षा से यह आरम्भ किया जाता है।२१। 
इसके अनन्तर उपेत पूर्वं की विशेषता की व्याख्या करेगे ।२२। कृताकृत 


६६ | | आश्चलायनगृद्यसूत्रम्‌ 


केशो का वपन और मेधा जनन है ।२३। परिदान अनिरुक्त हे--यह 
नही होता है ।२४। और उदगयन आदि अनिरुक्त है ।२१। पूव मे कथित 
सावित्री के स्थान मे 'तत्सवितुवृ णीमहे' इस सावित्री प्रयोग करना 
चाहिए । प्रायश्चितत्व होने से प्रनरुपनयन को प्राप्ति होने पर इस 
प्रकार से करना चाहिए ।२५-२६। 


ऋत्विजो वृणीतेऽन्युमानतिरिक्ताङद्खान्ये मातृत पितृत- 
श्व ति यथोक्त पुरस्तात्‌ ।१। यून ऋत्विजो वृणीत 
इत्येके ।२। ब्रह्माणमेव प्रथम वृणीतेऽय होतारम 
थाध्वयु मथोद्वातारम्‌ ।३। सर्वान्वा येऽहीतैकाहैर्याजय- 
न्ति।४। सदस्य सप्तदश कौषीतकिन समामनन्ति स 
कर्मणामुपद्रष्टा भवतोति तहुक्तमृग्म्या यमृत्विजो 
बहुधा कल्पयन्त इति ।५। 


प्रमाण से और परिमाण से अन्यून अङ्गो वाले और अतिरिक्त अङ्गो 
वाले ऋत्विजो का सभजन भजन करता है। “मातृत पितृतः” -< 
इसमे कथित लक्षणो से युक्त उनको होना चाहिए । वहां प्रर प्रमाण से 
न तो अत्यन्त दीय होवे और न अतिह्वस्व ही होवे । परिमाण से चार 
अँगुलियो वाले अथवा छ अँँगुलियो वाले नही होते है।१। अन्य विद्वान्‌ 
कर्म समर्थता वाले ऋत्विजो को वरण करता है जोकि युवक हो पुन 
ऋत्विक का ग्रहण करना वरण की सामर्थ्यं से जो ऋत्विक्‌ नही है चम- 
साध्वयु प्रभृति गण उनको इस गुण की प्राप्ति होने पर उसकी निवृत्ति 
के ही लिये है ।२। यहाँ पर एवकार नियम के ही लिये है। सबसे प्रथम 
ग्रहमा का ही वरण होता है। इसके अनन्तर होता-अध्वयु और उद्‌- 
गाता का वरण होता है । इनके वरण मे अनियत क्रम होता है-यह 
साधित हुआ है।३। इस मे 'अहीने काहैयाजयन्ति'--यह वचन शमितु 
की निवृत्ति के ही लिये है। सामान्य वरण करने के प्रश्न से ही यह 
प्राप्त होता है । अथवा सबको 'अहीनेकाहै' इससे यजन कराते है।४। 
सहस्‌ का अर्थ सभा है उसमे रहने वाला सदस्य होता है । यहाँ पर सत्त- 


प्रथमोऽध्याय ] [ ६७ 


दश का ग्रहण ऋत्विक्‌ सधर्मा होता है--इसके ज्ञापन के ही लिये है। 
अथवा नियम के लिये है । सदस्य एक ही होता है । अन्य शास्त्र मे 
अनेक सदस्य देखे गये हे उनकी निवृत्ति के लिए है । और वह कर्मो का 
उपद्रष्टा होता है इस प्रकार से कौषीतकिन आचाय मानते है । ऋचाओ 
के हारा यह अर्थं कहां गया है जिसको ऋत्विज वहुधा कल्पना किया 
करते हैं ।५। 


होतारमेव प्रथम वृणीते ।६। अग्निर्मे होता स मे होता 
होतार त्वाऽमु वृण इति होतारम्‌ ।७। चन्द्रमा मे ब्रह्मा 
समे ब्रह्मा ब्रह्माण त्वाऽमु वृण इति ब्रह्माणम्‌ ।८। आ- 
दित्यो मेऽध्वर्शु रित्यध्वयु स्‌ । पजन्यो म उद्गातेत्युद्गा- 
तारम्‌ । आपो मे होत्राशसिन इति होत्रकान्‌ । रश्मयो 
मे चमसाध्वर्यव इति चमसाध्वर्यून्‌ । आकाशो मे 
सदस्य इति सदस्यम्‌। स वृतो जपेत्‌ । महन्मेऽवोचो 
भर्गो मेऽवोचो भगो मेऽवोचो यशो मेऽवोच स्तोम 
मऽवोच क्लृप्ति मेऽवोचस्तृप्ति मेऽवोचो भुक्ति मेऽवोच 
सर्व मेऽवोच इति ।८। जपित्वाऽग्निष्टे होता सते 
होता होताऽह ते मानुष इति होता प्रतिजानीते ।१०। 
चन्द्रमास्ते ब्रह्मा सते ब्रह्मा ।११। 


यहाँ पर एवकार अवधारण के लिये है । प्रथम होता ही का वरण 
करता है ब्रह्म का नही करते है । ऐसा होने पर पूर्वोक्ति से विरोध नही 
होता है क्योकि जब चारो का वरण हो तो पहिले ब्रह्मा का वरण होता 
है और जब सबका वरण हो तो होता का प्रथम वरण होता है ।६। इस 
मन्त्र से होता का वरण करे-“'अग्निमं होता सभे हो ता हो तारत्वाऽमु 
(अमुक नामानम्‌) वृणे इस से होता का वरण करना चाहिए । अमुम्‌ 
इसके स्थान मे होता का नाम लेना चाहिए। पुन होता का ग्रहण 
होता के वरण मे आम्न'त मन्त्र उत्तर मे अनुवतित होता है-यह 
ज्ञापन के लिये है 1७1 “चन्द्रमा मे ब्रह्मा समे ब्रह्मा ब्रह्माण त्वाऽमु वृणे < 


६८ |] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


इस मन्त्र से ब्रह्मा का वरण करे 151 आदित्यो मेऽध्वयु । इत्यादि 
मन्त्र से अध्वयुँ का और “ पर्जन्यो मे उद्गाता इत्यादि मन्त्र के द्वारा 
उद्गाता का वरण करे। “आपोमे होत्राशसिन ”” इत्यादि मन्त्र से होत्रको 
का वरण करे। “रश्मयो मे चमसाध्वर्यव ”” इससे चमसाध्वर्यु भो का 
वरण करना चाहिए । “आकाशो मे सदस्य । इससे सदस्य का वरण करे 
वृत हुए उसे जप करना चाहिए--जाप का मन्त्र यह है--“मह- 
न्मेऽवोचोभर्गो मेऽवोचो भगो मेऽोचो यशोमेऽवोच स्तोम मेऽवोच बलृप्ति 
मेऽवोच स्तृप्ति मे$वोचोयु क्ति मेऽवोच सर्वमेऽवोच'? इति ।६। “जपित्वा” 
यह वचन इमीलिये है कि “तन्मामवतु तन्माविशतु” इस का भी जाप 
करना चाहिए । फिर 'अग्निष्टे होता सते होता होताऽह ते मानुष” इति 
इसका होता प्रतिज्ञा करता है । अनित्य होने से ही “तन्मावतु” इत्यादि 
को यहाँ पर नही पढा गया है ।१०। पुन “चद्धमास्ने ब्रह्मा सते ब्रह्मा” 
इस मन्त्र का पाठ होता है । यह प्रति बचन का अनुवृत्ति मार्ग प्रदवृत्ति 
क्रे ही लिये किया गया है ।११। 

ब्रह्म वमितरे यथादेश तन्मामवतु तन्मा विशतु 

तन्मा जिन्बलु तेन भुक्षिषीयेति च याजयिष्यन्‌ ।१२। 

न्यस्तमात्विज्यमकायस्‌ । १३ । अही नस्य नोचदक्षि 

णस्य ।१४। व्याधितस्याऽऽतुरत्य ।१५। यक्ष्मगृहीतस्य 

।१६। अनुदेशयभिशस्तप्य। १ ७। 

जिस समय मे अर््याधेय मे चारो का वरण होता है तब वे याज 
यिता नही होते है । जहा पर सोमाड्भ वरण होता है वहा पर याजयिता 
होते है । अतएव सामाद्ध वरण मे ही महाजाप होता है और अग्न्याधेय 
मे नही होता है। इसी से यह अवित्य है । याजन का मन्त्र यह है-- 
“ब्रह्म वमितरे यथाकेश तन्मान तु तन्मा विशनु तन्मा जिन्वतु तेनमुक्षि- 
षीय” इति ।१२। भाज्य का लक्षण कहते है--ऋत्विको के द्वारा विवाह 
से त्यक्त है और आत्विज्य अकार्यं है ।१३। अल्प दक्षिणा वाले अहीनका 
आत्विज्य अकाय है । अतएव जाना जाता हँ कि एकाह अल्पदक्षिणा 
वाले का भी करना चाहिए। और यह विशेष रूप से जाना जाता है 


प्रथमोञ्ध्पाय ] [ ६९ 


कि--तस्माक्षहुर्दातव्येन यज्ञ दक्षिणा भवत्यव्य त्रिकापि ' अर्थात्‌ इसी 
से कहते है कि यज्ञ मे चाहे अल्प ही हो दक्षिणा देती चाहिए 1१४ जो 
व्याधि ज्व रादि से गृहीत हो और शय्यागत आतुर हो तथा क्षय आदि 
भयानक रोग से ग्रस्त हो उसको नही करे । कुछ लोगो का मत है कि 
सदेशी के द्वारा अभिशस्त को न करे 1 अन्यो के मन मे उसको न करे 
जो श्राद्ध मे प्रतिषिद्ध हो ।१५-१७। 

क्षिप्तयोनेरिति चेतेषाम्‌ ।१८। सोमप्रवाक परिपृच्छेत्को 

यज्ञ क ऋत्विज का दक्षिणोति।?९। कल्याणे सह 

सप्रयोग 1२० न मासमश्रीयुर्ने ख्रियमुपेयुरा क्रतोरप- 

वर्गात्‌ ।२१। एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्वेति दक्षिणा- 

ग्नावाज्याहुति हुत्वा यथार्थ प्रब्रजेत्‌ ।२२। एवमत्ता- 

हिताग्निग ह्य इमामग्ने शर्राण मीमृषो न इत्येतयर्चा 

।२३। ख० २३ । 

और इनका मत है कि क्षिप्तयोनिका नही करे । क्षिप्तयोनि उसको 
कहते है जिसकी माता अपने भर्ता मे अवस्थित नही होती हैं । नही करना 
चाहिये-इसका सर्वत्र सम्बन्ध करना चाहिए।१८। जो प्रथम यह 
निवेदन करता है कि तुझ को यह इसमे करना चाहिए वह सोम प्रवाक 
होता है उसको ही इस प्रकार से पूछता है।१६। कल्याण पक्ष वाले 
ऋत्विको के माथ ही करना चाहिए । दक्षिणा भी कल्याणी होती हैं यदि 
होती है। वेसा ही होने पर करना चाहिए । अन्यथा न करे ।२०। 
ऋत्वादि प्रभृति से द्वारा अपवग से ये नियम होते है वरण प्रभृति-यह 
कल्प्यमान होने पर यदि मध्ययोपसद्‌ मे वरण होता है तब प्राक्‌ अनि- 
यम की प्रसक्ति होगी मासका अशन नही करे-म्त्री का उपामन नही 
करना चाहिए जब तक क्रतु का अप वर होने ।२१। क्रतु के अन्त मे 
अपनी दक्षिणाग्नि मे “एते चाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व' इस मन्त्र से आज्य 
की आहुतियो का हवन करना है। फिर यथार्थं का आचरण करना 
चाहिए । अनियम होता है--यही अश्र है। ऋतु के समाप्त होने पर भी 
होम पर्यान्त नियम होते है । आज्याहुति-यह वचन तन्त्र की निवृत्ति के 


७9 |]. [ आश्वलायनग्हद्यसुत्रम्‌ 


लिये ही अभीष्ट होता है ।२२। इस सूत्र मे 'एतया -इस वचन से जुहु- 
यात्‌' इसी अर्थ के लिये है । इस प्रकार से अनाहिताग्ति पुरुष गृह्मअग्नि 
मे “इमामाने शरणि मीभूषो न इस ऋचा से लौकिक आग्नि मे हवन 
करना चाहिए। मधुपक के प्रसद्ध से यहा पर ऋत्विक्‌ का वरण भी 
माम्नात कर दिया है ।२३। 

ऋत्विजो वृत्वा मधुपर्कमाहरेत्‌ ।१। स्नातकायोप- 

स्थिताय ।९। राज्ञे च ।३। आचार्यश्चशुरपितृव्यमा 

तुलाना च ।४। दधति मध्वानीय ।५ सापिर्वा 

मध्वलाभे ।६। विष्टर णद्यमध्यमाचमनोय मधुपर्को- 

गौरित्येतेषा त्रिश्निरेकंक वेदयन्ते ७। 

ऋत्विजो का वरण करके मधु पक का आहरण करना चाहिए 1१ 
उपस्थित अर्थात्‌ कृत समावर्तन स्नातक ने लिये आहरण करना चाहिए 
।२। और उपस्थित राजा के लिये भी मधुपर्क का आहरण करे।३। 
आचार्यादिक का पूर्वो का असमास से जो निर्देश है वह अतुल्यत्व ज्ञापन 
के ही लिये है । और विवाहार्थी के लिये देवे । राजा के लिये तो प्रति- 
दिन समागत होते वाले के लिए देवे। एक वत्सर मे उपित एव 
समागत आचार्यदिक के प्रति अन्य शास्त्र मे देखने से विशेष प्राप्त 
हुआ है ।४। दघि मे मधु का ओसेचन करके देवे ।१। यदि मधु का लाभ 
न हो तो उसका प्रतिनिधि सपिर घुताना को करे । इस वचन से तैतादि 
अन्य प्रति निधि नही होते है ।६। विष्टर आसन होता है। थाद्य के-अध्यं 
के और आचमन के लिये जल कहा गया है । एतेषाम्‌-इस वचन से यई 
ज्ञापित दिया जाना है कि इनका ही तीनवार निवेदन होवे और भोजन 
का न होवे। ओर भोजन भी देना चाहिए यह आगे वतलॉयेगे। ऋत्विजो 
को मधुपक के दान मे दोही गतियाँ सम्भव होती है । पदार्थानुसमय और 
काण्डिनुसमय । पदार्थानुसमय यथा-सबके लिये वर क्रम से विष्टर देकर 
इसके पश्चात्‌ पाद्य और फिर अध्य देवे । काण्डानुसमय यथा--विष्टर 
से आदि से लेकर गौ के निवेदन पर्यन्त समाप्त करके इसके पश्चात्‌ अन्य 
का सब करे ।७। 


प्रथमो$ध्याय ] [ ७१ 


अह वष्मं सजाताना विद्य तामिव सूर्य । इद तमधिति- 
ष्ठामि यो मा कश्चाभिदासतीत्युदगग्ने विष्टर उपविशे- 
दाक्रम्यवा 15। पादौ प्रक्षालापयीत दक्षिणमग्न ब्राह्मणाय 
प्रयच्छेत्‌ 18 सव्य शुद्राय ।१०। प्रक्षालितपादोऽध्यं- 
मञ्जलिना प्रतिगृह्य ।११। अथाऽऽचमनौयेनाऽऽचा- 
मति--अमृतोपस्तरणमसीति ।१२। मधुपर्कमाहिय- 
साणमीक्षेत मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्ष इति ।१३। 
देवस्य त्वा सवितु प्रसवेऽञ्चिनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्या 
प्रतिगृह्लामीति तदञ्जलिना प्रतिगृह्य सव्ये पाणौ कृत्वा 
मधुवाता ऋतायत इति तृचेनावेक्ष्यानामिकया चाड" 
गुष्ठेन च त्रि प्रदक्षिणमालोडय वसवस्त्वा गायत्रेण 
च्छन्दसा भक्षयन्त्विति पुरस्तान्निमाष्टि ।१४। 
इसके अनन्तर ग्रहीता के कम को कहते है-- अहँ वष्मे सजाताना 
विद्युतामिव सूर्य्यं । इद तमधितिष्ठामियोस्त कञश्चाभिदासतीति -- 
इससे उद हो विष्टर पर बैठ जाये अथवा पदो से आक्रमण करके 
बेठे। इन दोनो का यहा पर विकल्प है ।८% फिर पादो का 
प्रक्षालन करना चाहिए ब्राह्मण के लिये आगे दक्षिण को देना 
चाहिए ।£। गृह के लिये पहिले सब्य देवे पीछे दक्षिण को देवे । जब 
क्षत्रिय बैश्य दोनो प्रक्षालन करने वाले हो तो चाहे पहिले सव्य को देवे 
या दक्षिण को देवे-कोई दोष नही है । उस दशा मे कोई नियम विशेष 
नही है ।१०। पाद प्रक्षालन जिसने करा लिया वह इस के अनन्तर अर्ध्य 
को ही ग्रहण करे अर्थात अध्य ग्रहण करना चाहिए 1 उसे अञ्जलि से 
लेवे | गन्व माल्य आदि द्रब्यो से समन्वित जल को अर्थ्य लोक मे कहा 
जाता है 1११) “अमृतो पस्तरण मसि” इस मन्त्र से आचमनीय ग्रहण 
करे अर्यात्‌ उदक को पीता है! यहाँ पर शौच के लिये आचमन नही 
होता है--ऐसा कहते है किन्तु यह कथन युक्त नही है क्यो कि साम मे 
अनुच्छिष्ट के विधान से जहा पर आचमन प्रतिषेध नही करता है वहाँ 
पर शौच के लिये आचमन होता है-यह गम्य मान होता है।१२। 


७२ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


“पित्रस्य त्वाचल्षुषा प्रतीञ्ञे” इति इस मत्रका उच्चारण करते हुए मधुपकं 
को जो ला रहा है उसे देखना चाहिए 1१३॥ फिर “देवस्य त्वा सवितु 

प्रसवेऽस्यिनो वहिभ्या पूष्णो हस्ताभ्या प्रतिष्टस्वामि इस मन्त्र से उसकी 
अञ्जलि से प्रतिग्रहण करके सव्य हाथ मे करके “मधुवाता ऋतायते'' इस 
ऋचा से देखकर अनामिक से और अद्धू छ से तीन वार प्रदक्षिण में 
आलोऽन करके “वस वो त्वा गायत्रेण छन्द सा भक्षयन्तु” इस मन्त्र से 
आगे निमार्जन करता है । अर्थात्‌ अङ्ग _लि मत लेप का अपनयन करता 
है । १४। 


रुद्रास्त्वा त्रेष्ट मेन च्छन्दसा भक्षयन्त्विति दक्षिणत आदि- 
त्यास्त्वा जागतेन च्छन्दसा भक्षयन्त्विति पश्चाद्‌ विश्वे 
त्वा देवा आनुष्ट भेन च्छन्दसा भक्षयन्त्वित्युत रतो भूते+- 
यस्त्वेति मध्यात्रिरुद्‌गृह्य। १५। विराजो दोहोऽसीति प्रथम 
प्राइनीयाद्‌ विराजो दोमहशीयेति द्वितीय मयि दोह 
पद्यायै विराज इति तृतीयम्‌ ।१६। न सवेम्‌ ।१७। 
न तृप्ति गगच्छेत्‌ ।१८। ब्राह्माणायोदड ड च्छिष्ट 
प्रयच्छेदलाभेऽप्सु ।१६। 


“'शद्रास्त्वा त्रं ष्ठुभेन च्छन्दसा भक्षयन्तु” इति इस मन्त्र से दक्षिण 
भाग से “आदित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्तु” इससे पश्चिम मे 
“विश्वे त्वा देवा आनुष्ट भेन च्छन्दसा भक्षयन्तु” इससे उत्तर मे “भूते- 
म्भरत्त्वा' इति-इससे मध्य से उध्वं को तीन वार उत्क्षिप्त करता है 

।१५। इसके पश्चातु भूमि मे पात्र को रखकर “विराजो दो होऽसि” 
इससे प्रथम प्राशन करना चाहिए । “विराजो दो महशीय” इस से दूसरा 
घराशन करे । ' मयि दोह पश्चाये विराज” इससे तीसरा करे ।१६। सब 
का प्राशन नही करना चाहिए ।१७। भोजन इतना न करे जिससे तृप्ति 
हो जाये ।१५। ब्राह्मण के लिये उद्घृत से उच्छिष्ट और अवरिष्ट हो 
उसको उदड मुख होकर मधुपर्क देना चाहिए । ब्राह्मण के लाभ न 
होने पर जल मे निषिञ्चित कर देवे 1१९) 


प्रथमोऽध्याय ] [ ७३ 


सर्व वा ।२०। सत्य यश श्रीर्मयि श्री श्रयतामिति 
द्वितीयम्‌ ।२२। हतो मे पाप्मा पाप्मा मे हत इति 
जपित्वोकुरुतेयि कारयिष्यनू ।२४ माता रुद्राणा 
दुहिता वसूनामिति जपित्वोमृत्सृजतेत्युन्स्रक्ष्यच्‌ ।२५। 
नामासो मधुषकों भवति भवति ।२६। ख० २४। 


अथवा सबका प्राशन कर लेवे ।२०। इसके अनन्तर आचमनीय 
से ' अमृतपिधानमसि” इस मन्त्र से आचमन करता है।२१। “सत्य यश 
श्रीर्मयि श्री श्रयताम्‌ इस मन्त्र से दूसरा आचमन करना चाहिए ।२२। 
शौच के लिये आचमन करके कम के अद्भ स्वरूप आचमन को करना 
चाहिए इससे आचमन मे दूसरा जल होना चाहिए ।२३। “हतो मे पाप्मा 
पाप्मा मे हत” इस मन्त्र का जप करके “5 कुरुत --यह बोलता 
चाहिए ।२४। “माता रुद्राणा दुहिता वसूनाम्‌” इस का जाप करके उत्सृ- 
जन करना चाहिए यदि उत्सृजन करने वाला हो रहा हो 1२५। मधुपक 
का अङ्क भोजन मॉस रहित होवे इस अभ्युपाय से यहाँ भोजन का भी 
विधान किया है ।२६। 

इति श्री आश्वलायनगृह्मसूत्रेप्रथमोध्याय समाप्त । 


[इती ५५६५३: 


३% श्रावण्या पौंणमास्या श्रवणाकर्म ।१। अक्षतसकतूनी 
नव कलश पूरयित्वा दर्वी च बलिहरणी नवे शिक्ये 
निदधाति ।२। अक्षतधाना कृत्वा सापषाऽर्धां अनक्ति 
।३।अस्तमिते स्थालीपाक श्रपयित्वेककपाल च पुरोलाश- 
मग्ते नय सुपथा र'ये अस्मानिति चतसृमि प्रत्यृच हुत्वा 
पाणिनैककपालमच्युताय भोमाय स्वाहेति ।४। अवि- 
प्लुत स्यादावि पृष्ठो वा ।५। मा नो अग्नेऽवसृजो अघा- 
येत्येनमाशयेनाभिजुहोति ।६॥ शँ नो भवन्तु वाजिनो 
हवेष्बित्यक्ता धाना अञ्जलिना ।७। 


श्रावणी पौणमासी मे श्रवण कर्म करना चाहिए । जो श्रवण नक्षत्र 
से युक्त होती है वही श्रावणी है। यदि पौणमासी श्रवण से युक्त न हो 
तो भी कमं करना ही चाहिए। इस कम का नाम ही 'श्रवणा कम है 
।१। यवो से बनाये हुए सतुआ से नूतन कलश को पूरित करके सूक़ के 
आकृति वाली वैकड्कूती बलि के हरण की जाने यारी वलिहरिणी दर्वी- 
३ दोनो को नबीन शिक्य मे रखता है ।२। इसके अनन्तर श्रवणा कर्म 
बताते है यत्रो से घाव करके उसे अमस्कृत घुत से अक्त करे और आधे- 
धानो को दूसरे पात्र मे करके अन्य आधे धावे को अक्त नही करता है। 
इतना ही कर्रष्य है ।३। अस्तमित वेला मे स्थालीपाक का श्रपणा 
करके और एक कपाल पुरोडश को अग्ने नग्न सुपथा राये अस्मान्‌ इन 
चार कपालको 'अच्युताय भोयाय स्वाहा इस मन्त्र से इवन करना 
चाहिए ।४। अविप्लुत अथवा आवि पृष्ठ होना चाहिए।५। “मा नो 
अग्ने डवसूजो अधाय इस मन्त्र से इस पुरोडाश को आशय से हवन 


द्वितीयोऽध्याय ] [ ७५ 


करता है । जिस राज्य से पुरोडाश शायित होता है वह आशय होता 
है ? ।६। 'शनो भवन्तु वाजिनो हस्तेषु'' इससे अक्त किये हुए धानो को 
अञ्जलि से हवन करता है । दोनो हाथो के सद्यात को अञ्जलि कहते 


है ।७। 


अमात्येभ्य इतरा दद्यात्‌ ।=। कलशात्सक्तूना दर्वी पूर 
यित्वा प्रागुपनिष्क्रम्य शुचौ देमेऽपोऽवनिनीय सर्पदेव- 
जनेभ्य स्वाहेति हुत्वा नमस्करोति । ये सर्पा पार्थिवा 
य आन्तरिक्ष्या ये दिव्या ये दिश्यास्तेभ्य इम बलिमा- 
हाष तेभ्य इम बलिमुपाकरोमीति ।&। प्रदशिण परीत्य 
पश्चाद्वलेरुपविश्य सर्पोऽसि सर्पता सर्पाणामधिपतिर- 
स्यन्न न मनुष्यास्त्रायसेऽपूपेन सर्पान्यज्ञेन देवास्त्वयि मा 
सन्त त्वयि सन्त सर्पा मा हिसिषुध्न वा ते परिददामीति 
।१०। ध्रूवामु ते ध्र वामु त इत्यमात्याननुपूवम्‌ ।११। 


इतर जो धान अक्त किये हुए नही है उन्हे पुत्रादिक को दे देना 
चाहिए । इसके उपरान्त धानो से चरुका ग्रहण करके स्विष्टकृत हवन करके 
होम शेष की समाप्त कर देना चाहिए ।८। जो कलश भोर दर्वी नवशिक्ष्य मे 
स्थापित किये हुए है । वहा कलश से ग्रहण करके सक्त ओ से दर्वी को प्रित 
करके उसे लेकर घर से निकलकर समीप देश मे प्राची मे शुचि देश मे जल 
का असिचन करके मन्त्र से सक्त, का हवन करना है--“सर्पदेव जलेभ्य 
स्वाहा ' यह मन्त्र है । इस हवन करके नमस्कार करता है-“ये सर्पा पार्थः 
वाय आन्तरिक्ष्या ये दिव्या ये दिश्‍्यास्तेभ्य इम बलिमहाषं तेभ्य इम बलि- 
मुपाकरोमि ' यह मन्त्र है ।६।बलि के प्रदक्षिण जाकर इसके पीछे उपविष्ट 
होकर मन्त्र को बोलता है ।मन्त्र-मर्पोऽसि सर्पता सर्पाणामधिपति रस्यश्ने न 
मन्‌ ष्यास्त्रासेऽपूयेन सर्पान्यज्ञेन देवास्त्वयि सा सन्त त्वमि सन्त सर्पा 
मा हिसिषु ध_वाँ ते परिददामीति”इति । यह है। यहा पर बलि का ग्रहण 
करना पश्चात्‌ शक्ति का काल वाचित्व कीशद्धाकी निवृत्ति के लिये 
ही है। यह मन्त्र सज्ञा वाला मन्त्र है । जसा कहा गया है--इद कार्य- 


७६ ] [ आश्चलायचगृह्यसूत्रम्‌ 


मनेनेति नं क्वचिदृहश्यते विधि । लिङ्खादेवे दमथत्व येषा ते मन्त्र 
सज्ञका '' इति । इसी से उपाशु होता है । कहा गया है कि--गुह्यकम 
मे सभी जगह जथ-अनुमन्त्रण-अभिमन्त्रण-उपस्थान मन्त्रकरण मन्त्र 
उपाशु ही प्रयुक्त करने चाहिएँ 1.०) उत्तर मे दृष्ट परिददामि-यह शब्द 
यहा पर भी सम्बन्ध करता है । यहा वीप्साकाहिवचन प्रति अमात्य के 
परिदान का अभ्यास करना चाहिए सब के नामो का निर्देशन करके एक 
बार ही कहना चाहिए--इसीलिये है । पहिले पुत्तो से निवेदन करता 
है 'ध्रूव दवदत्त ते परिददामि । इसके नाद मे अप्रमत्ता दुहिताओ को 
निवेदन करता है--“ध्र्‌व सावित्री ते परिददामि फिर भार्या को निवे- 
दन करता है-भ्रूव सत्यवती ते परिददामि” इति ।११। 
ध्रुव मा ते परिददामीत्यात्मानमन्तत ।१२। नेनमन्तरा 
व्यवेयुरा परिदानात्‌ 1१-। सर्पदेवजनेभ्य स्वाहेति साय 
प्रातर्बाल हरेदा प्रत्यवरोहणात्‌ ।१४। प्रसख्याय हैके 
ताक्तो बलीस्तदहरेवपो हरन्ति ।१५। ख» १। 
अन्त मे “भ्रव मा ते परिददामि” इससे आत्मा को निवेदन करता 
है । उपदेश से ही अन्तत '--यह सिद्ध होने पर भी फिर यह वचन 
पूव से सम्बन्ध के ही लिये आया है । इससे परिददामि -यह शब्द सिद्ध 
है 1१२। इस प्रकार से परिदान पयन्त कोई भी आत्मा को बीच मे 
व्यवधान नही करे 1१३। प्रत्ययरोहण तक “सप देव जनेभ्य स्वाहा” 
इस मन्त्र से सायङ्काल और प्रात काल मे बलि का आहरण करना 
चाहिए । जिस दिन मे भी प्रत्यवरोहण करता है तब तक आहरण करे। 
।१४। कतिपय विद्वान्‌ ऐसा मानते है कि श्रावणी प्रतिपदा से आरभ्भ 
करके जिस दिन में प्रत्यवरोहण करता है-मार्गशीर्षं को चतुरशी मे 
अथवा पौर्णमासी मे उससे पीछे के दिनो मे क्षण भौर वृद्धि से जितने 
भी परिगणना से साय और प्रात हो उतने ही बलि उस दिन ही देवे 
“हु यह शब्द अभिमत तत्त्व की ज्ञासि के ही लिये है ।१५। 
आश्वयुज्यामाश्वयुजीकमे ।१। निवेशनमलकृत्य स्नाता 
शुचिवासस पशुपतये स्थालीपाक निरुप्य जुहुयु पशु- 


द्वितीयोऽध्याय ] [ ७७ 


पतये शिबाय शकराय पृषातकाय स्वाहेति ।२। पृषा- 

तकमञ्जलिना जुहयादून मे पूरयता पूर्ण 

मे मोपसदत्पूषातकाय स्वाहेति।३। सजूऋ तुभि 

सजूविधाभि सजूरिन्द्राग्निभ्यास्वाहा । सजूऋ तुभि 

सजूविधाभि सजूविश्व भ्यो देवेभ्य स्वाहा । सजू - 

तुभि सजुविधाभि सजूर्द्यावापुथिवीम्या स्वाहेत्याहिता- 

गनेराग्रयणस्थालीप क ।४। अनाहितःग्नेरपि शालाग्नो 

।५। ख० २। 

आश्वप्रजी से आश्वयुजी कमं होता है अश्वयुगो से युक्त आश्वयुजी 
होती है । पौर्णमासी यहा पर ग्रहण करे ।१। अपने रहने के स्थान अर्थात्‌ 
घर को अलडकृत करना चाहिए । अर्थात्‌ प्रत्य वरोहण की जो विधि है 
उससे भूषित करे । फिर सब ग्रह्म स्नान करते है । यहाँ पर स्वान का 
वचन विशेष रूप से स्नान के ही लिये है । क्योकि शौचार्थं स्तान तो 
स्मृतियो से ही प्राप्त होता है | शुचि वस्त्र धारी होवे । शुक्ल वस्त्र से 
तात्पय होता है । फिर ' पशुपतये शिवाय शद्धुराय पृषातकाय स्वाहा” 
इस मन्त्र से स्थालीपाक का निरूपण का हवन करे । यहा पर “जुहुयु '- 
यह बहु वचन है वह यह बतलाता है कि पुत्रादि सब गृह्य है वे सब उसका 
अन्वारम्भ करे ।२। “ऊन मे पूयता पूर्ण मे मोषसहर्पृषातकाय स्वाहा” 
इस मन्त्र से अञ्अलि से पूषा तक का हवन करना चाहिए। पय के 
आज्य मे निषक्त होने पर यह त्रय षा तक होता है धाना को तरह 
इसका सस्कार होता है । सवत्र द्रव द्रव्य का स्रुव से अवदान होता है 
1३। इसके अनन्तर आग्रहायण कर्म कहा जाता है कोई विशेषता न होने 
के कारण से श्रवण कम की ही भाँति अहिताग्नि का भी यह सिद्ध होता 
है । निमनाड्धित ये तीन मन्त्र है-“सजुऋ तुमि सजूविक्षाभि सजू- 
रिन्द्रास्निभ्या स्वाहा '--“सञूज्रतुभि सजूविधाभि सञूविश्वेभ्यो देवेभ्य 
स्वाहा”--“सजू ऋ तुभि सजूविघाभि सजूर्चावा पृथिभ्या स्वाहा '। यहा 
पर अहिताग्नि का ग्रहण किसलिये हुआ है--इस विषय मे बोलते हैं । 
कि आहिताग्नि का आग्रहायनान्तर का विदित होते से यह आग्रहायण 


७८ | [ आश्‍श्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


प्राप्त नही होता है इसी कारण से उसका यहा पर ग्रहण होता है । और 
इसका यह त्रेता मे होता है । यहा पर तो इसका विधान पाक यज्ञ के 
धम की प्राप्ति के लिए है ।४ जो भनाहिताग्नि होता है उसका भी आग्र- 
हायण करना चाहिए ओर वह आालाग्नि मे होता है । यहा पर शालाग्नि 
का ग्रहण नियम के लिये ही किया गया है कि अनाहिताग्नि का ही ओपा- 
सन है। इससे अहिताग्नि का त्रेता मे सिद्ध होता है । स्विष्टकृत का हवन 
करके चरु के एक देश का ग्रहण करे भौर सब्यमाणि मे करके दाहिने 
हाथ से अभिमर्शण करना चाहिए । “प्रजापतये त्वा --तत 'मद्रान्न 
श्रेय” । इन मन्त्रो से प्राशन करके फिर आचमन करे और वही पर 
समासीन होता हुआ नाभि का आलभन करना चाहिए । पत्नी तो मध्यम 
हविशेष को चुपचाप प्राशन किया करती है । फिर होम शेष का समा- 
पन कर देना चाहिए यह प्राशन आग्रहायण द्वय मे भी होता है सौकम के 
के ही लिये यहा पर लिख दिया गया है ।५। 


मागेशीर्ष्या प्रत्यवरोहण वतुर्देश्याम्‌ ।१। पौर्णमास्या वा 
।२। निवेशन पुनर्नेवो कृत्य लेपनस्तरणोपस्तरणरस्तमिते 
पायसस्य जुहुयुरपश्चेतपदा जहि पूर्वेण चापरेण च । 
सप्त च वारुणीरिमा सर्वाश्च राजबान्धवी स्वाहा । न वे 
श्वे तश्चाभ्यागारेऽहिर्जंघात किचन ।श्वे ताय वदार्वाय नम 
स्वाहेति 1३) नात्र सोविष्टकृत्‌ ।४। अभय न प्राजापत्ये- 
भ्यो भूयादित्याग्निमीक्षमाणो जपति शिवो न सूमना 
भवेति । हेमन्त मनसा ध्यायात्‌ 1५) पश्चादग्ने स्वस्तर 

स्वास्तीर्णस्तस्मिन्न पविश्य स्योना पृथिवी भवेति जपि- 
त्वा सविशेत्सामात्य प्राकृशिरा उदड मुख ।६। 


मृगशीषं से युक्त मागशीर्षी होती है। यहा पर समीप मे सप्तमी 
विभक्ति होती है । इससे इसका यह अर्थ होता है कि पौर्णमासी के समीप 
मे जो चतुदशी है उसमे प्रत्यवरोहण नाम वाला कम करना चाहिए ।१। 
अथवा मागंशीर्षी पौणमासी मे करे । यहाँ पर ऐसा विकल्प है कि उस 


द्वितीयोऽव्याय ] [ ve 


मास मे अमावस्या मे-चनुर्दशी मे अथवा पौर्णमासी मे करे । एक बार 
ही करना चाहिए । पौणमासी के साहचय से शुक्ल पक्ष मे ही करना 
चाहिए ।२। निवेशन को पुन कुड्यादि के लेपन द्वारा नवीकरण करे । 
स्तरण का अर्थ है उनका आच्छादन करे और उपस्तरण का अथ होता है 
भुमिका समीकरण । अस्तमित वेला मे पायस के एक देश का हवन करे । 
ये दो मन्त्र हवन करने के है-“सकप्तचवारुगीरिमा सर्वाश्च राज बान्धवी 
स्वाहा '~-''न वैश्वेत श्राभ्यागारेऽहिजेान किचन । श्वेताय वेदार्वाय 
नम स्वाहा । अय भ्वेतपदा पूर्व और अपर के द्वारा त्याग देवे ।३। इस 
कर्म मे जो स्विष्टकृत्‌ है वह नही करना चाहिए । यहा पर असति-इसके 
ग्रहण मे प्रधानान्तर के उच्यमान होने से प्रधान्तर स्विष्टकृत है बह नही 
करना चाहिए । ओर अन्त मे तो होता ही है । तात्पय यही है कि अन्यत्र 
कम के अन्त मे होता है ।४। अर्थ के ध्यान की मुख्यता होने पर भी 
शब्द का ही ध्यान करना चाहिये--इसीलिए मन का ग्रहण होता है । 
“अभय न प्रजापत्येभ्यो भुमात्‌”' इस मन्त्र से अग्नि का समीक्षण करता 
हुआ जाप करता है । मन्त्र यह है--“शिवोन सुषनाभव'' इति । हेमन्त 
का मन से ध्यान करना चाहिए ।५। 


यथावकाशमितरे ।७। ज्यायाञ्ज्यायान्वाऽनन्तर 1८। 
मन्त्रविदो मन्त्रा्पेयु ।६। सहाय अतो देवा अवन्तु न 
इति त्रि ।१०। एता दक्षिणामुखा प्रत्यङ्मुखा उदड- 
मुखाश्चतुयंम्‌ ।११। सहाय सौर्याणि स्वस्त्ययनानि च 
जपित्वाऽन्न सस्कृत्य ब्राह्माणान्भोजयित्वा स्वस्त्ययन 
वाचयीत ।१२। ख० ३। 


जिस स्तर पर स्वय शयन करता है वह स्वस्तर कहा जाया करता 
है । वह स्वास्तीणं होता है । उसका आस्तरण स्वय ही करना चाहिए । 
उस पर उपविष्ट होकर ' स्योना पृथिवी भव'--इस मन्त्र का जाप करके 
उस पर पुत्रादिक के सहित पूर्व की ओर शिर करके उदड मुख होकर 
सवेशन करना चाहिए 1६। इतर लोग अमात्यगम्य पुत्रादिक अवकाश के 


८० ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


अनुसार ही पूर्व को शिर करके उत्तर की ओर मुख वाले होते हुए सवे- 
शन करे । अर्थात्‌ शयन करना चाहिए ।७। जो-जो भी जिस-जिस से 
अधिक बडा हो वही-वह गुही के अनन्तर शयन करे अथवा जेसा भी 
अवकाश हो उसके अनुसार करे 1८। जो गृह्य मन्त्रो के ज्ञाता होवे वे 
“स्योना पृथिवी” यहाँ से आरम्भ कर के स्वस्त्ययन पर्यन्त मन्त्रो का जप 
करे 181 उठकर तीन बार “अतोदेवा भवन्तुन” इस मन्त्र को बोलना 
चाहिए ।१०। “एतास्‌ --इसका वचन ग्रहण योग विभाग के लिये ही होता 
है । अन्यथा तीनो दिशाओ मे मुख करके बोलना चाहिए अर्थात्‌ प्राड्‌ 
मुख प्रत्यड्‌ मुख और उदड मुख होकर बोले । चौथी बार तीनो दिशाओ 
मे मुख वाने होकर एक ही बार बोले ।११। सङ्गत होकर आदित्य देव 
के उदित होने पर सौय्थ स्वस्त्ययनो का जाप करे । 'उदुत्य जात वेद- 
सम्‌ येनो, “चित्र देवानाम्‌ --'नमोमित्रस्य”--इन सबकी सौर्य सञ्चा 
की गयी है । जो स्वस्ति शब्द वाली है वे स्वस्त्ययन है । 'आनो भद्रा '- 
स्वस्तिनो मिमीताम्‌ “परावतो ये दिधिषन्त आप्यम्‌'-ये सब स्वस्त्य 
यन होते है । फिर अन्न का सस्कार करके ब्राह्मणो को भोजन कराकर 
स्वस्त्ययन का वाचन करना चाहिए ।१२। 
हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टका 1९ 
एकस्या वा ।२। पूर्वद्य, पितृभ्यो दद्यात्‌ ।३। ओदन 
कृसर पायसम्‌ ।४। चतु शरावस्य वाऽपान्‌ ।५। 
हेमन्त और शिशिर ये दोनो ऋतु है । यहा पर 'अष्टका' यह कर्म 
का नाम है । अपर पक्ष का अर्थ कृष्ण पक्ष है । मार्गशीर्षादि चार मासो 
मे जो चार कुष्ण पक्ष होते है उनमे जो चार अष्टभियाँ होती है वे चार 
अष्टका करनी चाहिए । इन दोनो ऋतुओ के मध्य मे यदि मलमास 
( अधिक मांस ) आ जाता है तो उस मास मे नही करना चाहिए--इसी 
लिये चारो का ग्रहण किया है । अन्य शास्त्र मे तीन ही अष्टकाओ का 
विधान देखने से यह लिखा गया है कि चारो ही अष्टका करनी चाहिए 
। १। यहा पर यह भी विकल्प है कि एक ही अष्टमी मे चारो अष्टका करे 
अथवा चारो अष्टमियो मे करे । दोनो ही पक्ष यहा पर विकल्प से बणित 


द्वितीयोऽध्याय ] [ ०१ 
किये गये हैं ।२। इस सूत्र मे पितू शब्द से पिता पितामह और प्रपितामह 
कहे गये हे । “पितृभ्यो ददयात्‌' --इस प्रेरणा मे पिण्ड दान देखा गया 
है । अतएव प्रेरणा की सामर्थ्यं से यहा भी परिग्रहण किया जाता है । 
ब्राह्मणो का भोजन नही करना चाहिए-यह बतायंगे । इससे पहिले दिन 
पितृ गण के लिए पिण्डो को और भोजन को देना चाहिए । पिण्ड दान 
मे इति कत्त व्यता की अपेक्षा है । प्रकरणान्तर मे विहित भी पिण्डपितृ 
यज्ञ कल्प परिग्रहीत किया जाता है । यहा पर भोजन पात्रैण के ही समान 
होता है क्योकि भोजन मे भी तन्त्र की अपेक्षित माना गया है ।३। अब 
उसकी विशेषता बतलायी जाती है--उस पितृ पिण्ड यज्ञ कल्प मे नित्य 
अग्नि मे चरु का श्रपण होता हैं। उसके स्थान मे ये तीन हैं जिनको 
नित्य अग्नि मे श्रपण करना चाहिए । औदन तो प्रसिद्ध है । जो दूध से 
शृत होता है वह पायस होता है ओदन जो तिलो से मिश्रित होता है 
उसे कृसर कहा गया हे । ये ही तीन पदाथ है ।४। चार सकोरो मे जितना 
आवे उसके परिणाम वाले धान्य को पीसकर अपूय बनाकर भ्रमण करना 
चाहिए । बहुत से साधनो के द्वारा साध्य होने से और अपूयो को स्त्रियो 
के द्वारा बनाने से नित्य अग्नि मे श्रपण सम्भव नही होता है अतएव घर 
मे सिद्धो का ही उपादान चाहते है ।५। 


उदीरतामवर उत्परास इत्यष्टाभिहुत्वा यावतीभिर्वा 
कामयीत ।६। अथ श्वोभूतेऽष्टका पशुना स्थालीपाकेन 
च ।७। अप्यनडुहो यवसमाहरेत्‌ ।५। अग्निना वा कञ्षमु- 
पोषेत्‌ ।£ एषा मे$ष्टकति 1१०) न त्वेवानष्टक स्यात्‌ 
॥११। ता हेके वेश्वदेवी ब्रवत आग्नेयीमेके सौर्यामेके 
प्राजापत्यामेके रात्रिदेवतामेके नक्षत्रदेवतामेक 
ऋतुदेवतामेके पितृदेवतामेके पशुदेवतामेके 
।१२। 


जितनी अथवा अधिक पितृ लिङ्ग काण्डो से कामना करे उतनी ही 
से हवन करना चाहिए । हवन का मन्त्र यह है-“उदीरतामवर उत्प- 


८२ |] [ आश्चलायनगुद्यसुत्रम्‌ 


रास” इन आठो से अथवा चौदहो से हवन करके कर्म पुण करे । ब्राह्मणो 
को अन्नदानादि शेष निवेदनान्त को पार्वण की भाँति करके मुक्तवान्‌ होने 
पर पिण्ड पितृ यज्ञ ब्रत निनयनादि पात्रोत्सगें के अन्त तक करके अनन्तर 
श्राद्ध शेष को समाप्त करना चाहिए ।६। श्वोभूत अष्टमी मे जो अष्टका 
करना चाहिए उनको पशु से और स्थाली पाक से करना चाहिए । अन्य 
शास्त्र मे स्पष्ट बन्धन है “पशु के अभाव मे स्थाली पाक प्रवृत्त होता है 
।७। अपिशब्द विकल्प के ही लिये है--पशु के अभाव मे स्थाली पाक और 
इसके भी अभाव मे अनहुहा को यवस देना चाहिए । शकट के वाहन 
करने मे जो समथ बेल होता है उसे अनड्वान्‌ कहते है ।51 उपयु क्त तीनो 
के अभाव होने पर अथवा अग्नि के द्वारा कक्ष का दाह करना चाहिए 
।९। यवस के दान मे और कक्ष के दहन मे यह मेरी अष्टका है--ऐसा मन 
से ध्यान करना चाहिए ।१०। इसका यही प्रयोजन है कि चार पक्ष बताये 
गये है उनमे पूव के लाभ न होने पर उत्तरोत्तर प्रवृत्त हाता है। इसी 
प्रकार से अष्टका करनी चाहिए । अनष्टक नही होता चाहिए ।११। ये आव 
देबताओ के विकल्प है । वहा पर जब अग्नेयी अष्टका की जाती है तब 
वपा पशु स्थाली पाक के तीन अवदानो को “अग्नेय स्वाहा” इस मन्त्र 
से हवन करना चाहिए । केवल स्थाली पाक को भी इसी से हवन करे । 
इसी प्रकार से अन्यो मे भी जान लेना चाहिए । वहा पर अनाद्य पक्षो 
के अयुक्त होने से ज्ञापन के ही लिये आद्य मे 'ह' आब्द पढा है । यहा पर 
सर्वदा मन्त्रो के द्वारा ही शेम करना चाहिए और नामधेय से कभी नही 
करे- -यह्‌ सिद्ध हो गया कुछ लोग उसको वैश्वदेवी बोलते है--कुछ 
आग्नेयी, अतिपय सोर्य्या-अन्य प्राजापत्या-कुछ रात्रि देवता, अन्य नक्षत्र 
देवता-कुछ पितृ देवता और कुछ पशु देवता बोले । यह तात्पय है कि 
जो जो मन्त्रो मे लिद्धिनी हो वही वही देवता होता है । अग्नि आदि एक- 
एक ही देवता नही होता हे 1१२। 

पशुकल्पेन पशु सज्ञप्य प्रोक्षणोपाकरणवर्ज वपामुत्खिद्य 

जुहुयात्‌ । वह वपा जातवेद पितृभ्यो यत्रेनान्वेत्य 

निहिता पराके मेदस कुल्या उपेनान्त्त्रवन्तु सत्या एता 


द्वितीयोऽध्याय ] [ ४३ 


आशिषः सन्तु सर्वा स्वाहेति ।१३। अथावदानाना 
स्थालीपाकस्य च-अग्ने नय सुपथा राये अस्मानिति द्व 
ग्रीष्मो हेमन्त ऋतव शिवा नो वर्षा शिवा अभया 
शरन्न । सवत्सरोऽधिपति प्राणदो नोऽहोरात्रे कृणुता 
दीर्घमायु स्वाहा । शान्ता पृथिवो शिवमन्तरिक्ष द्यौर्नो 
देव्यभय नो अस्तु । शिवा दिश प्रदिश उद्दिशो न आपो 
विद्युत परिपान्तु सर्वत स्वाहा । आपो मरीची प्रव- 
हन्तु नो धियो धाता समुद्रो वहन्तु पापम्‌ | भूत भवि- 
ष्यदभय विश्वमस्तु मे ब्रह्माऽधिगुप्त स्वाराक्षराणि 
स्वाहा । विश्व आदित्या वसवश्च देवा रुद्रा गोप्तारो 
मरुत सदन्तु । ऊर्ज प्रजाममृत पिन्वमान प्रजापतिमंयि 
परमेष्ठी दधातु स्वाहा । प्रजापते न त्वदेतान्यन्य ।१४। 
सौविष्टकृत्यष्टमी ।१५। ब्राह्मणान्भोजयेदित्युक्तम्‌ ।१६। 
ख० ४ । 
इस सूत्र मे पशु कल्पेन'-यह वचन प्रोक्षण का प्रतिषेध है। पशु- 
कल्पस्थ प्रोक्षण का ही प्रतिषेध होता है पश्वद्भभूत स्थाली पाक प्रोक्षण 
का नही है । “सज्ञप्य” यह अयमनु वाद है । प्रोक्षणो या करण को छोड 
कर यया को उत्खिन्न करके वया का हवन करे। मन्त्र--“वह वया जात 
वेद पितृभ्य यत्रेज्ञन्वेत्य निहिता परा के भेदस कुल्या उपेना त्ख्वन्तु 
सत्या एता आशिष सन्तु सर्वा स्वाहा” यह है ।१३। इसके अनन्तर अव- 
दानो का और स्थालीपाक से ये सात मत्र होते है-- “अग्ने नय सूपथा- 
राये अस्मानिति द्वे । ग्रीष्मो हेमन्त ऋतव शिवानो वर्षा शिवा अभया 
शरन्न । सम्वत्सरोऽधिपति प्राण दोनोऽहोरात्रे कृणुता दीघमायु स्वाहा ' । 
“शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्ष द्योर्नो देव्यभय नो अस्तु । शिवा दिश 
प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युत परिपान्तु सर्वत स्वाहा --“'आपो 
मरीची प्रवहन्तु नो घियो धाता समुद्रो वहन्तु पापम्‌ । भूत भविष्यदभय 
विश्वमस्तु ने ब्रहमाऽधि गुप्त स्वाराक्षराणि स्वाहा --“विश्व आदित्यां 
वसवश्चदेवा रुद्रा गोप्तारो मरुत सदन्तु ऊर्जे प्रजाममृत पिन्वमान प्रजा? 


८४ ] [ आश्वलायनगृह्यसुत्रम्‌ 
पतिर्भेयि परमेष्ठी दधातु स्वाहा ---“प्रजापते न त्वेदतान्यन्य ” ।१४। 
सौविष्टकृती पश्चदशी होती है उसके सह पक्ष मे अष्टमी होती है । स्वंत्र 
पृथक्‌ होम होने पर स्विष्टकृत भी पृथक ही करना चाहिए 1१५ ब्राह्मणो 
को भोजन कराकर स्वस्त्यमन वचवाना चाहिए-यह जो कहा है उसे 
यहा पर करे और श्राद्ध शेष समाप्त करावे । इति शब्द यहाँ पर भोजन 
का परामर्शी है । यह अष्टमी मे भोजन श्राद्ध है-यह उपदेश अन्य शास्त्र 
मे दिखलाई देता है। इससे यह श्राद्ध है--यह सिद्ध है 1१६। 
अपरेद्यू रन्वष्टक्यस्‌ ।१। तस्यंव मासस्य प्रकल्प्य दक्षिणा- 
प्रवणेऽग्निमुपसमाधाय परिश्रित्योत्तरत परिश्रितस्य 
द्वार कृत्वा समूल बहिखिरपसलैर (लव्य) विधून्वन्परि- 
स्तीर्य हवीष्यासादयेदोदन कृसर पायस दघि मन्थान्म- 
धुमन्थाश्च ।२। पिण्डपितृयज्ञकल्पेन ।३। हुत्वा मधुमन्थ- 
वर्ज पितृभ्यो दद्यात्‌ ।४! ख्रीभ्यश्च सुरा चाऽऽचाममि- 
त्यघिकम्‌ ।५। कषु ष्वेके द्वयो षट्सु वा।६। पूर्वासु 
पितृभ्यो दद्यात्‌ ।७। अपरासु स्त्रीभ्य ।८। 


दूसरे दिन मे अर्थात्‌ नवमी मे अन्वष्टका नाम वाला कमे करना चाहिए 
।१। जो अष्टमी मे पशु कृत हुआ उसी का मास ब्राह्मणो के भोजन के 
लिये प्रकल्पित करके अर्थात्‌ सस्कार करे । दक्षिण प्रवण मे अग्नि का 
उप समाधान करके अग्नि तिरस्करण्यादि से परिक्षित करके उत्तर की 
ओर द्वार करता है । मूल के सहित वहि ग्रहण करके तीन बार अपसव्य 
मे अकम्पित होते हुए परिस्तरण करे ओर इःद्रियो का अप्साइमन करना 
चाहिए-ये पाँच है-ओदन, कृसर, पायस, दधि ओर मन्थान्मधुमन्था । 
जो सक्तु दधिमिश्रित होते है वे दधिमन्थ कहे गए है और मधुमिश्रित 
मधुमन्य कहे जाते है ।२। यह कर्म भी पिण्ड पितृयज्ञ के ही विधान से 
करना चाहिए ।३। मधुमन्थ रहित को पितृगण के लिए हवन करके 
देना चाहिए ।४। यहाँ पर जो माता-पितामही और प्रपितामही ये है 
उनके लिए पिण्ड देवे । यहाँ पर ओदन आदि से सुरा आचाम अधिक 


द्वितीयोऽध्याय ] [ ८५ 


होता है लिखा है--“ओदलाग्र ग्रव प्राहराचाम निमहीषिण । गौडी 
माध्वीच पेष्टी च॑ सुरातु त्रिविधा स्मृता” । अर्थात्‌ ओदन से शागे होने 
बाले को मनीषीगण आचाम कहते है और सुरागौडी-माध्वी और पंष्टी 
तीन प्रकार की होती है 1! कषुओ मे एक की इच्छा करने है । जन- 
षद्‌ है तब परि मगुल है 'हूयो '--इस वचन सै स्त्रौं यह एक गेषली- 
कय है। पूर्वी कूं ओ मे पितृगण के लिए देना चाहिए ।७ और अप- 
राओ मे स्त्रियो को देवे । पितृगणो मे और स्त्रियों मे पृथक्‌ २ नवावट 
अयुन ब्राहमण होते है ।८। 


एतेन माध्यावर्ष प्रोष्टपद्या अपरपक्षे । । मासि मासि 
चेव पितृभ्योऽयुक्षु प्रतिष्ठापयेत्‌ 1१०५ नवावरान्भोजयेतु 
19१ अयुजो वा ।१२। युग्मान्वृद्धिपूर्तेषु ।१३। अयुग्मा- 
नितरेषु ।१४। प्रदक्षिणमुपचारो यवैस्तिलार्थं ।१५। 
स्व० ५ ॥ 


इससे अर्थात्‌ पूर्वेद्ु प्रभृति कृत्स्न कम का अति देश होता है। 
भ्ोषयदी के समीप मे जो अपर यक्ष होता है वहाँ पर अक्ष्मी मे माध्या 
वर्ष नाम वाला कम करना चाहिए । यहाँ पर भी तीन दिनो मे ही 
करना चाहिए ।&। 'एवम्‌'-इति बचन अदृत्स्न उपदेश के लिए ही 
है । पितृभ्य इस वचन से मातृ की निवृत्ति हाती है । प्रतिष्ठाययेत्‌ का 
अर्थे करना चाहिए होता है । इस प्रकार से प्रति मास मे अपर पक्ष में 
अयुस्मा तिथयो मे अभ्वष्टक्य की ही भाँति पितृगणो के ही लिए श्राद्ध 
करना चाहिए । गन्धमाल्यादि एक वार ही देना चाहिए अथवा तीन 
चार या पाँच वार देवे ।१०। नौसे नीचे ही सख्या वाले ब्राहमणो को 
भोजन कराना चाहिए ।११। यदि विशेष शक्ति का अभाव हो तो उस 
दशा मे अश्रुग्म ही को भोजन कराके अर्थात्‌ सात-पाँच तीन अथवा 
एक को भोजन कराना चाहिए । सात के पक्ष मे एक के लिये एक को 
और अन्य दो के लिये तीन-तीन को भोजन करावे 1१ २।पूस वन-सीमन्तो- 
चयन चोसकर्म उपनयन और विवाह- ये श्रोत कम्मं है। इनमे यज्ञ- 


८६ | [ आश्वलायनगृह्यसुत्रम्‌ 


अग्नि आधेय होती है कुछ का मत है कि यह वृद्धि श्राद्ध का विषय है । 
अन्य षोडश सस्कार होते है और श्रवणाकर्म आदि श्रौत कमें है-ऐसा 
कहते है । स्मृति से लिखा है--अभिष्ठातु पितृ श्राद्ध वैदिक कम्य 
नारमेतृ ” अर्थात्‌ श्राद्ध मे पितृगण को यजन न करके वेदोक्त कर्म्म का 
आरम्भ नही करना चाहिए । बावडी-कूआ तालाब, आगार आराम और 
उद्यायन आदि पूते श्राद्ध का विषय होते हे । दोनो ही मे युग्मो को 
भोजन करावे ।१३। पूर्वद्य अष्टमी मे काम्य मे और एकोदिष्ट चारो मे 
यह विधि है। इस प्रकार के श्राद्धो मे ब्राहमणो का परिमाण कह दिया 
है। इतरो मे अयुम्म ब्राहमणो को ही भोजन करावे ।१४। यहाँ पर 
वृद्धि पूर्वषु-यह शेष है । यहाँ पर प्रदक्षिण वचन से अम्यो मे प्रसग 
उपचार गम्य होता है । तिलकाय मे यवो को करे ।१५। 


रथमारोक्ष्यन्नाना पाणिभ्या चक्र अभिमुमेत्‌। अहते 
पूर्व पादावालभेद्वृहद्रथतरे ते चक्र ।१। वामदव्यमक्ष 
इत्यक्षाधिष्ठाने ।२। दक्षिणपूर्वाभ्यामारोहेत्‌ । वायोष्टा 
वीर्यणाऽऽरोहामीन्द्रस्योजसाऽऽधिपत्येमेति ।३। रश्मोन्स- 
मृशेदर्मिकान्वा दण्डेन । ब्रह्मणो वस्तेजसा सगृह्हामि 
सत्येन व सगृह्ामीति ।४। अभिप्रवर्तंमानेषु जपेत्‌ । 
सह्रसनि वाजमभिवतंस्व रथदेव प्रवह वनस्पते वीड- 
वद्धो हि भूया इति । ५ 


यहा पर इतिकार का अध्याहार किया जाता है । तीनो वर्णो का 
यह समान ही होता है । रथ बहु युग मण्डल की आकृति वाला होता 
है । जिम समय मे गमन के लिये रथ पर आरोहण करता है तो पूव पक्ष 
मे पहियो को हाथो से मन्त्र के द्वारा जभिमर्शंण करना चाहिए । यहा पर 
ताना पद के ग्रहण से एक ही साथ करे अर्थात्‌ दक्षिण से दाहिते को 
और सव्य मे सव्य को अभिमृष्ठ करना चाहिए । मन्त्र--'अइते पूव पादा- 
बालभेद्‌ बृहद्रथतरे तेचक्र " यह है। दुर देश, गमन मे आद्यमे ही आरोहण 
मे यह विधि है और अथ प्राप्त आरोहणो मे नही होती है 1१। दोनो हाथो 


द्वितीयोऽध्यय | [ ८७ 


से एक साथ चक्र की नाभियो का मन्त्र के द्वारा अभिमर्शण करना चाहिए 
और दक्षिण तथा पूर्व से आरोहण करना चाहिए मन्त्र यह हे--“वायोष्टा 
बीय्येणारो दामीन्द्रस्यौज सा55धिपत्येम इति ।३। फिर रश्मियो का 
स्पर्श करे । यदि बिना ही रश्मियो वाले अश्च हा तो उनको दण्डे से 
स्पर्श करे । मन्त्र दोनो ही विधियो मे समान है । मन्त्र--“ब्रह्ममणे वस्ते- 
जसा सग्रृहणमि सत्येनव सम्रहणा।म” यह होता है । यहां पर बहु वचन के 
प्रयोग स बहुत युगो वाला रथ यहाँ पर अभिप्रेत है ऐसा समझा जा रहा 
है 1४1 जिस समय मे सारथि के द्वारा प्रेरित अश्‍व यदेष्टा दिशा का अभि- 
गमन करते है उस समय मे “सहस्तसनि वाजमभि चत्तस्व रथदेव प्रवह 
बनस्पते वीडवद्धो हिभूया ” इति इस मन्त्र का जाप करना चाहिए । 
इतना ही रथारोहण होत। है 1५ 


एतयाऽन्यान्यपि वानस्पत्यानि ।६। स्थिरौ गावौ भवता 
चालु रक्ष इति रथाद्भमभिमृशेत्‌ ।७। सुत्रामाण पृथिवी 
द्यामनेहसमिति नावस्‌ ।५। नवरथेन यशस्विन वृक्ष हुद 
वाऽविदासिन प्रदक्षिण कृत्वा फलवती शाखा आहरेत्‌ 
।९। अन्यद्वा काटुम्बस्‌ ।१०। ससदमुपयायात्‌ ।११। 
अम्माकमृत्तम कृघात्यादित्यमीक्षमाणो जपित्वाऽव रोहेत्‌ 
1१२) ऋषभ मा समानानामित्यभिक्रामन्‌ ।१३। वयम- 
द्यन्द्रस्य प्रेष्ठा इत्यस्त यात्यादित्ये ।१४। तद्वो दिवो 
दुहितरी विभातारिति व्युष्टायाम्‌ 1१५। ख० ६। 


इस ऋचा से शकट प्रभृति अन्यो वानस्वत्यो को आरोहण करते 
हुए उनका भी अभिमशंण करना चाहिए 1६। इम ऋचा मे जो-जो भी 
अङ्ग देखा गया है उस उसका ही अभिमर्शंण करना चाहिए जसे दोनो गो 
अक्ष-ईषा और युग है । यह शक्रटादि मे ही अभिमर्शेन होता है रथ मे 
नही होता क्योकि “गावौं--यह वहा पर लिद्ध विद्यमान है । रथ गो 
युक्त नही होता है वहा पर बहु युग भौर अश्व युक्तत्व होता है 191 आरु- 
हेम-इस मन्त्र के लिङ्ग होने से यहा पर 'आसहेयेत्‌ -यह शेष होता है। 


दद ] [ आश्चलायनगृद्यसुत्रस्‌ 


जब-जय उदक के तरण करने के लिये नौका पर समारोहण करता है 
तब-तब इस ऋचा को पढ कर ही आराहुण करना चाहिए---ऋचा यह 
हैं-- सुत्रामाण पृथिवी द्यामने हसम्‌ ।८। नवीन रथ से जब गमन करता 
है तो बहा पर विशेषता है कि वानस्यत्यादि करके अर्थात्‌ वानस्वत्य 
जप के अन्त तक करने के पश्चात्‌ यह भी करना चाहिए । नव का तात्पर्य 
यह है कि जो उपयुक्त न हुआ हो । यश से युक्त यशस्वी होता है। अवि- 
दासी का अर्थं अशोठय है । वृक्ष हो या 'हुद हो उसको प्रदक्षिण करके 
फलो वाली शाखा का आहरण कर लेवे ।£। अथवा अन्य कोई कुटुम्ब का 
उपयोगी द्रव्य का समाहरण करना चाहिए ।१०। गृह के समीप मे आग- 
भन करता चाहिए ।११। “अस्माक मुत्तमकृधि!--इस मन्त्र के द्वारा 
आदित्य देव को समीक्षित करता हुआ ही जाप करके रथ से अवरोहण 
करना चाहिए 1१२। “ऋषभ भा समानानाम्‌” इस सूक्त को गृह मे प्रति 
पद्चमात्न होता हुआ जाप करे ।१३। “बयमद्येन्द्रस्य श्रेष्ठा” इसको उसी 
दिन मे आदित्य के अस्तगत होते हुए जाप करे ।१४। यहा पर ये तीन 
प्रतीक मन्त्र सज्ञा वाले है--'तद्वो दिवो दुहितरो विभाति ' इति । इनका 
जाप उपाशु ही होना चाहिए ।१५। 


अथातो वास्तुपरीक्षा ।१। अनूखरमविवदिष्णु भूम ।२। 
आषधिवनस्पतिवत्‌ ।३। यस्मिन्कुशवीरिण प्रभूतस्‌ 1४ 
कण्टकिक्षीरिणस्तु समूलान्परिखायोद्वासयेदपामागं 
शाकस्तिल्वक परिव्याघ इति चेतानि ।५। यत्र सरवेत 
आपो मध्य समेत्य प्रदक्षिण शयनोय परीत्य प्राच्य 
स्यन्देरन्नप्रवदत्यस्तत्सर्वं समृद्धम्‌ ।६। 


इसमे “अत ” यह हे तुके अथ वाला होता है । गृह के निमित्त में 
समृद्धि बुद्धि होती है इसी से यहा पर वास्तु परीक्षा को कहा जाता है ।१। 
इस प्रकार से लक्ष से युक्त देश मे वास्तु करना चाहिए-भूमि विवाद मे 
रहित और ऊषर नही होवे वहाँ पर ही वास्तु करे ।२। जो भुमि ओषधि 
अर वनस्पति से युक्त हो ऐसी ही भूमि से वास्तु करे ।३। जहा पर प्रभूत 


द्वितीयोऽध्याय ] [ ८६१ 


कुशवीरिण होवे वही पर वास्तु करना चाहिए ।४। जो कांटे दार और 
क्षीर वाले वृक्ष होवे उनको समूल परिखण्डित करके अपामार्गशारस्ति- 
ल्वक और परिव्याध इस प्रकार के वास्तु विद्या मे निषिद्ध होते है अत- 
एव ये सब उद्वास्य ही होते है ।१। जिस देश मे जल सब दिशाओ से 
आकर मध्य मे पहुंच कर रहे वहा पर प्रदक्षिण शयनीय को परीत करके 
प्राड्‌ मुख्य गमन करना चाहिए । इस लक्षण से युक्त वास्तु विद्या वृत्त” 
धन-धान्यादि सबसे समृद्ध होता है । सब ओर से उच्छित मध्य मे थोडी 
निम्न और प्राकृप्रवण भूमि को करके गृह बनाना चाहिए । वहा पर 
प्राची दिशा मे गृही को शयनीय गुह बनाना चाहिए । शयनीय गृह के 
उत्तर मे जल के शनं निर्गमन के लिये स्पन्दनिका करे ।६। 


समवस्रवे भक्तगरण कारयेत्‌ ।७। बह्वन्न ह भवति 
।८। युवानस्तस्या कितवा कलहिन प्रमायुका भव- 
न्ति ।१०। यत्र सवंत आप प्रस्यन्दरन्सा स्वस्त्वयन्य- 
दयता च।११। ख० ७ । 


जिस मार्ग से जल निकलता है वह देश सभव स्रव होता है अर्थात्‌ प्राची 
दिशा मे सभवस्रव मे शथनीय के उत्तर मे महानस बनवाना चाहिये । 
अन्य शास्त्र मे प्रगदक्षिण दिशा मे भक्त शरण देखा गया है तो प्राची 
दिशा मे कसे कहा गया है इत प्रकार की शड्ा से प्रकृत का स्तवन किया 
जाता है कि ऐसा ही करना ऋद्धिमान्‌ होता है । इसलिये यहा पर ही 
करना चाहिए क्योकि वह बहुत अन्न वाला होता हे।८। जहा पर गुटी 
स्वजनो और आगन्तुको के साथ स्वतन्त्रता से रहता है वह सभा कही 
जाती हैं उस सभा को दक्षिण प्रयाण उदीची दिशा मे करना चाहिये । 
वहाँ पर की हुई सभा धूत से रहित होती है ।६। बिना विधि के करने 
पर बहुत से दोष होते है । अविहित स्थान मे करने पर उस मे युवा लोग 
कितव-कल ही और प्रमायुक हो जाया करते है । अर्थात्‌ युवावस्था ही मे 
अल्पायु होकर मर जाया करते है। इस कारण से वहाँ पर नही करनी 
चाहिए ।१०। फिर वह सभा कहाँ पर बनानी चाहिए यह बतलाते हुए 


९० ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


कहते है जहाँ पर सभी दिशाओं से जल का आगमन होता है वहा गुह के 
मध्य मे सभा बनानी चाहिए जहाँ पर वह अझूता और शुभकारी हुना 
करती है 1११। 

अर्थतर्वास्तु परीक्षेत ।१। जानुमात्र गर्त खात्वा तैरेवं 

पासुभि प्रतिपुरयेत्‌ ।२। अधिके प्रशस्त समे वार्तन्यूने 

गहितम्‌ ।३। अस्तमितेऽपा सूपूर्ण परिवासयेत्‌।॥। 

सोदके प्रशस्तमाद्र वार्त शुष्के गहितम्‌ ।५ श्वेत 

मधुरास्वाद सिकतोत्तर ब्राह्मणस्य ।६। ला हितक्षत्रियस्य 

।७। पीत वेश्यस्य 15) 

पूर्वोक्त लक्षणो के सम्भव न होने पर उत्तर लक्षणोको बलवत्ता कैरे 
होती है--यही यहा पर “ अथ” इम शब्द का अर्थ होता है। वास्तु की 
परीक्षा करनी चाहिए । परीक्षा केसे करे--यह बतलाया जाता है ।१। 
घुटनो तक एक गड्डा खोइकर उमे उसी मिट्टी से भर देवे । उम गत्त' 
के पूरित होकर शेष वूलिके बच जाने पर वास्तु परम प्रशस्त होता हे 
और यदि उसके मर जाने के बराबर हो तो वहाँ पर वास्तु वृत्ति वाला 
हुआ करता हैँ। तथा गत्त कोपूत्ति हीन हो सके तो वहाँ पर 
वास्तु कम गहित हुआ करता है। उसमे वहा कभी भी नही करना 
चाहिए ।२-३। अस्तमित वेला मे जल से उस गडु को पूरित करके उस 
राशिको परिवासित करमा चाहिए फिर व्युम मे निरीक्षण करे ।४। 
जल के सहित होने पर वह स्थल वास्तु कम के लिय प्रशस्त होता है-- 
आद रहने पर आत्त और शुष्क हो जाने पर गहित होता हे ।५॥ जो 
सिकता को अधिकता वाला और मदुर आस्वाद वाला हो और श्वेत वर्ण 
का हो वह ब्राह्मण के लिये शुभकारी होता है । मधुरास्वाद युक्त सिकता 
वाला लोहित वर्ण का हो वह क्षत्रिय को शुभ है और जो पीत वर्ण वाला 
मधुर स्वाद युक्त सिकता समावत हो यह वश्य को शुभकारी होता है 
।६-७-०। 

तत्सहस्नसीत कृत्वा यथादिक्समचतुरस्र मापयेत्‌ ।&। 

आयतचतुरस्र वा।१०। तच्छमीशाखयोदुम्बरशाखया 


द्वितीयोऽध्याय ] [ ३१ 
वा शन्तातीयेन त्रि प्रदक्षिण परित्रजन्पोक्षति ।११। 
अविच्छिन्नया चोदकधारया । आपो हि ष्ठा मयोभुव 
इति तृचेन ।'२। वशान्तरेषु शरणानि कारयेत्‌ ।१३। 
गर्तेष्व्वका शीपालमित्यवधापयेन्नास्याग्निर्दाहको भव- 
तीति विज्ञायते ।१४। मध्यमस्थूणाया गर्तेऽवधाय प्राग- 
ग्रोदगग्रान्कुशानास्तीर्यं ब्रीहियवमतीरप आसेचयैत्‌ । 
अच्युताय भौमाय स्वाहेति ।१५। अथनामुच्छियमाणाम- 
नुमन्त्रयेतेहैव तिष्ठ निमिता तिल्विलास्तामिरावती मध्ये 
पोषस्य तिष्ठन्तीमु । आ त्वा प्रापन्नचायव आ त्वा कुमा- 
रस्तर्ण आ वत्मो जायता सह 1 आ त्वा परिश्रित 
कुम्भ आ दध्न कलशेरयन्निति ।१६। ख० ८। 
इस प्रकार से परीक्षा किये हुए वस्तु को सहस्रशील करके देखना 

चाहिए । बहुतवार सीता के द्वारा फिर उसका अषण (जुत ई) करे । फिर 

सभी दिशाओ मे सम चौकोर वहाँ पर स्थण्डिल की रचना करनी चाहिए । 
सहस्र शब्द यहा पर बहुत के अथ को ही वतने वाला है ।६। अथवा 
दीघं और चौकोर बनवावे । वहाँ पर इमी प्रकार का क्रम है कि प्रथम 
वाहिरी परीक्षा करके फिर भीतरी परीक्षा के द्वारा वास्तु का कार्य करना 
चाहिए । आयत और चौकोर गर्त करके देखे कि जहा पर सब जगह जल 
मध्य मे समागत होकर रहे--यह समझलेवे । ऐसे ही स्थल पर आगे 
बताये जाने वाला प्राक्षाण आदि करे ।१०। वहाँ पर शमी शाखा से अथवा 
उदुम्बर की शाखा से “शन इन्द्राग्ती'' इस सुक्त को जो शन्तातीय नाम 
से प्रसिद्ध है तीन बार परिब्रजन करता हुआ पढे । प्रदक्षिण प्रोक्षण करे! 
सवत्र मन्त्र के अन्त मे कमं का आरम्भ करना चाहिए । परशुना छिनति 
इससे परशुवत्‌ करे । मन्त्र के अन्त मे प्राची से आरम्भ करके ब्रजन का 
आरम्भ करना चाहिए 1११। तीन बार प्रदक्षिण परिब्रजन करता हुआ 
अविच्छिन्न जल की धारा से “आयोहिष्ठा भयोभव ?”इस ऋचा से प्रोक्षण 
करना चाहिए । यहाँ पर भी धारा की और तृचा की भावृत्ति होती है 
।१२। वहा पर जितने भी वॉस होवे वहा दो-दो वाँसो के अन्तरे मे कुउ- 


९२ | [ आश्चलायनग्रह्मसूत्रम 


चादि से पृथक्‌ करके अवान्तर गृह बना देने चाहिए ।१३। समस्त स्थूणो 
के गत्तौँ मे अवका अर्थात्‌ शीपाल का अवधान करना चाहिए । इस प्रकार 
से इसकी अग्नि दाहुक नहीं होती है--ऐसा सुना जाता है ।१४। यह पर 
यह गत्त विशेष है । मध्य स्थूणा के गत्त का शीपाल का अवदान करके 
कुशाओ का समास्तरण करे और इसके पश्चात्‌ मन्त्र के द्वारा आसिञ्च 
करना चाहिए। मन्त्र--अश्र ताय मामाय स्वाहा” यह है। यहा पर 
“अवधाय' यह वचन अबका और शीपाल दोनो के अववयान की प्राप्ति 
के ही लिये है ।१५। मध्य स्थूणा गद्य को आधीयमाना को मन्त्रो से अनु” 
मन्त्रण करना चाहिए--मन्त्र--इहैबतिष्ठ निमिता तिल्जिला स्तामिरा- 
वती मध्येपोषस्य तिष्ठतीम्‌ । आ त्वा प्रायाच्चद्यायन आत्वा कुमारस्तरुण 
आवत्सो जायत्तास्ह । आत्वा परिश्चित कुम्भ आदघ्न कलशेरय।मिति" 
ये हे।१६। 
वशमाधीयमानम्‌ ।१। ऋतेन स्थुणार्मावरोह वश द्राघोय 
यु प्रतर दधाताइति ।२। सदूर्वासु चतसृषु शिलाषु 
मणिक प्रतिष्ठापयेत्पृथिव्या अधि सभवेति ।२। अरङ्गरो 
वावदीति त्रेधा बद्धो वरत्रया | इरामु ह॒ प्रशससत्यनि- 
र।मपबाधतामिति वा ।»। अयास्मिन्नप आसेचयेत्‌ । ऐतु 
राजा वरुणो रेवतीभिरस्मिन्स्थाने तिष्ठतु मोदमान इरा 
वहन्तो घृतमुक्षमाणा मित्रेण साक सह सविशन्त्विति 
।५। अथेनच्छमयति ।६। ब्रीहियबमतीमिर्राद्रिहिरण्यम- 
वधाय शन्तातीयेन त्रि प्रदक्षिण परित्रजन्मोक्षति 1७। 
अविच्छिन्नया चोदकधारया-आपो हिष्ठा मयोभुव ति 
तृचेन ।८। मध्येऽगारस्य स्थालीपाक श्रपयित्वा वास्दो- 
ष्पते प्रतिआनीह्यस्मानिति चतसृभि प्रत्यृच हुत्वाऽन्न 
स्कृत्य ब्राह्माणान्भोजयित्वा शिव वास्तु शिव वास्त्वि- 
ति वाचयीत ।६। ख० ६ | 
आधीम मान वास का अनुमन्त्रण करना चाहिए ।१। इसके द्वारा 
मध्यम स्थूणा के ञपर आधीय मान वास का अनुमन्त्रण करना चाहिए 


द्वितीयोऽध्याय ) [ ६३ 


अन्य विद्वान्‌ तो प्रत्येक वश के लिये आवृत्ति की इच्छा रखते है । मन्त्र 
है--“ऋतेन स्थूणामधिरोह वश द्राघीय आयु प्रतर दधाना” इति ।२। 
चार शिलाऐ स्थापित करा कर उन पर दूभ रखकर इसके पश्चात्‌ मणिक 
(जलवारण के “ये भाण्ड विशेष को कहते है) को प्रतिष्ठापित करावे 
और मन्त्र के ही द्वारा प्रतिष्ठापित करना चाहिए । अथवा “अरङ्भरो 
वावदीति त्रेधा वद्धो वरत्रया । इरामुह्‌ प्रश सत्यनि रामपबाधताम्‌ ' इति 
इस ऋचा से प्रतिष्ठापित करावे ।३ ४। इसके उपरान्त इस मणिक मे जल 
का निषिञ्जन करे और यह पुरणाथ मन्त्र के ही द्वारा करे-मन्त्र-'एतु 
राजा वरुणो रेवतीभिरस्मिस्थाने तिष्ठतु मोदमान । इरा बहन्तो घृत- 
मुक्षमाणा मित्रेण साक सहसविश तु” इति--यह है ।५। इसके अनन्तर 
इस वास्तु शान्ति को करता है ।६। ब्रीहि और मन वाली जलो से हिरण्य 
का अवधान करके सशान्तीय के द्वारा तीन चार प्रदक्षिण परिब्रजन करता 
हुआ प्रोक्षण करता है ।७। अविच्छिन्न जल की धारा से “आपोहिष्ठाभयो 
भुव !--इस तृचा से करना चाहिए ।८। इस सूत्र मे श्रययित्वा । -- इस 
वचन से यह भवगत होता है कि इस स्थाली पाक से पहिले इस गृह मे 
अन्ययाक का भ्रमण नही करना चाहिए । भुक्तवान्‌ ब्राह्मणो से'शिव वास्तु 
शिव वस्तु यह आप लोग बोले--यह वाचन कराना चाहिए। ओर वे 
ब्राह्मण भी 'शिव वास्तु-शिव वास्तु'-यह प्रति वचन बोले । अगार के मध्य 
मे स्थाली पाक को “वास्तोष्पते प्रतिजानी ह्यस्मान्‌' इन चार ऋचाओ से 
प्रत्ूचा हवन करके अन्न का सस्कार करे और फिर ब्राह्मणो को भोजन 
करना काहिए ।। 


उक्त गृहप्रपदनम्‌ ।१। बीजवतो गृहान्प्रपद्यत ।२। 
क्षेत्र प्रकर्षयेदुत्तरे प्रोष्ठापदे फल्गुनीमी रोहिण्या वा ।३। 
क्षेत्रस्यानु वा त क्षेत्रस्य पतिना वयमिति प्रत्यूच जुहुया- 
पेट्र ।४ गा प्रतिष्ठमाना अनुमन्त्रयेत मयोभूर्वातो 
अभिवातूत्रा इति द्वाभ्याम्‌ 1५ आयती । यासामूध- 
श्रतुबिल मधो पूर्ण घृतस्य च। ता न सन्तु पयस्वती- 


९४ ] [ आश्चलायनगृद्यसुत्रमु 


बह्वीर्गोष्ठ घृताच्य । उप मंतु मयोभुव ऊर्जं चोजश्च 
बिभ्रती । दुहाना अक्षित पयो मयि गोष्ट निविइध्व 
यथा भवाम्युत्तमो या देवेषु तन्वमेरयन्तेति च सुक्त- 
शेषम्‌ ।६। आगावीयमेके ।७। गणानासामुपतिष्ठे तागुरु- 
गवीना भूता स्थ प्रशस्ता स्थ शोभना प्रिया प्रियो वो 
भूयास श मयि जानीध्व श मयि जानीध्वम्‌ ।५। 
ख० १०। 


जो “प्रयद्य त गृहानह सुमनस इत्यादि गृह प्रपदन कहा गया है 
उसे यहा पर भी करना चाहिए । अन्य लोगो ने कहा है कि जो मणिक 
प्रतिष्ठायनादि कहा गया है वही गृह प्रपदन सज्ञा वाला होता है। इससे 
क्या सिद्ध होता है माणिक स्थायन से पहिले ही बीजो का श्रपण करके 
रुठणीभाव से प्रवेश करे । और भी यह है कि अन्य शास्त्र से सस्कृत 
अथवा विशीणे पुराने गृह का सस्कार करके प्रवेश करते हुए की मणिक 
प्रतिष्ठायन आदि सिद्धि होता है 1१। यहा पर “गृहान्‌'-यह वचन इसी 
लिये है कि जिस गृह मे प्रवेश करता है वहा पर भी इसी प्रकार से 
प्रवेश करना चाहिए चाहे वह विशीणं का सस्कार करके ही प्रवेश किया 
जावे । अर्थात्‌ मणिकादि वीज व अपदमान्त वहा भी करना ही चाहिए। 
इससे पहिले की हुई व्याख्या भी साध्वी होती है 1२! उत्तरा प्रोष्ठ पदो से 
फाल्गुनीयो से अथवा रोहिणी के द्वारा क्षेत्र का प्रकर्षण करना चाहिए । 
ये तीन ही नक्षत्र हे । नित्यकर्मो को द्रव्य साध्य होने से द्रव्य के लिये 
क्षेत्र का प्रकर्षण करना चाहिए । तात्पय यही है कि उक्त तीन नक्षत्रो मे 
कृषि का प्रारम्भ करना चाहिए ।३। प्रारम्भ दिवस मे यह करना चाहिए- 
यह बतलाते है--'क्षेत्रस्थानु वा त क्षेत्रस्य पतिनावयम्‌ ॥ इससे प्रति 
ऋचा हवन करना चाहिए ? माला जाप करना चाहिये ? वहा पर उप- 
लेपनादि करके ही हवन करे ।४। भक्षण करने के लिये अरण्य की ओर 
गमन करती हुई गोओ का अनुमन्त्रण करे और दिनप्रतिदिन करे । गौऐ 
चाहे अपनी हो या अन्य हो--इसका कोई नियम नही है । दो ऋृचाये हैं 


द्वितोयोश्ध्याय ] [ ६५ 


मयोभूर्वातो अभिवातृत्रा “इति ।५। जब गौएऐ ग्राम की ओर आरही हो 
तो भी गोओ का अनुमन्त्रण प्रतिदिन करना चाहिए--'अहरहयासाम्‌ । 
इन ऋचाओ से करे और शूक्तशेष के द्वारा करे! ' यासामूध श्रतुबिल 
मधो पूर्ण घृतस्य । तान सन्तु पयस्वतीवे ह्वीर्ोषठे घृताच्य उप मंतुमयो- 
भुवऊर्ज चौजश्च विभ्रती । दुहाना अक्षित पयो मयिगोष्ठ निविशध्व यथा- 
भवाम्यृत्तमो या देवेषु तन्वमंरयन्ता'' यह सूक्त शेष है ।६। कुछ विद्वान्‌ 
आती हुई गौओ के भनुमन्त्रण मे “आगावो अग्मन्‌--इसी सूक्त को 
चाहते है।७। इन अगुरुगवी गोओ के सघो का उपस्थान करे-'अहरह 
भू तास्य शोभना प्रशस्तास्थ प्रिया । प्रियो को भूमास शममि जानीध्व 
शेसमि जानीध्य । 
इति आश्व लामन गृह्य सूत्रे द्वितीयोऽध्याय समाप्त । 


ककि सका} "नचा अपादा 


पती १1०५६11 


ष्ट 


3अथात पञ्चयज्ञा ।१। देवयज्ञो भूतयज्ञ पितृयज्ञो ब्रह्म- 

यज्ञो मनुष्ययज्ञ इति ।१। तद्यदग्नौ जुहोति स देवयज्ञो यद्‌- 

बलि करोति स भूतयज्ञो यत्पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञो 

यत्स्वाध्यायमधीयते स ब्रह्मायज्ञो यन्मनुष्येभ्यो ददाति 

स मनुष्ययज्ञ इति ।३। तानेतान्यज्ञानहरह कुर्वीत ।४। 

ख० १ । 

इस सूत्र मे “अत यह शब्द हेतु के अथ वाला हे । क्योकि इन के 
करने से नि श्रेयस की प्राप्ति होती है पश्च यज्ञ नाम वाले यज्ञ बतलप्ये 
जायगे ।१। वे पाच यज्ञ ये है-देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ; 
और मनुष्य यज्ञ ।२। जो अग्नि मे दश आहुतियो का हवन करता है 
वह देवयज्ञ होता है । जहा बलि का हरण होता है वह भूतयज्ञ होता है 
जो पितृगण के लिये “स्वधा पितृभ्य ” इससे देता है वह पितृयज्ञ होता 
है। जो स्वाध्याय का अध्ययन करता है वह ब्रह्मयज्ञ होता हे (जो 
मनुष्यो के लिये देता है वह मनुष्य यज्ञ होता है ।३। उक्त इन पाँचो यज्ञो 
को प्रतिदिन करना चाहिए ।४। 

अथ स्वाध्यायविधि ।१। प्राग्वोदग्वा ग्रामान्निष्क्र 

म्याप आप्लुत्य शुचौ देशे यज्ञोपवीत्याचम्याक्किन्नवासा 

दर्भाणा महदुपस्तीयें प्राक्कूलाना तेषु प्राड मुख उपवि- 

श्योपस्थ कृत्वा दक्षिणोत्तरौ पाणी सधाय पवित्रवन्तौ 

विज्ञायतेऽपा वा एष ओषधीना रसो यहर्भा सरसमेव 

तद्ब्रह्म करोति । द्यावापृथिव्यो सधिमीक्षमाण 

समील्य वा यथा वा युक्तमात्मान मन्येत तथा युक्तो- 


तुतोयोऽध्याय ] [४४७ 


ऽधीयीत स्वाध्यायस्‌ ।२। ३८ पूर्वा व्याहृती ।३। 
सावित्रीमन्वाह पच्छो$धेकेश सर्वामिति तृतीयम्‌ ।४। 
ख० २। 


अब स्वाध्याय की विधि बतलायी जाती है । इससे वेश्वदेव के 
पहिते या पीछे अध्ययन करना चाहिए--इसमे कोई भी क्रम का नियम 
नही है यह सिद्ध है ॥१॥ पूर्व मे या उत्तर मे ग्राम से निकल कर जल 
मे आप्लुत होवे और फिर किसी शुद्ध देश मे यज्ञोपवीती आचमन करे । 
आक्लि वस्त्रो वाला दर्भो महान्‌ उपस्तरण करके उनके युक्त कूलो मे 
प्राड मुख होकर उपविष्ट होकर उपस्थ करके दक्षिण उत्तर दोनो हाथो 
को सधान करके पवित्री वाले करे । यह श्रवण किया जाता है अर्थात्‌ 
यह समस्त गृह्य शास्त्र श्रुति मूलक ही होता है। यह जल का रस है 
अथवा औधियो का रस है जो दर्भ सरस ही उस ब्रह्म को करता है। 
फिर द्यावा पृथिवी की सन्धि को देखता हुआ अथवा नेत्रो को समीलित 
करके जसे भी आत्मा को युक्त माने वैसे ही युक्त होकर स्वाध्याय का 
अध्ययन करता है ॥२॥ आदि मे प्रणव को कहकर फिर तीनो व्याह- 
तियो को समस्तो को बोलना चाहिए । “भूभुव स्व ” ये तीन 
महाव्याहृतियाँ है ॥३॥ फिर सम्पूणं सावित्री को बोले । पच्छ अध 
ऋचा के क्रम से तृतीय को बोलना चाहिए ॥४॥ 


अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यजू षि सामान्यथर्वाङ्भिरसो 
ब्राह्मणानि कल्पान्गाथा नाराशसीरितिहासपुराणानीति 
।१। यह चोऽधीते पयआहृतिभिरेव तह वतास्तप॑यति यद्य- 
जू षि घृताहुतिभिर्यत्सामानि मध्वाहुतिभिर्यदथर्वाङ्गि- 
रस सोमाहुर्तिभर्यंद्ब्राह्मणानि कल्पान्गाथा नाराश- 
सीरितिहासपुराणानीत्यमृता हुतिभि ।२। यहृचोऽधीते 
पयस कुल्या अस्य पितृन्स्वधा उपक्षरन्ति यद्यज्‌ षि 
घृतस्य कुल्या यत्सामानि मध्व कुल्या यदथर्वाञ्जिरस 
सोमस्य कुल्या यद्ब्राह्मणानि कल्पान्गाथा नाराशसी- 


६८ ; [ आश्चलायनग्द्यसूत्रम्‌ 


रितिहासपुराणानीत्यमृतस्य कुल्या ।३। स यावन्मन्येत 

ताग्दधीत्यतया परिदधाति । नमो ब्रह्माणो नमो अस्त्व- 

ग्नये नम परथिव्ये नम ओषवीभ्प । नमो वाचे नमो 

वाचस्पतये नमो विष्णवे महत करोमीति॥४ ख० ३। 

इसके अनग्तर स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए । इसमे यह 

सिद्ध होता है फि प्रणव जिनके आदि मे है ऐसी तीनो व्याहृतियाँ 
स्वाध्याय का ही अद्ध हे । फिर यजुर्वेद की ऋचाए - सामवेद-%ऋग्वेद 
और अथर्वाङ्गरस-ब्राह्वाण, कल्प, गाथा, नरारामि, इतिहास और पुराणो 
का अध्ययन करना चाहिए ॥१॥ जो बहुत ऋचाओ का अध्ययन करता 
है, पय की आहुतियो के ही द्वारा करना चाहिए । इससे देवताओ का तपण 
करता है ! यजुवद को घृत की आहुतियो के द्वारा, सामवेद को मद्गु की 
आहुतियो के द्वारा, आङ्गिरसो को मोम की आहुतियो के द्वारा अध्ययन 
करता है । इसके अनन्तर ब्राह्माण-कल्प, गाथा,नराशसि-इतिहास पुराणो 
का अध्ययन अमृत की आहुतियो के द्वारा करना चा! ए ॥२॥ जेमा कि 
बताया गया है कि ब्रह्मयज्ञ के द्वारा देवगण तृप्त होते है वेसे ही अब 
बताया जाता है कि पितृगण भी तृप्त होते है । जो ऋचाओ का अध्ययन 
करता है वह पय की नदियाँ पितृगण के समीप मे उपस्थित होती है 
और स्वधा का उपक्षरण किया करती हे । य्जुवेंद के मन्त्र घृत की 
नदियाँ--सामवेद मधु की नदियाँ तथा ऑजङ्गिरसाथव वेद के मन्त्र 
सोमरस की नदियाँ ओर ब्राह्माण, कल्प, गाथा, नाराशमि, सब इतिहास- 
पुराण अमृत की नदियाँ पितूगण को उपस्थित होती है ॥३॥ उसको 
चाहिए फि जितन समय तक अपने मनको एकाग्र समझे उतने ही काल 
तक अध्ययन करना चाहिए । यह कोई नियम नही है कि दशो का ही 
ही अध्ययन करे । सब प्रकार से समाहित मन से ही अध्ययन करे । 
यहा इतना ही करे-ऐसा कोई भी नियम नही है । फिर इस ऋचा 
से परिधान करता है-“नमो ब्रह्मणे, नमोऽस्त्वग्नये, नम पृथिव्ये 
नमओषधिभ्य, नमो वाचे, नमो वाचस्पतये, नमोविष्णवे महते'” 
करोमि” ॥इति ॥४॥ 


तृतीयोऽध्याय ] [ ९६ 


देवतास्तर्पयति प्रजापतित्र ह्या वेदादेवा ऋषय सर्वाणि 
च्छुन्दास्योकारो वषट्कारो व्याहृतय सावित्नी यज्ञा 
द्यावापृथिवी अन्तरिक्षमहोरात्राणि साख्या सिद्धा 
समुद्रा, नद्या गिरय क्षेत्रौषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसो 
नागा वयासि गाव साध्या विप्रा यक्षा रक्षासि भूतान्ये- 
वमन्तानि ।१। अथ ऋषय शतिनो माध्यमा गृत्समदो 
विश्वामित्रो वामदेवोऽत्रिरभेरद्वाजो वसिष्ठ प्रगाथा 
पावमान्य क्षूद्रसृक्ता महासूक्ता इति ।२। प्राचीनावीती 
।३। सुमन्तुजेमिनिवेशम्पायनपेलसुत्र भाष्य भारतमहा- 
भारतधर्माचार्या जानन्तिबाहविगा्यंगोतमशाकल्यवा- 
भ्रव्यमाण्डव्यमाण्डूकेया गर्गीवाचक्रबी वडवाप्राती- 
थेयी सुलभामंत्रेयी कहोल कौषीतक महाकोषीतक 
पेङ्गाय महापेङ्गच सुयज्ञ साख्यायनमंतरेय महेतरेय 
शाकल बाष्कल सुजाववक्त्रमौदवाहि महोदवाहि 
सौजामि शौनकमाश्वलायन ये चान्ये आचार्यास्ते सव 
तृप्यन्त्विति ।४। प्रतिपुरुष पितृ स्यपेयित्वा गृहानेत्व 
यहदाति सा दक्षिणा 1५! 


परिधान के अनन्तर इन देवो का उदय के द्वारा तर्षेण करता है। 
यह तर्पण मे प्रसिद्ध है-प्रजापति-न्रह्मा-वेद-देव ऋषि-सब छन्द- 
ओद्धार-वषट्कार व्याहृतिया-सावित्री-यज्ञ द्यावा पृथि वी-अन्त रक्ष अहो- 
रात्र-साख्य-सिद्ध-समुद्र नदियाँ- पर्वेत- क्षेत्रः ओषधिया- वनस्पति-गन्धवे- 
अप्सरा नागन्पक्षी-भौरो साध्य-विप्र-यक्ष-राक्षस और भूत सब तृप्त होवे 
ऐसी रीति से ही सबका तामोच्चारण करके ही तपण करना चाहिए 
॥।१॥ इसके अनन्तर शर्ताचि प्रभृति बारह ऋषियो का तर्पण करता हैं । 
वे ,बारह ये हे-शतषि माध्यम-गृत्समद-विश्‍वामित्र-वामदेव-अत्रि-भर 
द्वाज-बसिष्ट-प्रगाध पावमान्य-शुद्र सूक्त और महासूक्त ये हे ॥२॥ प्राचीना- 
त्रीती होकर ही जो आगे बताये जाने वाले हे उनका तपण किया जाता 


१०० । [  आश्वलायनगृह्यसत्रम्‌ 


हे ॥३॥ सुमन्तु जैमिन-जैशम्पायन पेल सूत्र भाष्य भारत महाभारत 
धर्माचाय्य जानन्ति व।हनि-गाग्य गौतम शाकल्य वाभ्रग्य-माण्डव्य माण्डू- 
केय-गर्गी वाचूकवी वडवा प्रातिथेयी सुसमामँत्रेयी कहोत कौषीतक मह 
कौपीतक पेङ्चय महापंद्भथ सुयज्ञ साख्यायन ऐतरेय महैतरेय- 
शाकल वाष्कल सुजातवक्त्र औदवाहि महोदवाहि सोजामि शौनक 
आश्वलायन ये सब तेईम वाक्य है और जो अन्य आचाय्यं हे वे सब 
तृप्त होवे ॥इति ॥४॥ प्रति पुरुष पितृषण को तृप्त करके गुह मे आकर 
जो देत' हे वह दक्षिणा होती है ॥५॥ 


अयापि विज्ञायते स यदि तिष्ठन्त्रजन्नासीन शयानो वा 
य ऋतुमधीते तेत तेन हास्य क्रतुनेष्ठ भवतीति ।६। 
विज्ञायते तस्य द्वावनध्यायो यदाऽऽत्माऽशुचिर्यह श 
।७। ख० ४ । 


पूव मे कथित उपवेशन के सम्भव न होने पर इस प्रकार से ब्रह्म- 
यज्ञ करना चाहिए-इस विषय मे श्रुति ने कहा है-- नशयानोऽतरीयीत- 
नाष्टम्याम्‌--इत्यादि जो निषेध है वह नित्य स्वाध्याय का ही होता है 
और ब्रह्मयज्ञ का नही होता हे । भोर भी बताया जाता हे कि वह यदि 
खडा होता हुआ, गमन करता हुआ, वेठा हुआ अथवा शयन करता हुआ 
जिम क्रतु का अध्ययन करताहे उम-उस क्रतु से इसका अभीष्ट होता है 
।६। उस ब्रह्मयज्ञ की दो ही अनध्याय बलाई जाती है । प्रथम तो जव 
आत्मा अशुचि हो चाहे सुतक से-मृतक से अथवा मलादि के द्वारा ऊिसी 
भी प्रकार से हो तब इसका अनध्याय होता है भोर दूसरा जब कि 
अमेध्व आदि पदार्थो से वह देश ही अशुचि हो-इन ही कारणो के होने 
पर अनध्याय होता है। काल के विषयमे तो श्रुति है कि--“मध्यान्दिने 
प्रबलमधीयीत य एव विद्वान्‌ महाराज उषसि उदिते च” अर्थात्‌ दिन के 
मध्य प्रबलता से अध्ययन करे जो इस प्रकार का विद्वान है वह 
महाराज ऊषाकाल मे और सूयदेव के उदित होने पर अध्ययन करे ।७। 


तृतीयोऽध्याय, ] १०१ 


अथातोञ्ध्यायोपाकरणम्‌ ।१। ओषधीना प्रादुर्भावे श्रव- 
णोन श्रावणस्य ।२। पञ्चम्या हस्तेन वा 1३॥ आज्यभागो 
हुत्वाऽऽज्याहुतीजु हुयात्‌ । सावित्रये ब्रह्मणे श्रद्धायै 
मेधाये घ्रज्ञारै धारणा यै सदसस्पतयेऽनुमतये छन्दोभ्य 
श्रषिभ्यञ्च ति ।४। अथ दधिसक्त ऊजुहोति ।५ अग्ति- 
मीले पुरोहितमित्येका ।६। कुषुम्भकस्तदब्रदीदावदस्त्व 
शकुने भद्रमावद गृणाना जमदग्तिता धाम ते विश्व 
भुवनमधिश्चित गन्ता नो यज्ञ यज्ञिया सुशमि योन 
स्वो अरण प्रतिचक्ष्व विचक्ष्वाऽऽग्ते याहि मरुत्सखा 
यत्ते राजञ्छुत हविरिति दुव्यूचा ।७। 


यहाँ पर “अत '--यह शब्द हेतु के अथ वाला है । इसके अन- 
न्तर अध्याय का प्रारम्भ जिस कम से होता है उमे ही अध्यायोयापा- 
करण कहते है जो कि ब्रह्मयज्ञ नित्य है इसी हेतु से अव्ययन का 
प्रारम्भ बतलाते है 1१। उसका काल बताते है--जत्र ओपधियो का 
प्रादुर्भाव हो तब श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र से प्रारम्भ करना चाहिए 
जब श्रावण मे किसी कारण से ओषधियो का प्रादुर्भाव न हो तो भाद्रपद 
मे श्रवण करे--यही तात्पर्यं है। वृष्टि के अपकष मे कम का अपकष 
कभी नही होता है। यदि भाद्रपद मे भी वृष्टि का अपक्षं हो आवे तो 
बया करे--इसका समाधान यही है कि यह कम वर्षा मे ही किया जाता 
है । श्रावण और भाद्रपद वर्षा की ऋतु के ही मात है।२। अथवा 
श्रावण मास की पञ्चमी जत्र हस्त नक्षत्र से युक्त हो तब करे । इस 
प्रकार से तीन काल इस कर्म के लिये बता दिये गये हे ।३। आज्य भागों 
का हवन करके आज्य की आहुतियो से हवन करना चाहिए । यहाँ पर 
आज्य भाग का वचन नित्यार्थं होता हे । ये नौ आहुतियॉ है इनको घृत 
से ही हवन करना चाहिए सावित्र्यै स्वाहा--ब्रह्मणे, श्रद्धायै, मेधाय, 
प्रज्ञाये, धारणाय, सरस्वतये, अनुमतये, छन्दोभ्य , ऋषिभ्य स्वाहा । 
स्वाहा शब्द सब के ही अन्त मे प्रयुक्त करे 1४। इसके अनन्तर दि सें 


१०२ ] [ आश्वलायनगृह्यसुत्रस्‌ 


मिश्चित सक्तओ का हवन करना चाहिए 1५॥ एक आहुति “अग्निभीले 
पुरोहितम्‌” इससे देवे 1६।कुषुम्भकस्तद ब्रवीदावदन्स्त्व शकुने भद्रमा- 
वद गृणाना जमदग्निना धाम ते विश्व भुवन मधि श्रित गन्तानो यज्ञ 
यज्ञिया सुशमियो न स्वो अरण प्रतिच विचक्ष्वाले याहि मस्त्सखा 
यते राजञ्छत हविरिति इव्यूचा । ये नो हव्यूचा है ।७। 


समानीव आकुतिरित्येका ।८। तच्छयो रावृणीमह इत्येका 
।९। अध्येष्यमाणोऽध्याप्येरन्वारन्ध एताभ्यो देवताभ्यो 
हुत्वा सोविष्टकृत हुत्वा दघिसक्त न्प्राश्य ततो मार्जनम्‌ 
।१०। अपरेणार्नि प्राक्कुलेषु दर्भेषरपविश्योदपात्रे दर्भा- 
न्कृत्वा ब्रह्माक्षलिकृतो जपेत्‌ 1११) अपूर्वा ब्याहुती' 
सावित्री च त्रिरभ्यस्य वेदादिमारभेत ।१२। तथोत्सर्ग 
1१3) षण्मासानधीयीत ।१४। समावृत्तो ब्रह्वाचारिकल्पेत 
। 


“समानीव आकृति ” इति--यह भी एका है । “तच्छयोरावृणी 
वह” इति--यह भी एका हे ।८ ९। 'अध्याष्यंरन्वारब्धे' इतने ही से सिद्ध 
होने पर “अध्येय्यमाना ---यह वचन इसी लिये है वि अध्ययन के अभाव 
मे भी अध्येष्यमाण सवय ही करे । इन देवताओ के लिये हवन करके 
और सोविष्टकृत को हवन करके दधि सक्त ओ का प्राशन करे और फिर 
मार्जन करना चाहिए ।१०। पीछे अग्नि के प्राजग्र दर्भो पर उपवेशन 
करते है । इसके पश्चात्‌ शयन आदि मे जल का आसेचन करे और फिर 
ब्रह्माज्जतिकृत हो कर जप करना चाहिए। स्वय करे और यदि वहाँ 
पर शिष्य हो तो उनके साथ ही मे करना चाहिए 1११1 उकार पूवक 
समस्त महा आहृतियो का फिर सावित्रीं का तीन बार अभ्यास करके 
वेदादि अग्निमीले” इससे आरम्भ करके सूक्त अथवा अनुवाक्य का भार- 
म्भ करना चाहिए ।१२। यहाँ पर कृत्स्न कर्म का अतिदेश नही है किन्तु 
वेद के केवल आरम्भण का ही अतिदेश क्या जाता है। इन देवताओ 


तुतीयो$व्य़ाय ] | १०३ 


के लिये अन्न से हवन करे यही प्रधान होम है । इससे उत्सर्जन मे 
प्राशन और माजन नही होते है ऐसा सिद्ध हो गया 1१३) छे मास तक 
अध्ययन करना चाहिए और बीच मे उपराम नही करे 1१४। ब्रह्मचारी 
के जसे धर्म होते है उसी के समान समावृत्त रहे । स्वाध्याय के समय 
मे जो धर्मो का विवान है जैमे--मधु, माम, स्त्री भसन, दिवाशयन आदि 
है, इन सबका वर्णन करके ही युक्त हो अध्ययन करना चाहिए । जो 
समावृत्त होता है उसके मेदवल।दि नही होती है 1१५॥ 


यथान्पायमितरे ।१६। जायोतेयेत्येके ।१८। प्राजापत्य 
तत्‌ ।१८। वाषिकमित्येतदाचक्षते ।१९। मध्यमाष्टकाया- 
मेताभ्यो देवताभ्योऽन्न न हुत्वाऽपोऽभ्यवयन्ति।२० एता 
एव तद्द वतास्तर्पयन्ति ।२१ आचार्यानृषीन्पितृ श्च 
1२२। एतदुत्सर्जनस्‌ ।२३। ख० ५। 


इस अध्ययन मे ब्रहमचारियो को भी प्रवृत्ति होती है अ थथा समा- 
वृत्तो की ही प्रवृत्ति होवे-यह शङ्का होती है । इतर का तात्पर्य ब्रश्‍म- 
चारी आदि से ही है ।१६। कुछ का मत है जो समावृत्त है वह जाया 
गमन करे ।१७। यह जाया का गमन प्रजायतित्व की सिद्धि के ही लिये 
करना चाहिए । उनका अभिप्राय यहो है कि ऋतुगमन सर्वथा करना 
ही चाहिए । वयोकि गमन न करने पर दोष होता है। पराशर ने कहा 
है--““ऋतुस्ताता तु या भार्या सक्षिधो नोप गच्छति । घोराया भ्रूण हत्या 
या युज्यते नात्र सशय ।” अर्थात्‌ जो मनुष्य ऋतु काल मे भार्या का 
गमन नही करता हैं वह घोर भ्रूण हत्या का भागी होता है-इसमे कोई 
सशय नही है 1१८॥ यह उपाकरण वाषिक है। आचक्षते --यह कहने 
हुए यह दिखाया जाता है कि यह वेदिकी सञ्जा है पारिभाषिकी नही है। 
यह अन्वथ सञ्ञा है ऐसा पहिले दिखाया जा चुका है।१८। मध्यमास का 
इन देवताओ के लिये अन्न से हवन करके होम शेष के समाप्त होने पर 
जल मे अवगाहन करते हैं ।२०। ये ही उसके देवता तर्पण करते है। 
द्वितीयान्न देवता को करके 'तर्पयामि' । इससे उन्तीस वाक्यो को कहकर 


१०४ ) [ आधश्वलायनगृह्यसूत्रभ 


तपण करना चाहिए ।२१। आचायो को, ऋषियों को ओर पितृगणो को 
न्त करे । ब्रम यज्ञ भा अद्भ तपंण कहा गया है इससे इस समय भी 
करना चाहिए 1२२। इसकी यह सज्ञा है । इसके पीछे छै मास तक षडड्भो 
का अध्ययन करना चाहिए 1२३! 

अथ काम्याना स्थाने काम्या ।१। चरव ।२। तानेव 

कामानाप्नोति ।३। अथ व्याधितस्याऽतुरस्य यक्ष्मगृही- 

तस्य वा षलाहुतिश्चर ।४। मुः्चामि त्वा हविषा जीवना- 

यकमित्येतेन 1५] 

तरेता मे जो इष्टिया थी उनके स्थान मे काग्या भयाग पाक यज्ञ 
करनी चाहिए 1१! त्रेता मे पुरोडाश होते ये अब उनके स्थान मे चरु 
लेना चाहिए । पशु के स्थान मे पशु ही समझना चाहिए क्योकि ओषछि 
साम्य से समान जातीय का ही वाध होता है ॥२॥ अन्य पाक यज्ञ आहि- 
ताग्नि के और अनाहिताग्नि के साधारण हे--ऐसा कह दिया गया हे । 
जो काम्य होते ह वे अवाहिताम्नि वाले कि ही होते हे--इसीलिये यह 
वचन होता है ।३। अब नैमित्तिको के विषय मे बतलाया जाता हे--जो 
ज्वरादि रोग से गृहीत हो--जो आतुर अर्थात्‌ वल्यगत हो और जो क्षय 
व्याधि से पीडित हो इन तीनो निमित्तो मे षडाहुति नाम वाला ही चर 
ग्रहण करना चाहिए-यह कम नाम है । यहा पर चकार का वचन जाज्य 
की निवृत्ति के ही लिये है ।४ प्रत्येक ऋचा मे पाच आहुतियो से हवन 
करके स्विष्ट कृत करे । “मुचामि त्वा हविषा जीवनायकमु” इससे करता 
चाहिए । शौनकादि ने भिन्न वचन कहे हें उनकी सब की विवृत्तिके 
लिये ही यहा पर यह वचन दिया गया है 1५] 

स्वप्नममनोज्ञ दृष्टाञ्या नो देव सवितरिति द्वाभ्या यच्च 

गोषु दुष्वप्न्यमिति पश्वभिरादित्यमुपतिष्ठत ।६। यो 

मे राजन्यूज्यो वा सखा वेति वा ।७। क्षुत्वा जृम्भित्वाऽ 

मनोज्ञ दृष्टा पापक गन्धमाधायाक्षिस्पन्दने कणध्वनने च 

सुचक्षा अहमक्षौभ्या भूयास सुवर्चा मुखेन सुश्रृत्कर्णा- 

भ्या मयि दक्षक्रतू इति जपेतु।८। अगमनीया गत्वा- 


तृतीयोऽध्याय ] { १०१ 


श्याज्य याजयित्वा$भोज्य भुक्त्वाऽप्रतिग्राह्य प्रतिगृह्य 
चेत्य यूप वोपहत्य पुनर्मा मैत्विन्द्रिय पुनरायु पुतभन । 
पुनद्र विणमेतु मा पुनर्ब्राह्मणमोतु मा स्वाहा । इमे ये 
धिष्ण्यासो अग्नयो यथास्थानमिह कल्पताम्‌ । वेश्वानरो 
वावृधानोऽन्तर्यच्छतु मे मनो हृचयन्तरममृतस्य केतु स्वा- 
हेत्याज्याहुती जुहुयात्‌ 1९) समिधौ वा ।१०। जपेद्वा 
।११। ख०६। 


अयवा “योते राजन्‌ युज्य” इससे अथवा “सखा बा” 
इससे पूव सात आहुतियो से करे--यह विकल्प है ।७। इन छे निमित्तो मे 
जो नीचे बताये जॉयगे “सुचक्षा अहमक्षी भ्या भूयास सुवर्चा मुखेन सुश्रत 
कर्णाभ्या मयि दक्षक्रतू” इमका जाप करना चाहिए । क्षत जृम्भण 
अमनोज्ञ दर्शन--पावक गन्ध का आश्राण-अशिस्पन्दन और कण घ्वनत 
थे छे निमित्त होते है ।८। गमन न करने के योग्य स्त्री का गमन करके- 
अयाज्य का याजन कर कर--अभोज्य का भोजन करके--अप्रतिप्राल्य 
का प्रतिप्रहश करके अथवा चेत्य यूप का उपहनन करके “पुनर्या य । 
त्वन्द्रिय पुनरायु पृनर्भग । पुनद्रविण मेतु मा पुनर्ग्राहमण मेतु मा 
स्वाहा”--“इमे विष्ण्यासो अग्नयो यथा स्थान मिहकल्पताम्‌ । वैश्वानरो 
वावृधानोऽनार्यच्छतु मे मनो हृद्यन्तर ममृतस्य केतु स्वाहा“ इससे आज्य 
की आहुतियो का हवन करना चाहिये ।६। अथवा समिधाओ का आधान 
करना चाहिए 1१०। अथवा जाप करे । जप के पक्ष मे स्वाहाकार का 
त्याग कर देना चाहिए क्योकि वहाँ पर तो केवल जाप ही है और प्रदान 
का आभाव होता है ।११। 


अव्याधित चेत्स्वपन्तमादित्योऽभ्यस्तमियाद्वाग्यतोऽतुपवि- 
शन्रात्रिशेष भूत्वा येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तम इति 
पश्चभिरादित्यमुपतिष्ठ त ।१। अभ्युदियाञ्चे दकर्मश्रान्तम- 
नभिरूपेणा कर्मणा वाग्यत इति समानमुत्तराभिश्चतसु- 
भिरुपस्थानमु ।२। यज्ञोपवीती तित्योदक सध्यामुपासीत 


१०६ ] [ आश्चलायनगृह्वसूत्रम्‌ 


वाग्यत ।३। सायमुत्तरापराभिमुखोश्व्वष्टमदेश सावित्री 
जपेदर्धास्तमिते मण्डल आनक्षत्रदर्शनात्‌ ।४ एव प्रात 
।७। 


यदि अव्यधित के सोने हुए होने पर सूय अस्तता को प्राप्त हो जावे 
तो वाग्यत होकरा अनुपविष्ट होता हुआ “येन सूर्य ज्योतिषा वाधरेतम 
इससे पॉचो मे आदित्य का उपस्थान करना चाहिए अर्थात्‌ उदित होने 
पर हो करे ।१। अव्याधित स्त्रपन करते हुए को यदि विहित कम्म से 
अश्चान्त और अकम श्रान्त को अभ्युदय होवे तो ही यह प्रायश्चित होता 
है और विहित कम से श्रान्त को यह प्रायश्चित्त नही होता है। अविहित 
कम से श्रान्त होवे तभी करना चाहिए। उस समयमे “यस्थते 
बिश्वा ” इन चारो से उपस्थान करे और दूसरे दिन उदित होने पर 
ही करना चाहिए।२। जो यज्ञोपवीती हो उसे नित्योदक होकर वाग्यत 
होते हुए सन्ध्या की उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर देनो सच्या 
समान है ।३। अब प्रति सन्ध्या मे केसे उपासना करनी चाहिए-यही बत- 
लाया जाता है-सायङ्काल मे उत्तर की ओर अभिमुख होकर करे और 
अन्वष्टदेश मे अभिमुख होवे प्रतीची दिशा मे जो उत्तर भाग है उसके 
अभिमुख होना चाहिए-यही तात्पय है। सावित्री का जाप करे | जब 
भण्ड्ल मे अर्धास्तमित हो तब से लेकर जब तक नक्षत्रो का दर्शन होवे 
तब तक जाप करते रहना चाहिए।४। इसी विधि से प्रात काल मे भी 
करना चाहिए ।५। 


प्राड्‌ मुखस्तिष्ठन्नामण्डलदशंनात्‌ ।६। कपोतश्च दगारमुप- 
हन्यादनुपतेद्वा देवा कपोत इति प्रत्मूच जुहुयाञपेद्वा।५। 
वयमु त्वा पथस्पत इत्यथचर्चा चरिष्यन्‌ ।५। सपुषन्विदु- 
षेति नष्टमधिजिगमिषन्मूलह्दी वा ।६। सपृषन्नध्वन इति 
महान्तमध्वानमेष्यन्प्रतिभय वा ।१०। ख० ७। 


प्राड्‌ मुख होकर स्थित रहता हुआ पूव की ही भाति जब नक्षत्र अर्ध 
अस्तमित हो तब से प्रारम्भ करके सुय उदित हो तब तक करना 


तृतीयोऽध्याय ] [ १०७ 


चाहिए ।६। शुक्ल वर्ण वाला अरण्य वासी रक्तपाद कपोत यदि उपहनन 
करे अथवा अनुयत न करे तो “ देवा कपोत” इससे प्रति ऋचा के हवन 
करे अथवा जाप करना चाहिए ।७। ' वयमुखा पथस्वता'' इससे अधेचर्या 
का चरण करता हुआ प्रति ऋचा मे हवन करे अथवा इसका जाप करना 
चाहिए ।५। चष्ट हुई वस्तु को प्रतिलब्ध करने के लिये अथवा प्रज्ञा से 
हीन पुरुष हवन करे अथवा इसका जाप करे । मन्त्र यह है-“स पुपर्नाव 

दुषा” इति 1९1 “सपृषन्नध्वन इति इसको महान्‌ अध्वा को गमन करते 
हुए भयानक अध्वा को जाते हुए इस उक्त मन्त्र से हवन करना चाहिए 
अथवा जाप करना चाहिये ।१०। 


अर्थेतान्युपकल्पयीत समावर्तमानो माण कुण्डले वस्रयुग 
छत्रमुपानद्य ग दण्ड ख्नजमुन्म्दनमनुलेपनमाञ्जनमुष्णी- 
षमित्यात्मने चाऽऽचार्याय च ।१। यद्य्‌ भयोनं विन्दे- 
ताऽऽचार्यायेव ।२। समिध त्वाहरेदपराजिताया दिशि 
यज्ञियस्य वृक्षस्य ।३। आर्द्रीमच्चाद्यकाम पुष्टिकामस्ते- 
जस्कामो वा ब्रह्मवचसकाम उपवातासु ।४। उभयीमुभय 
काम 1५] 


समावर्तन नाम वाला एक सस्कार होता हे । उस सस्कार 
से सस्क्रियमाण होते हुए अपने लिये ओर आचाय के लिये इच 
वक्ष्यमाण एकादश द्रव्यो का उपकल्पन करे--द्रव्य ये है+-मणि-- 
कुण्डल-युगवस्त्र-छत्र उपानत्‌ का जोडा-दण्ड-स्रक्‌-उन्मदेन-अनुलेपन 
अञ्जन--उष्णीष ।१। यदि इन उक्त एकादशद्रव्यो को दोनो के लिये 
उपकल्पित न कर सके तो आचार्य के ही लिये करना चाहिए 1२। यज्ञिय 
वृक्ष की जो अपराजिता दिशा है उसी से ग्रहण करके आहरण करना 
चाहिए । 'यज्ञिय' यह वचन होम के लिये यह समिधा है-इसी के ज्ञापन 
करने के लिये है । इससे जो पहिले “तिष्ठन्सामिधमादध्यात्‌ यह कहा है 
वह सिद्ध हो जाता है।३। जो अन्नादि की कामना वाला हो वह आद्र 
लावे--पुष्टि की कामना वाला-तैज की कामना वाला अथवा ब्रटमवचस 


१०८ ] [ आश्चलायनगृद्यसुत्रस्‌ 


की कामना रखने वाला हो उसको शुष्क समिधा का ही आहरण करना 
चाहिए ।४। एक मार्ग आद्र का है और दुसरा माग शुष्क का होता है। 
जो दोतो की कामना वाला पुरुष हो उसको आद्र और शुष्क दोनो ही 
प्रकार की ग्रहण करनी चाहिए ।२। 

उपरि समिध कृत्वा गामन्न च ब्राह्मणोभ्य प्रदाय 

गौदानिक कर्म कुर्वीत ।६। आत्मनि मन्त्रान्त्सनमयेत्‌ 

1७। एकक्कोतकेन ।८। शीतोष्णाभिरद्धि स्नात्वा युव 

वस्जाणि पीवसा वसाथे इत्यहते वाससी आच्छाद्याइमन- 

स्तेजोऽसि चक्षुर्मे पाहीति चक्षुषी आञ्जयीत ।९। अश्मन- 

स्तेजोऽसि श्रोत्र मे पाहीति कुण्डले आबध्नीत ।१५। 

आहृत समिधा को अपर रक्खे । इसके पश्चात्‌ ब्राहमणो को दक्षिणा 
देनी चाहिए । और कमं का अङ्ग होने से भोजन भी देना चाहिए । इस 
के अनन्तर गोदातिक कर्म भी करना चाहिए। कम ग्रहण से कमं के जो 
नियम है उन मब का भी परिपालन करना चाहिए । यथा--आप्लवन- 
वाग्यत आदि हे । यह कर्म स्वय मे वही करे ।६। आत्म वाचक मन्त्रो को 
करना चाहिए यथा “ओषधे त्रायस्व माम्‌ --'स्तधि ते मा माहिसी " 
“वयते है ममायुष्मान्‌ - 'प्रयासतेनय आयुषा -“शिरो मुख मा म आयु 
प्रभोषी ' इति ।७। करञ्ज बीज का जहाँ पर एक बीज हे वह एक क्लीत 
है । उसका पेषण करके उससे उच्मदन कराना चाहिए ।८। शीतोष्ण जल 
से स्तान करके 'युय वस्त्राणिरीवसा वसाथे इस मन्त्र से अहत वस्त्रो 
को लेकर समाच्छादन करे अश्मनस्तेजोडसिच क्ष म पाहि इससे नेत्रो का 
अञ्जन करना चाहिए । प्रत्येक वस्त्र के धारण करने मे मन्त्र की आवृत्ति 
करनी चाहिए । श्रति का वचन है कि सवं प्रथम सव्य नेत्र का अजन 
करना चाहिए । इसी प्रकार से प्रत्येक चक्ष, के अजन लगाने पर भी 
मन्त्र की आवृत्ति करनी चाहिए । श्रति--“सब्य मनुष्या अज्मते प्रथमम्‌ 
यह हूँ ।९। “अझ्मयस्तेजोऽति श्रोत्र मे पाहि'-इस से कुण्डलो को बाँधना 
चाहिए । यहाँ पर भी पहिले दक्षिण कुण्डल को बाँधे और पीछे सव्य 
को बांधे । मन्त्रावृत्ति यहाँ पर भी करनी चाहिए 1१०1 


तृतीयोऽध्याय ] [ १०६ 


अनुलेपनेन पाणी प्रलिप्प मुखमग्र ब्राह्मणोऽनुलिम्पेद्‌- 

बाहू राजन्य उदर वैदय उपस्थ स्त्यूरू सरणजीविन 

। ११) अनार्ताऽस्यनार्तोऽह भूयासमिति ख्रजमपि बध्नीत 

न मालोक्ताम्‌ ।१२। मालेति चेदब्र यु स्रगित्यमिधाप- 

यीत ।१३। देवाना प्रतिष्ठ स्थ सवतो मा पातमित्यु- 

पानहावास्थाय दिवश्छद्मासीति च्छत्रमादत्ते ।१४। 

वेणुरसि वानस्त्पयोऽसि सर्वतो मा पाहीति वैणव दण्डम्‌ 

।१५। आयुष्यमिति सूक्त न मणि कण्ठे प्रतिमुच्योष्णीष 

कृत्वा तिष्ठन्त्समिधमादध्यात्‌ ।१६। ख० ८। 

अनुलेपन का अथ कुड्कम आदि होता है । अनुलेपन से दोनो हाथो 
प्रलेपन करे । ब्राहमण सर्व प्रथम मुख पर लगावे । क्षत्रिय बाहुओ पर 
और वेश्य सर्व प्रथम उदर पर अनुलेपन करे 1 ऊरुओ को सवं प्रथम जो 
सरण जीवी (शूद्र) है वे लेपन करे । स्त्री के विध'न होने से यह विधि 
सर्वत्र होने वाली है ।११। “अनार्ताऽस्थनार्न्तोऽह भूयासम्‌ इस मन्त्र के 
द्वारा खज का भी बन्धन करना चाहिए । माला का बन्धन नही करे 
।१२। यदि अज्ञान से माला'--यह बोले तो सक्‌ का अभिधापन करके 
बाँचे ।१३। “देवाना प्रतिषेस्थ सर्वतो मा पातम्‌ इस मन्त्र के द्वारा 
उपानहो का अवस्थापन करे और फिर“दिवश्छन्दासि” इस मन्त्र से छत्र 
का आदान करता है ।१४। “वेणुरसि वानस्यत्योऽसि सर्ग तो मा पाहि” 
इस मन्त्र से वेणु के दण्ड का आदान करना नाहिये ।१५। “आयुष्यम्‌ -- 
इस सूक्त के द्वारा मणि को काठ मे प्रतिमोचन करके अहत वस्त्र के 
द्वारा शिर का वेष्टन करना चाहिए । मणि सुवणमय होता है। यहा पर 
'तिषठत्‌'~-इसका ग्रहण है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तत्र आसीन 
के ही कमं होते है ॥१६॥ 

स्मृत निन्दा च विद्याच श्रद्धा प्रज्ञा च पश्चमी । इष्ट 

दत्तमधीत च कृत सत्य श्रुत ब्रतस्‌ । यदग्ने सेन्द्रस्य 

सप्रजापतिकस्य सऋषिकस्य सऋषि राजन्यस्यसपितृकस्य 

सपितृराजन्यस्य समनुष्यस्य समनुष्यराजन्यस्य साका” 


११० ] आश्वलायनगृह्यसूचस्‌ ] 


शस्य सातीकाशस्य सानूकाशस्य सप्रतीकाशस्य सदेव- 
मनुष्यस्य सगच्धर्वाप्सरस्कस्य सहाररण्यश्च पशुभि- 
्ग्राम्येश्च यन्म आत्मन आत्मनि ब्रत तन्मे सर्वत्र तमिदम- 
हमग्र सर्वव्रतो भवामि स्वाहेति ।१। ममाग्ने वचे इति 
प्रत्यूच समिधोऽभ्यादध्यात्‌ ।२। यत्रेन पूजयिष्यन्तो 
भवन्ति तत्रेता रात्री वसेत्‌ ।३। विद्यान्ते गुरुमर्थन 
निमन्त्रय कृतातुज्ञातस्य वा स्तानम्‌ ।४। तस्यैतानि 
व्रतानि भवन्ति ।५। 
स्मृत, निन्दा, विद्या, श्रद्धा, प्रज्ञा, इष्ट, दत्त, अवीन, कृत, सत्य, 
श्रुत, ब्रत --ये मेरे उभय व्रत है, इन वारदोको कहकर यदाने 
सेन्द्रस्य सप्रजापतिकस्य सञ्चषिकस्य सऋषि राजन्यस्य सपितृक्स्य 
सषितु राजन्यस्य सम्नुष्यस्थ समनुष्य एजन्यस्य शाकाशस्य सतीकाशस्य 
सानूकाशस्य सप्रतीकाशस्य सदे वमनुष्यस्य सगन्धर्वाप्सरस्कस्य सहा- 
रण्ये पशुभि ग्राम्येश्च यन्म आत्मन आत्मनि ब्रत तन्मे सवब्रतमिदम 
हमग्र सवं व्रतो भवामि स्वाहा । इति ऐसा उपदेश करते है 1१) 
“ममाग्ने वच” इससे प्रति ऋचामे समिवाओ का अम्यावान करना 
चाहिए । प्रकृत मे आधान होते पर भी पुन, 'अदध्यात्‌' इसका वचन 
पुवं के अधिकार भी निवृत्ति के ही लिये है । इससे यह निकलता है कि 
उपविष्ट होकर ही आधान करना चाहिए खडे होते हुए न करे । फिर 
स्विष्टकृत आहि होमशेष को समाप्त करे ।२। जहाँ पर पयुपक से आत्मा 
को पूजते है वहा पर इस रात्रि मे वसति करनी चाहिए ।३। विद्या के 
अन्त मे अर्थात्‌ विद्या ग्रहण करने के अन्त मे गुरु को अर्थ के लिये 
निमन्त्रित करता है- गुर से प्राथना करे मै आपके लिये क्या भेट दू 
गुरु जिस अथ को कहे उसे करके स्नान करता है । अथवा अनुज्ञात 
होकर स्वा करना चाहिए । स्नान का तात्पर्यं समावतंन होता है ।४। 
उसके ये ब्रत होते है । उपदेश से ही ब्रह्मतव के सिद्ध होने पर यह वचन 
रात्रि मे स्नान नही करे इसी लिये है ।५। 


न नक्त स्नायाच नग्न स्नायान्न चग्न शयीत । न नग्ना 


तृतीयोऽध्याय ] [ १११ 


खियमीकेतान्यत्र मेथुनात्‌ । वर्षति न धावेत्‌ ।४। न 

वृक्षमारोहेन्न कृपमवरोहेन्न बाहुभ्या नदी तरेन्न सशय- 

मभ्यापद्य त ।७। महद्व भूत स्नातको भवतीति विज्ञायते 

।८। ख० ९। 

रात्रि मे स्वान कभी नही करना चाहिए । नग्न होकर स्तान न 

करे और नग्न होकर शयन न करे । किसी भी स्त्री को नग्न नही देखे । 
अपनी स्त्री को भी मेथुन के समय मे ही नग्न देखे अन्य किसी भी समय 
मेन देखे। वर्षा होने के समय मे धावन नही करे 1६) किसी वृक्ष पर 
नही चढना चाहिए । किसी कुए मे नीचे न उतरना चाहिए और बाहुओ 
से नदी को पार न करे । इसी प्रकार से अन्य भी ऐसे काय न करे 
जिनमे घ्राणो का सशय होवे । ये सब प्रतिषेध प्राण सशय के अभ्यापा- 
दन प्रतिषेधत्व के ज्ञापन के ही लिये है । अर्थ सशमाभ्या पादन मे कोई 
दोप नही है ।७। स्नातक महद्भूत होता है--ऐसा सुना जाता है। स्ना- 
तक महत्त्व इसीलिये है कि जसा स्मृति मे कहा है- “देवैश्चापि मनुष्यैश्च 
तिय'्योनिभिरेवच । गृहस्थ सेव्यते यस्मात्तस्माच्छे ठो गृहाश्रमी” । अर्थात्‌ 
देव मनुष्य-निर्यायोनि वाले सबके द्वारा गृहस्थ का ही सेवन किया जाता 
है अतएव गृहाश्रमी श्रेष्ठ होता है ।८। 

गुरवे प्रस्रक्ष्यमाणो नाम प्रब्रवीत ।४। इद वत्स्यामो 

भो ३ इति ।२। उच्च र्ध्व नाम्न ।३। प्राणापानयोरुपाशु 

॥४। आ मन्द्ररिन्द्र हरिभिरिति च।५। अतो वृद्धो 

जपति प्राणापानयोरुरुव्यचास्तथा प्रपद्ये देवाय सवित्रे 

परिददामीत्यूच च ।६। समाप्यो प्राक्स्वस्तीति ज पित्वा 

महित्रीणामित्यनुमन्त्य ।७। 

समावृत्त होकर दिष्य गुरु का देवदत्त-ऐसा नाम बोले ।१। इसके 
अनन्तर यह कहे कि--भो३ इस आश्रम मे वास करेगे।२। नाम के आगे 
उच्च स्वर से बोलना चाहिए । गुरु का नाम तो उपाशु ही बोले । यही 
तात्पर्यं होता है ।३। इसके अनन्तर “प्राणापानयो रुरुन्वचा'' इति--इस 
मन्त्र को उपाशु बोलना चाहिए शिष्य यह अशे है।४। ''आमद्र रिन्द्र 


११२ ] [ आश्वलाथनगृह्यसूत्रम्‌ 


हरिभि ” इति और इसको उपात्रु बोलना चाहिए शिष्य ।५। अत आचार्य 
इन दो मन्त्रो को जपता है । अतो वृद्धो जयति--इस वचन मे यह 
ज्ञात किया जाता हे कि शिष्य भी पूव मे इन दोनो मन्त्रो को जपता 
हे। “आमन्द्र” इस ऋचा को और ““प्राणापानयोरुर्व्यचा स्तया प्रपद्ये देयाय 
सवित्रे परिददामि” इसको जपता हे 1६। समाय्य- यह वचन आचाय 
ही “52 प्राकृ, इम मन्त्र को जपे-जप करके “महित्वीणाम बो स्त्विति” 
सूक्त से शिष्य का अनुमन्त्रण करके 'वत््स्यथ' इसका अतिसृजन करना 
चाहिए ।७। 

एवमतेसुष्टस्य न कुतश्चिद्ध्य भवतीति विज्ञायते 

।८। वयसाममनोज्ञा वाच श्रृत्वा कनिक्रदज्जनुग प्रश्न - 

वाण इति सूक्त जपेद्ववी वाचमजनयन्त देवा इति च 

।8। स्तुहि श्रत गतंसद युवानमिति मृगस्य ।१०। यस्या 

दिशो विभीयाद्यस्माद्ठा ता दिशमुल्मुकसुभयत प्रदीप 

प्रत्यस्येच्मच्थ बा प्रसव्यमालोडयाभय मित्रावरुणा 

मह्यमस्त्वचिपा शत्रुन्दहन्त प्रतीत्य मा ज्ञातार सा 

प्रतिष्ठा विन्दन्तु मिथो भिन्दाना उपथन्तु मृत्युमिति 

ससृष्ट धनमुभय समाकृतमिति मन्य न्यञ्च करोति 

।११। ख० १०। 

इस प्रकार से जो अतिसृष्ठ होता है उसको कही से भी भय नही 
होता है~यह जाना जाता रै । यह श्रूतिमूलार्थ प्रशसा है ।८। पक्षियों 
की अप्रिय वाणी का श्रवण करके 'कनिक्रदञ्जनुष प्रब्रुवाण” इस सूक्त 
का जप करे और (देवी वाचमजनयन्त देवा” इसका जाप करे ।६। मृग 
की अमनोज्ञ वाणी को सुनकर "स्तुहि श्रत गतसद युवानम्‌” इस ऋचा 
का जाप करना चाहिए ।१०। जिस दिशा से अथवा जिस पुरुष व्याघ्र 
से अथवा अन्य छे भय होवे उसी दिशा के प्रति दोनो ओर उन्मुक को 
्रत्यत्य करे “अममाम्‌” इत्यादि से प्रदीप्त करे । अयवा मन्त्र को प्रसव्य 
मे आलोडन करके उम दिशा के अमिमुख 'समृष्टमू' इममे न्यक्व करना 
चाहिए ।११। 


तृतीयोऽध्याय ] [ ११३ 


सरवंतोभयादनाज्ञातादष्टावाज्यात्पृथिवी वृता साऽग्निना 

वृता तया वृतया वर्तया यस्माद्भयाद्‌बिभेमि तद्वारये 

स्वाहा । अन्तरिक्ष वृत तद्वायुना वृत तेन वृतेन वर्त्रण 

यस्माद्धयाब्दिभेमि तद्वारये स्वाहा । यौव ता साऽऽदि- 

त्येन वृता वृतया वर्तया यस्माद्भयाद्विभेमि तद्वारये 

स्वाहा । दिशो वृताम्ताश्रन्द्रमसा वृतास्ताभिवृ ताभि- 

वर्त्रीभियं स्माद्भयाद्बिभेमि तद्वारये स्वाहा । आपो 

वृतास्ता वरुणेन वृतास्ताभिवृ ताभिवेर्त्रीभियंस्माद्धया- 

द्‌ बभेमि तद्वारये स्वाहा। प्रजा वृतास्ता प्राणोन 

वृतास्ताभि भिवर्त्रीभियमाद्ध- याब्दिभेमि तद्वारये 

स्वाहा। वेदा वृतास्ते छन्दोभिवृ तास्त> त्रयंस्मा-इया- 

तद्ब्रभेमि तद्वारये स्वाहा । सव वृत तद्‌ब्रह्मणा वृत 

तेन वृतेन वत्रेण यस्माद्धयाद्बिभेमि तद्वारये स्वाहेति 

।१। अथापराजिताया दिश्यवस्थाय स्वस्त्यावेय जपति 

यत इन्द्र भयामह इति च सूक्तणेपम्‌ ।२। ख० ११। 

यदि सभी दिशाओ से भय उत्पन्न होता है और यह नही जाना 
जाता है कि इस पुरुष से भय हो रहा है और सभी ओर से भय अज्ञात 
हैं तो लौकिक अग्नि मे आठ आज्य की आहुतियो का हवन करना 
चाहिये । मन्त्र ये हैं - "पृथिवी वृत्ता साग्निना वृत्ता तया वृतया वर्श्या 
यस्माद्धयाद्‌ निमेमि तद्वारणे स्वाहा "अन्तरिक्ष कृत तद्वायुभा कृततेन 
वृतेन वत्रेण यस्मा द्र्या द्विमेमि तद्वारणे स्वाहा” द्योवृतता साऽदित्येन 
बुना तया वृतया वर्त्या यस्माङ्भयादू निमेमि तद्वारये स्वाहा --“दिशो 
वृतास्ताश्चत्द्रमसा वृत्ता स्ताभि वृताभिवर्त्रीभियेस्माद्भयादूबिमि तद्वारये 
स्वाहा”--' आपो वृतास्ता वरुणेन वृतास्ताभि वृ ताभिवर्त्रोभियंस्माद्धया 
दूबिभेमि तद्वारये रयाहा प्रजा वृतास्ता प्राणेत वृतास्ताभिवृ ताभिवे- 
त्रीमियेस्मादभयाब्दिभेमि तद्वारये स्वाहा ---“वेदा वृतास्ते छन्दोभिः 
वृ तास्ते त्रयेस्माइ मयादुबिभेमि तद्वारये स्वाहा" -सर्वदृत तद्‌ ब्रह्मणा 
वृत तेन वृतेन वर्त्रेण यस्माड्भयादूबिभेमि तद्वारये स्वाहा” इति ।१। इसके 


११४ ; [ आश्वलायनगृहह्मसूत्रम्‌ 


अनन्तर अपराजित दिशा मे अब स्थित होकर "स्वस्तिनो मिमीताम 
इस सम्पूण सूक्त का जप करता हे । इसके अनन्तर सब प्रायश्चित आदि 
का समापन कर देना चाहिए । और “यत इद्र भयामहे” इम सुक्त शेष 
का जाप फरता हे । वहाँ पर यदि अप्रीति प्रदा वागी का श्रवण करे 
और भय उत्पन्न होवे तब इसी प्रफार से करना चाहिए--यह सव अति- 
सृष्ट कः विपय है । तथा अतिसुट को कही ओर किसी से भी भय नही 
हआ करता ह ।२। 

सग्रामे समुपोहले राजान पनाहयेत्‌ ।१। आ त्वाऽहाषं 

मन्तरेधीति पश्चाद्रयस्यावस्थाय ।?। जीईतस्येव भवति 

प्रतीकमिति कवच प्रयच्छेत्‌ ।३। उत्तरया धनु ।४। 

उत्तरा वाचयेत्‌ ।४। स्वय वतुर्यी जपेत्‌ ।५। प्चम्येपुषि 

अयच्छेत ।७। 

सग्राम के समुपारितत होने पर आगे वतायी गयी विवि से पुरोहित 
राजा का सनाहन करे 1१। रथ फे पीछे अवसित होकर “जात्वा हार्ष- 
मन्त्रे” इम का जाप झरे ।२। एम सूक्त की उद्या ऋचा “जीमूतस्येव 
भवति प्रतीकम्‌” इम मे राजा के लिये कवच दे देना चाहिए ।३।1 इसके 
उत्तरा सेधतु को देवे '४ उत्तरा कुत्रा को राजा से वचवा देता 
चाहिए ।५। चतुर्थी का स्वय पुरोहित को जप करना चाहिए ।६। पाँचवी 
से राजा फो तूणीर देना चाहिए ।७। 


अभिप्रवतेमाने षष्ठोम्‌ ।5। सप्तम्याऽश्वाच्‌ ।€। अष्टमोमि- 
षूनवेक्षमाण वाचयति ।१। अहिरिव भोगे पर्येति 
बाहुमिति तल नह्यमानम्‌ ।११। अथेत सारयमाणमुपा 
सुह्याभीवर्त वाचयति प्रयो वा मित्रावरुणेति च द्व 
¡१२। अथनमन्वीक्षेताप्रतिरथशाससौपण ।१३। प्रधार- 
यन्तु भधुनो घृतस्येत्येतत्सोपणम्‌ 1१४) 
रथ के यथेष्ट दिशा मे प्रवत्त मान होने पर षष्टी का जाप करे ।८। 
सप्तमी से अश्वो का अनुमत्रण करना चाहिए ।8। अपने वाणो को 


तुतोयो$व्याय | [ ११५ 


देखने वाले राजा से आठवी का वाचन कराना चाहिए ।१०। ज्याघात के 
परित्राण को तब कहते है । तल को नह्यमान करने वाले राजा के द्वारा 
इसका वामन कराना चाहिए 1११। इसके अनन्तर सारथि के द्वारा सार- 
यमाण राजा को रथ मे उपारूढ करके “आभिवत्त न इस सुक्तको 
बचवाना चाहिए और प्रथोवाम्‌” इन दो ऋचाओ का वाचत करावे ।१२। 
इन निम्न वणित सूक्‍तो के द्वारा इस राजा का अन्वीक्षण करे- “आशु 
शिशान ” यह सूक्त अप्रतिष्थ है। “शास इत्येत” यह शास है ।१३। 
सौपण सुकतो की बहुलता होने से “प्रधारमन्तु मधुनो घुतस्य” यह सौपर्ण 
होता है ।१४। 

सर्वा दिशोऽनुपरियायात्‌ 1१५। आदित्यमोशनस वाऽव- 

स्थाय प्रयोधयेत्‌ ।१६। उपश्वासय पृथिवीमुत द्यामिति 

तृचेन दु दुभिमभिमृगेत्‌ ।१७। अवसृष्टा परापतेतीपुन्वि- 

सर्जयेत्‌ ।१८। यत्र बाणा सपतन्तीति युध्यमानेषु जपेत्‌ 

।१९। सशिष्याद्वा सशिष्याद्वा ।२०। ख० १२। 

इसके अनन्तर राजा सब दिशाओ मे रथ के द्वारा अनुक्रय से गमन 
करे ।१५। यदि दिन हो तो जिस दिशा मे आदित्य देव हो उसी दिशा 
मे आस्थित होकर और यदि रात्रि हो तो जिस दिशा मे शुक्र होवे उसी 
दिव्या का परिग्रहण कर राजा को युद्ध करना चाहिए । आदित्य के या 
शुक्र के प्रति युद्ध नही करना चाहिए ।१६। राजा को चाहिए कि “उप- 
श्वासय पृथिवी मुतद्याम्‌” इस तृचा से दुन्दुभिका अभिमशन करे ।१७। 
“अब सृष्टा परापत” इससे वाणो का राजा विसजन करे ।१८। पुरोहित 
को चाहिए कि युद्धयमान होने पर “यत्र वाणा सपतन्ति” इसका जाप 
करे ।१६। अथवा सशिष्याद सशिष्याद इसका जाप करे ।२०। 


86 आहितार्निश्च दुपतपत्माच्यामुदीच्यामपराजि- 
ताया वा दिश्युदवस्येत्‌ ।१। ग्रामकामा आग्नेय 
इत्युदाहरन्ति ।२। आशसन्त एन ग्राममाजिगमिषन्तोऽ- 
गद कुयु रिति ह॒ विज्ञायते ।३' अगद सोमेन पशुनेष्ट्य - 
छ वाऽवस्येत्‌ ।४। अनिष्ट्वा वा 1५। 


यदि आहिताग्नि को व्याधि पीडित करेतो उस प्रकार का होने 
यर आहिताग्नि को अग्नि के सहित ही ग्राम से निकलकर प्राची-उदीची 
अथवा अपराजिता दिशा मे गमन करना चाहिए और जाकर वहा पर 
ही तव तक स्थित रहे जव तक्र रोग रहे ॥१॥ ब्रह्मवादी लोग यह 
कहते है कि अग्नि ग्राम काम होती है इसलिये गमन करना चाहिए 
॥२॥ ग्राम मे आने की इच्छा वाले अग्निया इस आहिताग्नि को कहते 
है कि यह अगद अर्थात्‌ निरोग हो जावे। और ऐसा कहते हुए वे 
अग्नियाँ इस प्रकार से रोग रहित कर देवे --यहू श्र यमाण होता है । 
सवत्र शर त्याकष गृह्यकमं समुच्छिन्न श्र तिमूल है-यह दशन के लिये है 
11३1) जत्र वह अगद हो जावे तो सोमादि के द्वारा यजन करके ग्राम में 
पुन प्रवेश करे । अर्निष्टोम ही सोम काय्य रोता है ॥४॥ अथवा यजन 
न करके ही ग्राम मे प्रवेश करना चाहिये ॥५॥ 


सस्थिते भूमिभाग खानयेददक्षिणपूवस्था दिशि दक्षिणा 
परस्या वा ।६। दक्षिणाप्रवण प्राग्दक्षिण।प्रवण वा प्रत्य- 
ग्दक्षिणाप्रवणमित्येके ।७। यावानुद्बहुक पुरुषस्तावदा- 
यामम्‌ ।५। व्याममात्र तियेक्‌ ।६। वितस्त्यवाक्‌ ।१०। 


चतुर्थोऽध्याय ] । ११७ 


अभित आकाश इमशानम्‌ ।११। वहुल।षधिकम्‌ ।१२। 
कण्टकिक्षीरिणस्त्विति यथोक्त पुरस्तात्‌ 1१३। 


इसके अनन्तर मत हो जाने पर भूसि के एक देश का खनन करके 
करे और वह खनन आग्नेषी दिशा मे अथवा नेऋत्य दिशा मे करना 
चाहिए ॥६॥ गत्त ऐसा होवे कि जो दक्षिणा प्रवण होवे या आग्नेयी 
दिशा की आर ही प्रवण होना चाहिए ॥७॥ अपनी बाहुओ को ऊपर 
करके खडा होने पर जितना प्रमाण होवे उतने ही प्रमाण वाला दोघ 
खात (खड्ड) हुवे ॥८॥ पाच अरत्नी मात्र व्याम मे और तियक भी 
वह गत होना चाहिए ॥६।॥ वारह अज्भुल के परिमाण वाली वितस्ति 
होती है उतना ही प्रमाण वाला नीचे करे ॥१०॥ यहा पर श्मशान 
ग्रहण करने से दो श्मशानो ग्रहण किया जाता है। एक तो जो दहन 
करने का भूमिभाग होता है वह श्मशान होता है। जहा पर सञ्चित को 
हुई अस्थिया एकसी जाया करती है वह भी श्मशान होता है । ये खोनो 
ऐसे ही होगे जहा सभी ओर आकाश हो ॥११॥ यह दोनो ही बहुत 
अधिक भोषधियो वाले होने चाहिएँ ॥१२॥ वहा पर जो कांटेदार हो 
और क्षीर बाले हो इस प्रकार से वस्तु परीक्षा मे जो भी उनके विषय 
मे क्रम बताया गया है वही यहाँ भी प्राप्त होता है और वेसा ही करे- 
यह भावार्थ है ॥१३॥ 

यत्र सवेत आप प्रस्यन्देरन्न तदादहनस्य लक्षण श्मशा 

नस्य 1१४) केशइमश्रुलोमनखानीत्युक्त पुरस्तात्‌ 1१५) 

विगुल्फ बहिराज्य च ।१६। दधन्यत्र सपिरानयन्त्येत- 

त्पित्र्य पुषदाज्यम्‌ ।१७। ख० १ । 


जिस देश मे सभी जगह जल जाया करता है वह दहन श्मशान 
का लक्षण होता हुँ । यह अस्थि निधान वाले श्मशान का लक्षण नही 
होता है । सब और से निम्न और मध्य से ऊचा जो देश हो और पुर्व 
मे बताये हुए लक्षणो वाला हो वही पर खनन कराना चाहिए ॥१४॥ 
षष्ठ अध्याय मे पहिले केश एमश्र भरब लोम के विषय मे जो कहा गया है 


११८ ] [ आश्चलायनगृद्यसूत्रम्‌ 


दीक्षित के मरने मे वही यहाँ पर भी करना चाहिए ॥१५॥ बहुत 
अधिक वहि राज्य वाला स्थल ही उपकल्पित करना चाहिए ॥१६॥ 
यहाँ पर प्रेत कम मे दधि मे सपिलाया करते है । यह पृषदाज्य होता है 
और उसकी भी उपकल्पना करनी चाहिए । यह दिव्य पृष्ठदाज्य 
हे ॥१७॥ 

अथैता दिशमग्नीज्नयन्ति यज्ञपात्राण च ।१। अन्व*च 

प्रेतमयुजोर्शमथुना प्रवयस ।२। पीठचक्रण गोयुक्त ने- 

त्येके ।३। अनुस्तरणीम्‌ ।४। गास्‌ ।५। अजा वैकवर्णाम्‌ 

।६। कृष्णामेके ।७। सव्ये वाहा बदृध्वाऽनु सकालयन्ति 

।-। अन्वश्चोऽमात्या अवोनिवीता प्रवृत्तशिखा ज्येष्ठप्र- 

थमा कनिष्ठजघन्या ।९। 

जिस दिशा मे भूमि का भाग खोदा गया है उसी दिशा की ओर 
प्रत्यग्नि यज्ञ पात्रो को बान्धव लोग ले जाया करते है ॥१॥ पृष्ठ मे 
भागत प्रेत को ले जाते है। वहा पर पुरुष और स्त्रियाँ प्रवयस और 
विषम होते है।।२। यहा नियम यही है यज्ञपात्र और अग्नि कोई भी 
पहिले होगा । कुछ मनीषीगण यही मानते है कि गौ से युक्त शकर जादि 
के द्वारा ही प्रेत का नयन करना चाहिए जो शकर पीठ चक्र वाला होवे 
॥३॥ प्रेत को अपने द्वारा जो अनुस्तरण किया जाता है (स्त्री पशु ) 
बह अनुस्तरणी होती है। उसी अनुस्तरणी को कतिपय महानुभाव 
चाहते है 1४1) उस अनुस्तरणी को गौ को करना चाहिए ॥५॥ जो 
केवल एक ही वण (रग) वाली बकरी हो उसको अनुस्तरणी बनाना 
चाहिए ॥६॥ कुछ का मत है कि कृष्ण वण वाली को अनुस्तरणी करे 
॥७॥ मध्य मे सत्य बाहुओ मे रस्सी को बॉवकर बान्धव प्रेत के पीछे ले 
जाते है ॥५॥ प्रेत के पृष्ठ भाग मे बान्धव गण अधोनिबीत और मुक्त 
केशो वाले अनुगधन करे । उन अनुगमन करने वालो मे सबसे बडा प्रथम 
होवे और इसी अनुपूर्वी से सब अनुगमन करें ॥६॥। 

प्राप्येव भूमिभाग कर्तोदकेन शमाशाखया त्रि प्रसव्यमा- 

यतन परिब्रजन्प्रोक्षत्यपंत वीत विच सपतात इति 


बतुर्थोचध्याय ] [ ११९ 


।१०। दक्षिणपूर्वं उद्ध तान्त आहवनोय निदधाति ।११। 
उत्तरपश्चिमे गाहपत्यम्‌ ।१२। दक्षिणपश्चिमे दक्षिणम्‌ 
।१३। अथेनमन्तरवदोष्मचिति चिनोति यो जानाति 
।१४। 
इस प्रकार से सब लोग उस भूमि भाम को प्राक्त करके फिर दहन 
का करने वाला उदक से शमी को शाखा से तीन बार अप्रदक्षिण आय- 
तन के परिव्रजन करता हुआ प्रोक्षण करता है । प्रोक्षण का मन्त्र यह 
है-” अपेत वीत विच सवतात”' इति । अन्य लोग 'र्तोदकेन'-- 
इसको पढते है । यह अथ है कि खात के खोदने के समय मे आयुरस्तात्‌ 
आहवनीय का जानुमात्र गत्त खोदकर उसमे जल का निषेचन करे 
।।१०॥ दक्षिण पूव देश मे खात के अन्न मे एक देश मे आहवनीय को 
रखना चाहिए । कुछ का कथन है कि खात के बाहिर रखे । उत्तर मे 
इसी प्रकार से जानना चाहिए ॥११॥ याहँपत्य को उत्तर पश्चिस मे 
रक्खे ॥१२॥ दक्षिण पश्चिम मे दक्षिग का विधान करना चाहिए 
॥१३॥ इस सुत्र मे अथ शब्द अन्य कम के अस्तित्व के ज्ञापन करने क 
ही लिए है । उससे इस काल मे प्रणीता चमस से प्रणयन करना 
चाहिए । अन्यत्‌ तो तन्त्र नही हे-ऐवा कहेगे । इस काल मे खात मे सुवर्ण 
का दुकडा रखकर [तिलो का अवकिरण करे इसके पश्चातु इध्म चिति का 
इष्ट होने से चयन करना चाहिए । खात मे जो कोई भी कुशल हो 
और जावता हो वह इनमे समर्थे इव्म चिति का (चिता का) चयन 
किया करता है । इससे चयन करने वाले का कोई भी विज्ञेप नियम 
सही हे॥ १४। 
तस्मिन्ब हिरास्तीयं कृष्णाजिन चोत्तरलोम तस्मिन्प्रेत 
सवेशयन्त्युत्तरेण गाहुपत्य हृत्वाऽऽहमती यमभिमुखशिरसस्‌ 
।१५। उत्तरत पत्नीम्‌ ।१६। धनुश्च क्षत्त्रियाय 1१७ 
तामुत्थापयेह वर पतिस्थानीयोऽन्तेवासी जरद्दासो 
चोदीष्वेनार्यंभिजीवलोकमिति ।१८। कर्ता वृषले जपेत्‌ 
।१६। धनुहेस्तादाददानो मृतस्येति धनु ।२०। उक्त 


१२० ] [ आधश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


वृषले ।२१। अधिज्य कृत्वा सचितिमतरित्वा सशीर्यानु- 
प्रहरेत्‌ ।२२। ख० २। 


इसके अनन्तर कर्ता उस चिता मे वहियो का आस्तरण किया करता 
है । इसके अनन्तर कर्ता ही ऊध्व तोम बाले कृष्णाजिन का आस्तरण 
करता है । उसके उपरान्त उस कृष्णाजिन पर उत्तर की ओर से गाहूं- 
पत्य प्रेत को ले जाकर फिर आहवनीय को वान्धवगण प्रेत के अभिमुख 
शिर वाले को सवेशित किया करते है ॥१५।। उसके उत्तर भाग में 
प्रेत को पत्नी को सवेशित करते है अर्थात्‌ सुला दिया करते है । यह 
कर्म तीनो वर्णो का समान ही हुआ करता है।।१६॥ यदि प्रेत क्षत्रिय 
हो तो उसके उततर मे धनुष को सवेशित किया करते है ॥१७॥ इसके 
अनन्तर उस प्रेत की पत्नी को पति स्थानीय देवर का उठाना चाहिए । 
इससे यह जाना जाता है कि पति द्वारा क्यि जाने वाला पृ सवन 
आदि कमं को पति के अभाव मे देवर को करना चाहिए क्योकि वह पति 
स्थानीय ही माना गया है । अथवा अन्नेवासी करे या बहुत 
समय पर्यन्त दासता करते हुए जो वृद्ध होगया हो, वह दास करे । 
मन्त्र यह है-“'उदीष्वनार्येभिजीवलोकम'' इति ॥१८॥ जरद्दास अर्थात्‌ 
वृद्ध सेवक क उत्थापयिता होने पर कर्त्ता को मन्त्र बोलना घचाहिए। 
अन्यकाल मे जो उत्थापन करे वही मन्त्र को बोले ॥।६॥ “धनु ' इस 
ऋचा के द्वारा देवरादि धनुष को उठावे ॥५०॥ वृषल क होने पर 
कर्ता मन्त्र का जप करे ॥२१॥ उस समय मे सचिति के पहिले अधिज्य 
करके ओर धनुष को उपरिज्य करके भङ्ग करके क्षिप्त कर देना 
चाहिए । प्रेत के उत्तर मे चिता के ऊपर क्षेप करना चाहिए । होम के 
भनन्तर प्रेत के उर स्थल पर करे । धनुष का सवेशन-उसका अपनयन 
भोर अनुप्रहरण ये तीन कार्य क्षत्रिय के विश्ञेष होते है शेष सब समान 
ही है ॥२२॥ 


अथैतानि पात्राणि योजयेत्‌ ।१। दक्षिणे हस्ते जुहूस्‌ ।२। 
सव्य उपभृतम्‌ ।३। दक्षिणे पाश्च स्फ्य सव्येऽरिनिहोत्रह- 


चतुर्थोऽध्याय ] [ १२१ 


वणीमु ।४ उरसि ध्वा शिरसि कपालानि दत्सु 

ग्राव्ण 1५। नासिकयो रू वौ ।६। भित्त्वा चेकम्‌ ।७। 

'अथ' यहाँ पर अन्य कर्म के ज्ञापन के ही लिये है । सुवण के खण्डो 
से प्रेत के सात छिद्रो का अविधान करता है। मुख-दो नासिका-दो कान 
और दो नेत्र_ये सात छिद्र है। घृत से सिक्ततिलो का अवकिरण 
करना चाहिए । इसके उपरान्त पात्रो का योजन होता है। एतानि- 
इससे विद्यमानो का निर्देश किया जाता है वे प्राकृत और वेकृत होते है। 
उसमे प्राक्त पात्रो का भावज्जीवन धारण होता है क्योकि अग्निवत्‌ 
सब कर्मो का शेष होता है। अग्न्याधान मे उत्पन्न प्राकृत होते है । 
विकृति मे तो वरुण प्रधासादि मे उत्पन्नो का कर्मान्त मे उत्सग होता 
है। विकृति के मध्य मे यदि मृत होवा है तो उनका भी योजन करना 
चाहिये । इससे यह सिद्ध होता है कि जितने भी पात्र विद्यमान हैं 
चाहे वे प्राकृत हो ओर वेंकृत होवे उन सबका योजन करना चाहिए ।१। 
वरुण प्रधासादि मे यदि मृत होवे तो दक्षिण हस्तु मे जुहुद्वय का योजन 
करना चाहिए ।२। सव्य मे उपभृत का योजन करे ।३। दक्षिण पाश्वे 
मे स्पत्र का और सव्य मे अग्निहोत्र हवणी का योजन करना चाहिए 
।४। सोममध्य मे यदि मृत हुआ हो तो दातो मे ग्रावो का योजन करे 
उर मे ध्रूवा को और शिर मे कमलो का योजन करे ।५। दोनो नासिका 
के छिद्रो मे दो स्रुवो का योजन करे।६। यदिस्रव एकही होवे तो 
उसका भेदन करके दोनो नाविकाओ मे योजित करे ।७। 

कर्णयो प्राशित्रहरणे ।=। भित्त्वा चकम्‌ ।दे। उदरे पात्रीम्‌ 

।१०। समवत्तधान च चमसम्‌ ।१४। उपस्थे शम्यास्‌ 1१२। 

अरणी ऊर्वोर्लूखलमुसले जडघयो ।१३। पादयो शूरे 

।१४। छित्त्वा चकस्‌ ।१५। 

दोनो कानो मे प्राशित्र हरणो का योजन करना चाहिए ।८। एक ही 
हो तो इसका भी भेदन करके ही योजन करे ।६। जिसमे हवियो का 
आसादन किया जाता है उसको पात्री कहत है । उदर मे पात्री को 
योजित करना नाहिए ।१०। जिसमे उपल्वाव के लिये अवत्ता इडा घारण 


१२२ | [ आश्चलायनगुद्यसूत्रम्‌ 


की जाती है वह चमस का सभवत्तवान है और उसको उदर मे योजित 
करना चाहिए 1११) ऊरुओ के ऊपर का भाग उपस्थ होता है उसमे 
शम्या को योजित करे 1१२) ऊरुओ मे अरणी और दोनो जाधो मे 
उलूखल और मुसल इन दोनो को योजित करना चाहिए 1१३। दोनो 
पैरो मे शूर्पो को योजित करे ।१४। शुप एक ही हो तो भेदन करके 
करना चाहिए ।१४। 

आसेचनवन्ति पृषदाज्यस्य प्रयन्ति ।१६। अमा पुत्रो 

हृषदूपले ।१७। लोहायस च कोलालम्‌ ।१८। अनुस्त 

रण्या वपामुत्खिद्य शिरो मुख प्रच्छादयेदग्नेवेमपरि- 

गोभिव्ययस्येति ।१६। वृबका उद्धत्य पाण्योरादध्याद- 

तिद्रवसारमेयौ श्वानाविति दक्षिण दक्षिण सव्ये सव्यम्‌ 

।२०। 

जोभी पात्र हो चे आसेचन चाले होवे अर्थात्‌ विल वाले होने चाहिए 
तात्प यह है कि पृषदाज्य के धारण मे समथ होवे । पूरित कर के ही 
योजित करे क्योकि धर्मोत्सादन मे उस प्रकार से इष्ट होता है ।१६। 
इषद उपल मे पुत्र अमा करे । आत्मा के उपयोग के लिये सग्रह करना 
चाहिए । इससे गुह से नही लावे 1१७। और लोहायस कोलाल का 
सग्रहण करे । अन्य समस्त आपुधो का योजन करना चाहिए 1१८। अनु- 
स्तरणी से वपा का उत्खेदन करके प्रेत के शिर और मुख को समाच्छा- 
दित कर देना चाहिए । "अग्नेवमपर्गोभिव्ययस्य'”' इस ऋचा से ही 
करे ।१६। इसके उपरान्त वृक्‍्रो का उद्धरण करके प्रेत के हाथो मे 
“अतिद्रत्रसारमे गौश्वानौ ' इस ऋचा से दक्षिण पाणि मे दक्षिण वृक्क 
को ओर सब्य मे सव्य को देना चाहिए । मन्त्र का उच्चारण एक हो 
बार करना चाहिए ।२०। 

हृदये हृदयस्‌ ।२१। पिण्डयौ चेके ।२२। वृककापचार 

इत्येके ।२३। सर्वा यथाङ्ग विनिक्षिप्य चर्मणा प्रच्छा- 

द्य ममग्ने चमस मा विजिह्वर इति प्रणीताप्रणयनमनु 

मन्त्रयत्रे ।२४। सव्य जान्वाच्य दक्षिणाग्नावाज्याहुती- 


चतुर्थोऽध्याय ] [ १२३ 


जु हुयादग्नये स्वाहा कामाय स्वाहा लोकाय स्वाहाऽ 
नुमतये स्वाहेति ।२५। पश्चमीमुरसि प्रेतस्यास्माद्वं 
त्वमजा यथा अय त्वदधिजायतामसौ स्वर्गाय लोकाय 
स्वाहेति ।२६। ख० ३। 
हृदय को उद्घुत करके हृदय मे आधान करे !२१। कुछ का मत है 
कि पिण्डधो को हाथो मे तूष्णी भाव से देवे । इम प्रकार से वृकको का 
और पिण्डो का समुच्चय होता हे । कुछ मनीषियो का कथन हैं 
कि वृक्क के अभाव मे पिण्डयो का आधान करना चाहिए ।२२। अनुस्त- 
रणी से चम को पृथक करके प्रेत के जो-जो अङ्ग है उस-उस अङ्ग मे 
कल्पित पशु का भी वही-वही अङ्ग विनिक्षिप्त करके उसी के चमं से प्रच्छा 
दन करके “ इममग्ने चमस मा विजिह्नर इससे प्रणीता प्रणयन का 
अनुमस्त्रण करता है ।२३-२४। सव्प जातु को निपतित करक दक्षिणा" 
ग्नि मे आज्याहुति से हवन करना चाहिए । मन्त्र ये है-“अग्नये स्वाहा, 
कामाय स्त्राहा-लोकाय स्वाहा-अनुमतये स्वाहा” 1२५। पाच की आहुति 
प्रेत के उर स्थल मे हवन करे। मन्त्र-“अस्माद्वे त्वम जायथा अय 
त्वदविजायत्वाममौ स्त्रर्गाय लोकाय स्वाहा'! इति । यह है । तात्पर्यं 
यह है कि जिस जिस प्रेत का दाह करना स्मृति मे विहित होता है उस 
प्रेत को इसी विधि से दग्ध करना चाहिए ।२६। 
प्रेष्यति युगपदग्नीस्प्रज्वालयतेति ।१। आहृवनीयश्चो- 
पूर्व घ्राप्नुयात्स्वर्गलोक एन प्रापदिति विद्याद्रा(स्यत्यसा- 
वमुत्रेवम +मस्मिन्निति पुत्र ।२। गाहपत्यक्चेत्पुर्व प्राप्नुया" 
दन्तरिक्ष लोकएन प्रापदिति विद्याद्रा त्स्यत्यसावमुत्रवः 
मयमस्मिन्निति पृत्रः।३। दक्षिणाग्निश्च त्यूव प्राप्तुयान्मनु- 
ष्यलोक एन प्रापदिति विद्याद्रात्स्यत्यसावमुत्रेवमयस्मि- 
न्निति पुत्र ।7 युगपत्प्राप्तौ परामुद्धि वदच्ति ।५। त 
दह्ममानमनुमन्त्रयते प्रेहि प्रेहि पथिभि पूर्व्येभिरिति 
समानस्‌ ।६। स एवविदा दह्यमान सहव धुमेन स्वर्ग 
लोकमेतीति ह विज्ञायते ।७। 


१२४ | । आश्चवलायनगृह्मसूत्रम्‌ 


% 


इसके अनन्तर परिकर्मी का कर्ता प्रेपाति युगपरम्तीम्प्रज्वालयुत' 
इति--इससे व वेसा ही करे ।१। यदि आहनवीय आदिताग्नि सरीर 
को प्रथम प्राप्त हो जावे तो इस आहिताग्नि कोस्वग जोक मे प्राप्त करा 
देवे--यह जान लेना चाहिए | यह आहिताग्नि इस स्वर्ग लोक मे ऋद्धि 
को प्राप्त करेगा इमी प्रकार से मनुष्य लोक मे पुन्न मद्धि को प्राप्त करेगा 
यह समझ लेवे ।२।पूव मे यदि गार्हपत्यअरिनि प्राप्त करे तो इसको जन्त" 
रिक्ष लोक प्राप्त हआ - यह समझ लेना चाहिए । भौर इस लोक मे पुत्र 
भी यह प्राप्त करेगा यह समझ ल्वे ।३। दक्षिणाग्नि वे पूव मे प्राप्ति 
होने पर बहुत ही शीघ्र उतश्च होकर बहत-सा अन्न आहिताग्नि मनुष्य 
लोक मे प्राप्त किया करता हे । और पुत्र इस लाक मे बहुत अन्न वाला 
होता है--यह जान लेवे ।४। यदि सभी अग्नियॉँ एक ही साथ शरीरको 
प्राप्त होवें तो आहिताग्नि को विशिष्ट स्थान मे अत्यन्त उत्कष्ट ऋद्धि रो 
ब्रह्मवादो लोक कहते हे । पुत्रो को इस लोक मे परा ऋद्धि को बत 
लाते हे ।५। यहाँ पर “तम्‌ का ग्रहण इस ज्ञापन के करने के लिये हे 
कि उसके उति अन्य कमं भी होता है इस से प्रप को देकर सिग्वातादि 
लौकिक करना चाहिए जो दहन किये जाने पाला प्रेत है उसका 
अनुमन्त्रण करता है । मन्त्र यह है--“प्रेहि प्रेहि पथिभि पूर्व्येरिति” 
यह समान है ।६। इस प्रकार से ज्ञाता के साथ ही वह दह्यमान धूम 
के द्वारा स्वगलोक को प्राप्त होता है--यह जाना जाता हूँ ।७। 


उत्तरपुरस्तादाहवनीयल्य जानुमात्र गतं खात्वाऽवका 
शीपालमित्यवधापथयेत्ततो ह वा एष निष्क्रम्य सहव 
धुमेन स्वर्ग लोकमेतीति विज्ञायते ।८। इमे जीवा 
विमृतेरावत्रृत्रन्निति सव्थावृतो ब्रजन्त्यनवेक्षमाणा ।8। 
यत्रोदकमवहङ्भवति तत्प्राप्य सङृन्दुन्मज्ञ्यकाङलि- 
मुत्सृज्य तस्य गोत्र नाम च गृहीत्वोत्तीर्यान्यानि वासासि 
परिधाय सङ्घदेनान्यापीडयोदग्दशानि विसुज्याऽऽसत 
आ नक्षत्रदशनात्‌ ।१०। 


चतुर्योऽध्याय ] [ १२१ 


जानुमात्र गत्त मे इतने काल तक अतिवाहिक शरीर को समास्थित 
करके आहिताग्नि सस्कार की प्रतीक्षा करता है । इसके अनन्तर इस 
काल मे सन्नवर से निकल कर धूम के साथ ही स्वर्ग को जाता है--यह 
सुता जाता है ।८। “इमे जीवा विमृते राववृत्रन्निति इस ऋचा का 
जप कर्त्ता करके इसके पश्चात्‌ सब समावृत होकर पीछे की ओर अन्वी- 
क्षमाण होते हुए जावे ।६। जहाँ पर उदक बहता हुआ स्थिर होता है 
उसके प्रति जाते है और उसको प्राप्त करके एक बार मिमञ्जन करते 
हैं। समातोदक एक बार अञ्जलि का उत्सर्ग किया करते है पुरुष और 
स्त्रिया सभी उसका नाम और गोत्र का ग्रहण करके-यह उदक तुम्हारे 
लिये है--यह कहकर सेचन किया करते है और दक्षिण की ओर मुख 
वाने होते है उदक से उत्तरण करके अन्य वस्त्रो को धारण करना 
चाहिए एक बार आद्र वस्त्रो को पीडित करते हें । उदगु वस्त्रो को 
शोषण के लिये विसर्जन कर देते ह । फिर नक्षत्रों के देखने पर गृहो मे 
प्रवेश करना चाहिए । सभी वान्धव गण ऐसा ही करे 1१०। 
आदित्यस्य वा हृश्यमाने प्रविशेयु ।११। कनिष्ठप्रथमा 
ज्येष्ठजघन्या ।१२। प्राप्यागारमश्मानमग्ति गोमयम 
क्षतास्तिलानप उपस्पृशन्ति ।१३। नेतस्या रात्र्यामन्न 
पचेरन्‌ ।१४। कीतोत्पन्ने वा वतरन्‌ 1१५। त्रिरात्रम- 
क्षारलवणाशिन स्थु ।१६। द्वादशरात्र वा महागुरुषु 
दानाध्ययने वजेयेरन्‌ ।१७। दशाह सपिण्डेषु ।१०। गुरो 
चासपिण्डे ।१८। अप्रत्तासू च खाषु 1२०] 
अथवा भादित्य देव के हश्यमान होने पर प्रवेश करना चाहिए । 
।११। सबसे कनिष्ठ सबसे प्रथम प्रवेश करे और ज्येष्ठ उनके पीछे घर 
मे प्रवेश करे ।१२। घर मे प्राप्त होकर अश्म अग्वि-अक्षत तिल और 
जल का उपस्पर्शन करते हे ।१३। बान्धवगण उस रात्रि मे अन्न का 
परिपाक नही कर ।१४। अथवा क्रीत किये हुए अथवा उत्पन्न हुए अन्न 
से वृत्ति करे। कुछ विद्वान्‌ इस सुत्र को नही पढते हे 11५। समस्त 
वान्धवगण तीन रात्रिपयन्त अक्षार लवण का अशन करने वाले रहे 


१२६ | [ आश्वलायनगृद्यसुत्रम्‌ 


1१६) माता पिता, और जो सम्पुण वेद का अध्यापन किया करता हे-- 
ये महा गुरु होते हे । इनके मृत हो जाने पर बारह रात्रि पर्यन्त दान 
और अध्ययन को वर्जित कर देना चाहिए। दश दिन तक--इसका 
विकल्प है । यहाँ पर आशौच का विधान नही किया जाता है बल्कि केवल 
दान और अध्ययन का वर्णन ही होता है आशौच तो स्मृति मे कहा हुआ 
दश ही दिन का होता है ।१७। जो सपिण्ड हु उन सत्र में दश दिन तक 
ही शवाशौच होता है । असपिण्ड हे उनमे भी दश दिन अथवा बारह 
दिन का होता है--यह विकल्प है।१८। माता पिता के और असपिण्ड 
के होने पर भी दश दिन अथवा बारह दिन का होता दे--यह विकल्प 
हे ! १९1 और अप्रत्त स्त्रयो के मृत होने पर दश ही दिन का शवाशौच 
होता है '२०। 

त्रिरात्रमितरेष्वाचायषु ।२१। ज्ञातो चासपिण्डे ।२२। 

प्रत्तासु च स्त्रीषु ।२३। अदन्तजाते ।२४। अपरिजाते च 

।२५। एकाह सब्रह्मचारिणि ।२५। समानग्रामीये च 

त्रिथेश्रो ।२७। ख० ४। 

इतर एक देश के अध्यापन करने वाले आचार्यो का आशौच तीन 
ही रात्रि का होता है।२१। असपिण्ड ज्ञाति के मृत होने पर तीन ही रात्रि 
का होता है।२२। प्रत्ता स्त्रियो के मृत होने पर तीन रात्रि का ही आशौच 
होता है ।२३। जिनके दाँत नही निकले हो उन बच्चो के मृत होने पर भी 
तीन रात्रि का ही होता है ।२४। जो गर्भे सम्पूर्ण हो उसके पात होने पर 
भी तीन ही रात्रि का आशौच होता है ।२५। साथ पढने वाले ब्रह्मचारी 
के मृत होने पर एक दिन वर्जित कर देना चाहिए ।२६। समान ग्राम मे 
निवास करन वाले श्रोत्रिय के मृत हो जाने पर एक दिन का वजन कर 
देव । अर्यात्‌ अध्यापन मात्र को ही वाजित कर देवे दानादिक का वर्जन 
नही करे 1२७। 


सचयनमूध्वं दशम्या कृष्णपक्षस्यायुस्वेकनक्षत्रे ।१। 
अलक्षणं कुम्भे पुमासलक्षणाया स्त्रियमथुजोऽमिथुना 


चतुर्थोऽध्याय ] [ १२७ 


प्रवयस ।२। क्षीरोदकेन शमीशाखया त्रि प्रसव्य- 

मायतन परिब्रजस्प्रोक्षति शीतिके शीतिकावतीति ।३। 

अड्‌ गुछोपकानिष्ठिकाभ्यामेककमस्थ्यस ह्वादयन्तोऽवदध्यरु 

पादो पूर्व शिर उत्तरम्‌ ।४। सुमचितसचित्य पवनेन सपूथ 

यत्र सर्वत आपो नाभिस्यन्देरन्नन्या वर्पाभ्यरतत्र गर्तेऽवद- 

ध्युरुपसप मातर भूमिमतोमिति ।५। उत्तरया पासूनव- 

किरेत्‌ ।६। अवकोयत्तिराम्‌ ।७। उत्त स्तभ्नासीति कपा 

लेनापिधायाथानपेक्ष प्रत्याब्रज्याप उप स्पृश्य श्राद्धमस्मै 

दद्य ।5= खन ५! 

जिस कम के द्वारा अस्थियो का सचयन होता है उसी को सचयन 
कहते है । कृष्ण पक्ष की दशमी ऊ-वें मे अयुग्म तिथियो मे जैसे एका- 
दशी-त्रयोदशी और पञ्चदशी है और एफ नक्षत्र मे अर्यात्‌ जिस नाम से 
एक ही नक्षत्र अधीत किया जाता है तन्नामऊ नक्षत्र मे अर्थात्‌ जैसे दो 
आषाढा है-दो फाल्गुनी है और दो भाद्रपदा है इनको छोडकर अन्य 
किसी नक्षत्र मे करना चाहिए 1१1 पुम्ष की अस्थियो का अमङ्गल 
कलश मे सचय करे । जो कुम्भस्तभ्भ रहित हो उसे अमङ्गल कलश कहा 
जाता है । अलक्षणा कुम्भी मे स्त्री की अस्थियो का स॒त्रयन करना 
चाहिए । कुम्भी स्तन वाली होती है।२। “शीतिके शीतकावतो' इससे 
क्षीर,मिश्चित उदक से शमी की शाखा के द्वारा प्रसव्य आयतन का परिब्रजन 
करता हुआ कर्ता प्रोक्षण करता है।३। जो सचय करने वाजा हे वह 
अङ्भ,ोय कनिष्डकाओ से एक २ अस्थि को ग्रहण करे । कुछ भी 
शब्द न हो इस तरीके से कुम्भ मे रक्ख्ने पेरो को पूर्व मे और शिर 
को उत्तर मे रखना चाहिए ।४। “उपसर्प मातर भूमिमतोम्‌” इस 
ऋचा को कर्ता को बोलना चाहिए । शिर तक कुम्भ मे रखकर श्प 
से भस्म का सशोधन करे । सूक्ष्म अस्थियो को शिर के ऊपर सचित 
करके दोनो तरफ आकाश लक्षण युक्त देश मे गत खोदकर जिसमे कही 
से भी जल प्रवेश न करे उसमे कुम्भ को रख देवे ।१। उत्तर भाग 
वाली ' उच्छ्वच स्वेति इस ऋचा के धूलि को अब्रकीण करना चाहिए 


१२५ । [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


।६। अत्रकिरण करके फिर उत्तर भाग का जाप करे 'उच्छूव चमानेति” 
यह उत्तरा भाग है ।७, “उत्त स्तभ्नामि” इससे धरादिक कपाल से 
कुम्भ का अभिधान कर गर्त को पूरण कर देवे जिससे कुम्भ दिखलाई 
न पडे । फिर पीछे की ओर न देखते हुए प्रत्याब्रजन करता हे । जल 
उपस्पर्शन करके इस दिन मे प्रेत के लिये श्राद्ध देरा चाहिए ।८। 


गुरुणाऽभिमृता अन्यतो वाऽपक्षीयमाणा अमावास्याया 
शान्तिकमें कुर्वीरन्‌ ।१। पुरोदयादग्नि सहभस्मान सहाय- 
तन दक्षिणा हरेयु क्रव्यादमग्नि प्रहिणोमि दूरमित्यर्धर्चेन 
।२। त चतुष्पथे न्युप्य यत्च वा त्रि प्रसव्य परियन्ति 
सव्ये पणिभि सव्यानूरूपनाघ्नाना ।३। अथानवेक्ष 
प्रत्याब्रज्याप उपस्पृश्य केशश्मश्रू लोमनखानि वाप- 
यित्वोपकल्पयी रन्नवान्मणि कान्कुम्भानाचमनीयाश्च शमी 
सुमनोमालिन शमीमयमिन्म शमीमय्यावरणी परिधी- 
श्वाऽऽनडुह गोमय चर्म च नव॑नीतमइमान च यावत्यो 
युवतयस्तावन्ति कुशपिञ्जूलाति ।४। अग्निवेलायामग्नि 
जनयेदिहेवायमितरो जातवेदा इत्यधर्चेन ।५। 


गुर के द्वारा अभिमत और यशपक्षि पुत्र हिरण्य आदि से अपक्षीय 
माण होते हुए अमावस्या मे शान्ति कम करना चाहिए । मन्त्रवती 
क्रिया को ज्येष्ठ करता है 1१। पूर्व मे आदित्य के उदय से भस्म सहित 
अग्नि को आयतन के माथ दक्षिण दिशा मे नयन करे । "क्रव्याद 
मग्नि प्रहिणोमि दूरम्‌? इस आधी ऋचा से नयन करे । यहाँ पर आय- 
तन शब्द से रघिश्रवणार्थ मेखला आदि कहे जाते हे--यह समझ लेना 
चाहिए 1२। इसके अनन्तर उम अग्नि को चौराहे पर प्रक्षिप्त करके 
सव्य पाणियो से सव्य ऊरओ को ताडन करते हुए उस अग्नि को तीन 
बार अप्रदक्षिण परियन करते है।३। पीछे की ओर न देखते हुए ही 
प्रत्यावजन करते है । इसके उपरान्त सब स्नान किया करते है फिर सब 
केश-स्मश्र, लोम ओर नखो का वापन कराया करते है।पुन भी 


चतुर्थाःध्याय । (१२८ 


स्मृति प्राप्त स्तान करते है अर्थात्‌ स्वान करना चाहिए । इसके अनन्तर 
आगे बतलाये जाने वाले पात्रो का उपकल्पम करना चाहिए । अर्थात्‌ 
पुरानो का उत्सर्ग करके उनक स्थान में भी नवीनो का उपयोग करे । 
मणिक उसको कहते हे जो जल धारण करने के लिए एक विशेष पात्र 
होता है । कुम्भ तो बतत्रा ही दिये गये हें। आचमनीय आचमन के 
साधन होते है । जोकि उदज्जन कमण्डलु प्रभृति होते है। शमी के 
पुष्पो की माला वाले होते है। कुछ का मत है कि “शमीपुष्पमानिन'” 
यह मणिकादिक़ का विशेषण है । अन्य लोग कर्ताओ का विशेषण 
मानते हे। शमी पय इध्म जौर शमीमयी अरणी की उपकल्पना करवी 
चाहिए | परिधियो की उपकल्पना करे-आनडुह चर्म, गोमय, नीनवत 
अश्म और जितनी युअतियॉ हो उतने ही कुशा के पिञ्जूल भी होते 
चाहिए ॥४॥ इसके उपरान्त अग्निहोत्र के विहरण काल मे अपराहन 
समय मे शमीमयी भरण्यो से आधी ऋचा क द्वारा अग्नि का मन्थन 
करना चाहिए ऋचा यह है ~“ इहैवायमितरो जातवेदा” ॥५॥ 
त दोपयमाना आसत आ शा'न्तरात्रादायुष्मता कया कोर्त- 
यन्तो माङ्भल्यानीतिहासपुराणानोत्याख्यापयमाना ।६। 
उपरतेषु शब्देषृ प्रविष्टे षु वा गृह निवेशन वा दक्षिणा- 
दृद्वारपक्षात्रम्क्रयाविच्छिन्तामुदकवारा हरेत्तन्तु तन्वन्र- 
जसो भानुमन्विहीत्योत्तरस्मात्‌ ।७! अथाग्निमुपसमाधाथ 
पश्चादस्याऽऽनडुह चर्माऽऽस्तीयं प्राग्ग्री वमृत्तरलोम तस्मि= 
न्नमात्यानारोहयेदारोहताऽऽशुर्जेरस वृणाना इति ।५। 
इस जीवेभ्य परिधि दधामीति परिधि परिदध्यात्‌ ।९। 
अन्तम्‌ त्यु द धता पवंतेनेत्यमानमित्युत्तरतोऽग्वे कृत्वा 
पर मृत्यो अनु परेहि पन्थामिति चतसृभि प्रत्यूच हुत्वा 
यथाऽहान्यनुपूर्वं भवन्तीत्तीमात्यानीक्षेत ।१०। युवतय 
प॒थक्पाणिभ्या दभैतरुणकेर्नेवनातेनाड एछोरकनिष्ठिका 
भ्यामक्षिणी आञ्ज्य पराञ्चो विसृजेयु ।११। इमा 
नारीरविधवा सुपत्नीरित्यञ्जाना ईक्षेत ।१२। 


१३० [ आश्वलायनग्द्यसुत्रम्‌ 


उस मन्त्र को कथन करते हुए आयुष्मान्‌ कुल वृद्धो की कथा का 
कीत्त न करते हुए और इतिहास आदि माङ्भल्य को बोलते हुए उस अग्नि 
को दीप्त करने बाले घर से बाहर ही शान्त रात्रि तक निशा मे चुप रहते 
थे ।६। इसक पश्चात्‌ उस समय मे जब कोई भी शब्द नही बोलते है 
अथवा अमात्यो के सनिविष्ट होते पर गृह अथवा निवेशन मे प्रवेश करने 
की कामना करते हैं । दक्षिण द्वार के पक्ष से सतत उदक की धारा का 
निचन करना चाहिए । सिञ्चन की ऋचा यह है--“त तु तावन्‌ जमो 
भानुमन्विहीति” । यह उत्तर भाग है ।७। इसके अनन्तर अग्नि का उप- 
समाधान करके पीछे इसके आनुड्डह्‌ चर्म का आस्तरण करके उस पर 
प्रग्रीव उत्तर लोम सब अमात्यो का आरोहण करावे । “मन्त्र आरोह- 
ताऽऽयूजरस वृणाना” यह है ।८। “इम जीवेभ्य परिधि दवामि” इम 
मन्त्र से अग्नि की परिधि का परिधान करना चाहिए 18) “अन्तमू त्यदें- 
घता षवतेन”--इस मन्त्र से अग्नि के उत्तर मे अश्मको करके “पर 
मृत्यो अनुपरेहि पन्थाम्‌? इन चार ऋचाओ से प्रति ऋचा हवन करके 
“यथा हान्यनुपूवं भवन्ति’ इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए श्रमासो का 
ईक्षण करे ।१०। अमात्यो मे जो युवती स्त्रिया है वे दभों के तरुणको के 
द्वारा नवनीत को ग्रहण करके उससे अगुष्ट और उपकनिष्टिका से 
हाथो से नेत्रो का अश्रित करती है। इसके पश्चात्‌ न देखते हुए कुशो के 
पिञ्जूलो का विसर्जन करे 1११। “इमा नारीरविधवा सु पत्नी ” इप 
ऋचा से कर्ता यूवतियो को देखे ।१२। 


अस्मन्वतीरीयते सरभध्वमित्यशमान कर्ता प्रथमोऽभिमृ 

रोत्‌ ।१३। अथापरोजिताया दिश्यवस्थायाग्निनाऽऽनुहेन 
गोमयेन चाविच्छिन्नया चोदकघारयाऽऽपो हिष्ठा मयो 
भुव इति तृचेन परीमे गामनेषतेति परिक्रामत्सु जपेत्‌ । १०। 
पिद्धलोऽनड्वान्परिणय स्यादित्यृदाहरन्ति ।१२। अथो- 
पविशन्ति यत्राभिरस्यमाना भवन्त्यहतेन वाससा प्रच्छाद्य 
1१६) आसतेऽस्वपन्त ओदयात्‌ ।१७। उदित आदित्ये 
सोर्याणि स्वस्त्ययनानि च जपित्वाऽन्न सस्कृत्याप न 


चतुर्थोध्याय ] [ १३१ 


शोशुचदघमिति प्रत्यृच हुत्वा ब्राह्मणान्भोजयित्वा 
स्वस्त्ययन वाचयीत गौ कसोऽहत वासश्च दक्षिणा 
।१८। ख० ६। 


इसके अनन्तर अपराजिता दिशा मे स्थित होऊर आनुडुह गोमय से 
और अविच्छिन्न उदक की वारा से “आपोहिष्टा मयो भुव ” इस ऋचा से 
मिच्यमान से अमात्यो मे औपसन अग्नि का परिक्रमण करते हुक के 
“परीमेगामनेष्ठत इस का जप करना चाहिए] ओर इसक पूव 'मश्मन्वती 
रीयते सरयध्वमू इस मन्त्र से कर्त्ता अश्म को पूव मे अभिमृष्ट करे ।१२- 
१४। इस प्रकार के गुण से युक्त अनड्वान्‌ का परिणत करना चाहिए | 
इसके उपरान्त स्विष्टकृत्‌ आदि का समापन करना चाहिए यह उदाहरण 
देते है 1१५। इसके उपरान्त जहा पर अभिरस्यमान होते है और जो 
देश अभीष्ट हाता है उस को अहत अर्थात्‌ नवीन वस्त्र से समाच्छादित 
करके बेठ जाते हूं ।१६। वही पर उदय पयन्त स्वय न करत हुए बैठा 
करते है ।१'१। आदित्यदेव के उदित होने पर सतोय अर्थात्‌ सूर्य सम्बन्धी 
स्वस्त्ययमो का जाप करक अन सस्कृत्यायन इने शुच दघम्‌”' इति-इस 
से प्रतिञ्चूना हवन करन ब्राह्माणो का भोजन कराकर स्वस्त्ययन का 
वाचन करावे और गौ-कस तथा नूतन वस्त्र दक्षिणा मे देवे । १८। 


अथात पार्वणे श्राद्धे काम्य आभ्युदयिक एकोदि्े 

।१। ब्राह्मणञ्श्रतशीलवृत्तसपन्नानेकेन वा काले 

ज्ञापितान्स्नातान्कृतपच्छोचानाचान्तानुदड मुखान्णितुव- 

दुपवेश्येककमेकंकस्य द्वौ द्वौ त्रीस्त्लीन्वा वृद्धौ फलभूय- 

स्त्व न त्वेवेक सर्वषास्‌ ।। काममनाद्य ।३। पिण्डँ- 

व्याख्यातम्‌ ।४। अप प्रदाय ।५। 

इसमे अथ शब्द अधिक्राराथ है । अत यह शब्द हेतु के अर्थ वाला 
है । कारण यह है कि मूढो के द्वारा भी श्राद्ध से नि.श्र यस की प्राप्ति की 
जाया करती हे । श्राद्ध पावण-काम्य-अ भ्यूदयिक ओर एको हिष्ट होते है। 
पितृगण का उद्देश्य करके जो हादिक श्रद्धा से ब्राहमणो को दिया जाता 


१२२ ) [ आश्चल।यनगद्यसुत्रम्‌ 


है वह श्राद्ध होता है । जो पर्वे मे किया जाता हे वह पावण होता है। जो 
किसी कामना से होता है उसे काम्य कहते है । जो वृद्धि पूत निमित्तक 
होता है वह आभ्युदयिक श्राद्ध होता है । जो केवल एक ही का उद्देश्य 
करके दिया जाता है वह एकोहिष्ट श्राद्ध होता हे ।!। ब्राहमण शब्द का 
ग्रहण क्षत्रियादि की निवृत्ति के ही लिये होता हे । स्वाव्य य शील और 
वृत्त साध्यदयादि युक्त तथा क्रोबादि से रहित द्राहमणो को श्राद्ध मे ग्रहण 
करे । वृत्त का तात्पर्य शास्त्र मे जिसका विवान है उसको करे औ” जो 
निषिद्ध हो उसको नही करे । ब्राहपणो को समय पर ज्ञापितं कर देवे 
अर्थात्‌ उचित समय पर निमन्त्रित कर देवे । नियम से स्तान किये हुजो 
को ही श्राद्ध मे भोजन कराना चाहिए । जो स्वान करने मे असमय हो 
उनको भोजन नही करावे । हाय पेरो का प्रक्षानय कर शुद्ध हुए ठ्राहमणो 
को उत्तर की ओर मुख करने वालो को विठाना चाहिए अपने पितृगण 
का उद्देश्य करके ही उनको पिता पितामह अ'दि के उद्देश्य से एक एक 
दो-दो अथवा तीन-तीन को विठाना चाहिए । वृद्धि मे फन की अधिकता 
होती है । पिता-पितामहादि सब के लिये एक ही ब्राहमण को नही रखना 
चाहिए ।२। तीनो का उहश्य करके किये गये श्राद्ध के मध्य मे आद्य 
सपिण्डी करण ही प्रथम हे । इससे वर्जित समस्त श्राद्धो मे इच्छापुर्वक 
एक ही को भोजन कराना चाहिए ।३। जीवभूतो का पिण्ड नियरण का 
अधिकार करके जो पक्ष पितृपिण्ड यज्ञ मे कहे गये है उनको श्राद्ध मे भी 
जान लेना चाहिए ।४। उपदेश के अनन्तर ब्राहमणो के हाथो मे जल 
देता है। आ्पेयी उपदिशा की ओर मुख वाला प्राचीनावीती होकर 
पितृणण का कमं करना चाहिए !५। 

दर्भान्ड्रिगुणभुग्नानासन प्रदाय ।६। अप प्रदाय ७। 

तेजसाइममयमृन्मयेषु त्रिषु पात्रेष्वेकद्रव्येषु वा दर्भान्त 

हितेष्वप आसिच्य शनोदेवीरभिष्टय इत्थनुमन्त्रितासु 

तिलानावपति तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिमित । 

प्रत्नर्वाद्क प्रत्त स्वधया पितृनिमाल्लोकान्प्रीणयाहि 

न स्वधा नम इति ।5। प्रसव्येन ।६। इतरपाण्यङ्‌ गृष्ठा- 


चतुर्थोऽध्याय ] [ १३३ 


न्तरेणोपवीतित्वाहृक्षिणेन वा सव्योपगृहीतेन पितरिद 

ते अर्घ्य पितामहेद ते अर्घ्य प्रपितामहेद ते अध्ये- 

मिति ।१०। 

इसके अनन्तर द्विगुण भुग्न दर्भो को आसनो पर देता है । आसन 
प्रदान करके । यहाँ पर सप्तमी के अर्थ मे द्वितीया है ।६। इसके अनन्तर 
पुन जल देता है ।७। इसके उपरान्त तीन पात्र गक्खे-उन पात्रो मे एक 
पात्र तो तेजस होना चाहिए, एक पात्र अश्ममय हो और एक मुन्मय 
होना चाहिए । तीन द्रव्यो के सम्भव न होने पर तीनो पात्र चाहे एक ही 
द्रव्य के होवे । भले ही तीनो तेजस हो, अश्ममय हो या मृन्मय होवें । 
इन तीनो को आग्नयी दिशा मे सस्थित करे । उनमे दर्भो को डाले फिर 
उनमे जल का निषेचन करे । “शनोदेवी ” इत्यादि ऋचा से तीनो पात्रो 
मे स्थित जल का अनुम त्रण करे। फिर “तिला सि'-इस मन्त्र के द्वारा 
उनमे तिलो का आवपन करता है। प्रतिपात्र मन्त्र की आवृत्ति 
करे । पात्रो मे गन्धमाल्य आदि का आवपन करना चाहिए ।८। समस्त 
पितृ कर्म प्रमम अप्रदक्षिण होकर ही करना चाहिए ।६। उपवीति के 
विधान से यह सम्पूर्ण पितृ कम प्राचीन रीति के ही द्वारा करना चाहिए । 
अब उपवीतित्व के हेतु के निर्देश होने से यहा से आरम्भ करके अर्वाक्‌ 
गन्ध माल्यादि के दान आदि कम यज्ञोपवीति के द्वारा ही करना च।हिए- 
ऐसा गृह्यवेत्ता कहते है । अन्य सब्य करके द्वारा अङ्भडान्तर से अर्ध्य 
प्रदान करना चाहिए । जिस कर के द्वारा कम करता है वह दक्षिण हो 
अथवा सव्य हो उसके अस पर स्थित बज्ञोपवीत के होने पर प्राचीनावीती 
होता है। तथा अन्य अस पर स्थित होने से उपवीती हुआ करता है । 
अध्य देने के समय मे-हे पित ! यह अर्घ्यं आपके लिये है--हे पिता- 
मह ! यह अर्घ्यं आपके लिये है-हे प्रपितामह ! यह अध्य आपके लिये 
है-ऐसा कह कर ही अलम अलग अध्ये देवे ।१०१ 


अप्पूर्वस्‌ ।११। ता प्रतिग्राहयिष्यन्सक्कत्स्वधा अर्ध्या 
इति ।१२। प्रसृष्टा अनुमन्त्रयेत या दिव्या आपः पृथिवी 


१३४ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


सबभुवुर्या अन्तरिक्ष्या पाथिवीर्या । हिरण्यवर्णा 

यज्ञियास्ता न आप शस्योना भवन्त्विति स्रवान्सम- 

वनीय ताभिरद्धि पुत्रकामो मुखमनक्ति 1१३। नोद्ध- 

रेत्रथम पात्र पितुणामर्घ्यपातितम्‌ । आवृतास्तित्र तिष्ठ- 

न्ति पितर शौनकोऽब्रवीत्‌ ।१४। ख० ७। 

अध्य के प्रदान करने से पूर्व मे अन्य जल देना चाहिए 1१!। वे अध्ये 
के लिये दिये हुए जलो को प्रतिग्रह कराता हुआ प्रतिग्रहण से पहिले एक- 
एक बार अध्यं के जल को निवेदित करना चाहिए। मन्त्र-“स्वधा 
अर्घ्या '' यह होता है । पितृगण के लिये जितने भी ब्राह्मण है उन सबके 
लिये प्रथम एक ही पात्र ठेवे प्रति ब्राह्माण एक ही बार निवेदन करना 
चाहिए । एक-एक के पक्ष मे तो एक-एक पात्र का एक एक को निवेदन 
करे। अन्य जल एक-एक को देकर अघ्यं भी एक-एक को ही देना चाहिए । 
सब को एक के पक्ष मे तीनो पात्र उसी को निवेदन करके पुन अन्य जल 
देकर उसको ही तीन अध्य तीन मन्त्रो से देने चाहिए ।१२। या दिव्या 
आप पृथिवी सवृभुवुर्या अन्तरिक्ष्या उत पाथिवीर्या , हिरण्यवर्णा यज्ञि- 
यास्ता न आप सस्योना भवन्तु' इस मन्त्र से ब्राह्माणो के द्वारा प्रसृष्ट 
अर्घ्या अप अनुमन्त्रण करे । प्रति ब्राह्मण अनुमन्त्रण पृथक्‌ होता है। 
सब को अर्ध्यं देने से स्रवो अर्थात्‌ अधघ्यंरोषो को जो पेमात्रगत है एक 
करता है । उन एकीकृत जलो से यदि पुत्र की कामना वाला है तो मुख 
को अतक्त करे और पुत्र काम न हो तोन करे ।१३। पितृगण के अघ्यशेष 
जल जिस पात्र मे एकीऊत हो ऐसे प्रथम पात्र को उस समवनयन देश 
से अपनीत नही करना चाहिए जब तक श्राद्ध की परिममास्तिन होवे 
क्योकि उस पात्र से पितर विहित स्थित होते है--ऐसा शौनक ने कहा 
है । यदि उस पात्र को उद्धृत करे अथवा जब वह विक्त होता है उस 
समय मे पितृगणो के क्र द्ध हो जाने से वह श्राद्ध आसुर हो जाया करता 
है 1१४। 

एतस्मिन्काले गन्धमाल्यधूपदीपाच्छादनाना प्रदानम्‌ ।१। 

उद्धृत्य घृताक्तमच्नमनुज्ञापयत्यग्नो करिष्ये करवे 


चतुर्थोऽध्याय ] [ १३५ 


करवाणीति वा ।२। प्रत्यभ्यनुज्ञा क्रियता कुरुप्त्र 
कुविति ।३। अथाग्नौ जुहोति यथोक्त पुरस्तात्‌ ।४। 
भभ्यनुज्ञाथा पाणिष्वेव वा ।५ अग्निवुखा वे देवा 
प।णिमुखा पितर इति हि ब्राह्मणम्‌ ।६। यदि पाणिः 
ऽराचान्तेष्वन्यदन्चमनुदिशति ।७। 


एक ही काल मे वस्त्र-गन्ध-माल्य-धूप और दीपो का प्रदान पॉचो 
ब्राह्मणो के लिये होता है । गो हिरण्य आदि का प्रदान श्राद्ध के अन्त मे 
प्राकूस्स्धा वचन से करना चाहिए । स्मृति मे भी लिखा है--“दत्वा तुद- 
क्षिण शक्त्या स्वाधाकारमुदाहरेत'” अर्थात्‌ ब्राहमणो को शक्ति से दक्षिणा 
देकर स्वाकार का उच्चारण करना चाहिए 1१॥ इध्म के उप समाधन 
के अत तक पिण्ड पितृ यज्ञ को करके और ब्राह्मण यच्छोश्याद्य,च्छादना 
ना पार्वण श्राद्ध को करके पिण्ड पितृ यज्ञ के स्थाली पाक से अन्न को 
लकर घुतार्त करे और पित्राद्यथ ब्र।ह्मणो से अनुज्ञा प्रास करता है-मैं 
अग्नि मे करू गा, अग्नि मे करे अथवा अग्नि मे करू ।२। ब्राह्मणो के 
द्वारा ऐसी अनुञ्चा देनी चाडिए कि यथा सख्य करो ।३। इसके अनन्तर 
अग्निं मे जसा कि आये कहा मया है वेसा हवन करता है । सोमाय पिटून 
मते स््घा-नमोऽश्वये कव्य ताहताय स्वधा नम-इस स्वाहाकार से वा 
अरिन को पहिले यज्ञोपचती होकर करे ।४ यदि ब्राह्मण करो मे होम की 
अनुज्ञा देते है ते ऐसा होने पर करो मे हवन करता है । जहाँ पर पिण्ड 
पितृ यञ्च प्र सि है वहाँ पर अग्नि की प्राप्ति के सद्भाव से पाणि होम की 
अनुज्ञा नही देते है । और जहाँ पर पिण्ड पितृ यञ्च के कल्प की प्राप्ति 
नही है वहाँ पर अग्नि की प्राप्ति का अभाव होने से पार होम को अभ्य- 
नुज्ञा देने है ।५। पाणि होम को श्रृति के द्वारा सुदृढ करते हुए कहते हैं- 
देव गण अग्नि मुख होते है अर्थात देवो का मुख अग्नि ही होता है ओर 
पितृ गणो का मुख पाणि होता है इसीलिये पाणि होम युक्त होता है-- 
यह ब्राह्मण वचन है ।६। यहाँ पर दो अथं करना अभीष्ट है--ऐसा गम्य- 
सान होता है--बहा पर अग्नि मे करके भाजनो मे भोजन के लिये अन्य 


१३६ | [ अश्श्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


अन्न देता है--यह एक अथ हे । यदि पाणि होम होता हे तो आचान्तो मे 
अन्य अन्न देता है यह दूसरा अथ होता है । आचान्त शब्द मे कुछ विप्रत्ति- 
पत्ति करने वाले कहते हे--जब पागियो मे होम होता है तब हुत अन्न 
को पात्रो मे रख कर, न खाकर ही निकल कर आचमन करना चाहिए 
॥७। 


अन्नमन्न !5 सृष्ट दत्तमृव्नुकमिति ।१। तृप्ताञ्ज्ञात्वा 
मधुमती श्रावयेदक्षन्नसीमदन्तेति च ।१०। सपन्नमिति 
पृष्टा यद्यदन्नमुपभुक्त तत्तत्स्थालोपाकेन सह पिण्डाथ- 
मुद्धत्य शेष निवदयेत्‌ ।११। अभिमतेऽनुमते वा भुक्त- 
वत्स्वनावान्तेपु 1पण्डान्निदध्यात्‌ ।१२। आचान्तेप्व क्त 
।१३। प्रकीर्याज्नमुपवीरयों स्वधोच्यतामिति विसृजेत्‌ 
।१४। अस्तु स्वधेति वा ।१४। ख० ८। 


हुत शेष अन्न को भोजन के लिये रहने वाले पात्रों में निहित अन्नो 
मे अन्न को देता है । अग्नि मे होम मे ओर पाणि होम मे समान है ।८। 
प्रभूत अन्न देना चाहिए । भोजन के पर्याप्त मात्र ही न देवे, किन्तु उससे 
भी अधिक देना चाहिए । जिसस कि उच्छेप रहे । इति शब्द हेतु के अर्थ 
वाला है ।६। मधुताता-ये तीन मवुमत्य-इस नाम से प्रसिद्ध है। अन्नादि 
से निवृत्त हुई इच्छा को जानकर 'मधुमती-इन तीनो को और क्षन्नमी 
मदन्त “इस एक का श्रावण करना चाहिए | मनु महुषि नभी कहा 
हे “स्वाध्याय श्रावयेत्‌ पित्र्ये वम शस्त्राणि चैव हि । आख्यातानीति- 
हासाश्च पुराणानि खिलानि च ` अर्थात्‌ पितृगण के लिये स्वाध्याय-- 
धर्म शास्त्र-आख्यात-इतिहास और सब पुराणो को श्रवण कराना चाहिए 
।१०। कया सम्पन्न हो गया--इस वाक्य से ब्राह्मणो को पूछता है । वे 
सम्पन्न हो गया--यह उत्तर देते है। इसके पश्चात्‌ जो अन्न उपभुक्त 
हुआ हे--उस-उस अन्न से पिण्ड के लिये उद्वृत करता है। फिर स्थाली 
पाक के साथ उसे एकीभूत करता है फिर शेष मुक्तोद्धृत को ब्राह्मणी 
के लिये निवेदित कर देना चाहिए । आचाय ने आठ प्रकार के श्राद्ध कह 


वतुर्थोञ्ध्याय | । १३७ 


है--यथा-उन्वष्टवय च पुर्वद्यर्मासि मामि च पार्वणम्‌ । काम्य सभ्यु- 
दयेऽष्टभ्यामेकोदिष्ट मथाष्टम्वरे अन्वष्टक्यनपर्वेद्यु मास मास मे होने वाला 
और पार्वण इन चारो मे स्थालीपाक से उद्धुत करके अग्नि मे करे । 
पीछे के चारो मे भोजनाथ अन्न से उद्वृत करके धृत से अक्त करके 
पाणि होम करना चाहिए ।११। शेष निवेदित ब्राहमणो के द्वारा जो भी 
स्वीकार करने को अभिमत हो उसे उस समथ मे उनको दे देना चाहिए । 
फिर आचान्त न होने पर पूर्वोक्त विधि से पिण्डो का निगरण करना 
चाहिए । मनु ने भोजन से पूर्व ही निपरण का विधान बताया हे । भुक्त- 
वान्‌ होने पर ही सिद्धान्तत निपरण करना चाहिए । 'भुक्तवस्सु. इस 
वचन से यही सिद्ध होता है।१२। कतिपय विद्वात्‌ आचान्त होउ पर ही 
निपरण चाहते हे ।१३। अस्वान्त होने पर पिण्ड दान के पक्ष मे पिण्डो 
को देकर फिर उच्छिष्टो के समीप मे अन्न का प्रकिरण करना चाहिए । 
फिर यज्ञोपवीती होकर दक्षिणा देकर ब्राह्मणो को विसजित कर देना 
चाहिए । "ॐ स्वधा उच्प्रताम्‌--यह कहकर ही ब्राह्मगो को विदाई 
देवे । ब्राह्मण भी ३ स्वधा --यह कहे ।१४। 'अस्नु स्वधा’ अथवा इस 
कहव र विसर्जन करना चाहिए ।१५। 

अथ शूलगव ।१। शरदि वसन्ते वाऽऽद्रं या ।२। श्रेष्ठ 

स्वस्य यूथस्य ।३। अकुष्ठिपृषत्‌ ।४ कल्माऽ मित्येके । ५। 

काम कृष्णमालोहवारचेत्‌ । । व्राहियवमतीभिरक्मिर- 

भिषिच्य ।७। शिरस्त आ भसत्त ।०। रुद्राय महाइवाय 

जुष्टो वर्धस्वेति ।8। त वधयेत्सपन्नदन्तमृषभ वा 1१० 

इसके उपरान्त शूलगव नामक कर्म के विषय मे बतलाते हे । 
शून --इस यत्वर्थाय अच प्रत्यय होने से शूली अर्थ निकल आता है 
अर्थात्‌ शूली सिव के लिए गो पशु के द्वारा याग को ही शूलगव कहा 
जाता है।१। शूलपत्र कम्मं को शरद--वसन्त इन दो ऋतुओ मे से 
किसी भी एक मे जब आर्द्रा नक्षत्र हो तभी करना चाहिए ।२। अपने 
युथ मे जो श्रेष्ठ हो उसको ही ग्रहण करे और काया के द्वारा अभि 
विचन करके करना चाहिए । इससे सम्बन्ध होता है ।३। वह पशु 


१३८ ] । आश्वलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


ऐसा होना चाहिए जो कुष्ठी और पृषत्‌ अर्थात्‌ प्रृषद्धप वाला लोहित 
एव शुक्ल बिन्दुओ से युक्त नही होना चाहिए उसे ही ग्रहण करे ।४। 
कुछ विद्वान्‌ कहते है कल्माष होता चाहिए अर्थात्‌ वह पशु ऐसा हो जो 
कृष्ण विन्दुओ से युक्त होना चाहिए ।२। यदि आलोहबान्‌ हो तो स्वे- 
च्छया कृष्ण वण वाले को ग्रहण करे जो जामुन के फल के समान होवे 
।६। इस प्रकार के गुण से युक्त पशु का पूव मे ही ब्रीहि और यवो वाले 
जल से स्पयमेव अभिषिञ्चन करता है 1७। शिर से ऊपर आरम्भ करके 
पुच्छ प्रदेश तक स्नपन करना चाहिए ।८। “रुद्राय महादेवाय जुष्टो 
वधस्व “--इस मन्त्र से करे । उत्सृ पशु जब तक उत्सन्न दातो वाला 
अन्य का सेचन समर्थ होकर बढता है ।६। उस पशु का इस प्रकार से 
अयवा ही वित करे । इसके उपरान्त अन्यतर अवस्था मे कमें करे । 
बह सम्पन्न दॉतो वाला हो अथवा ऋषभ होबे ।१०। 


यज्ञियाया दिशि ।११। असदर्शने ग्रामात्‌ ।१२। ऊध्वे- 
मर्धरात्रादुदित इत्येके ।१३। वेद्य चरित्रवन्त ब्रह्माण- 
मुपवेश्य सपलाशामाद्र शाखा यूप निखाय ब्रतत्यौ 
कुशरज्जू वा रशने अन्यतरया यूप परिव।यायतिरयाऽ- 
धेशिरसि पशु बद्धवा यूपे रशनाया वा नियुनक्ति यस्मे 
नमस्तस्में त्वा जुष्ट नियुनज्मीति ।१४। प्रोक्षणादि 
समान पशुना विशेषान्वक्ष्याम 1१४५! 


इप कर्म को ग्राम से बाहिर प्राची अयवा उदीचीं की दिशा मे करना 
चाहिए ।११। जहा पर स्थित को ग्राम न देखे अथवा जहा पर स्थित ग्राम 
को न देखे उम देश मे करे ।१२। कुछ लोगो का मत यह है कि आधी 
से ऊपर उदित होने पर ही इस कर्म को करना चाहिए 1१३। जो शूलगव 
कर्म को जानता है उसे वद कहते है । जो स्वय कर्म करने वाला हो 
वह चरित्रवान्‌ कहलाता है । इस प्रकार के गुण चाले ब्राह्मण को इस 
कर्मे मे उपविष्ट कराना चाहिए । यूप के लिये पलाशो के सहित आद्र 
शाखा को अग्नि के आगे निखनित करता है। कुशो की रज्जु अथबा 


चतुर्थोऽध्याय 1 | १३४ 


रमना होनी चाहिए । अथवा वल्ली की होवे। इन दोनो मे से किसी 
एक से यूप का परिवेष्टन करे और दाहिना सीग जिस तरह से बद्ध होवे 
उस तरह पु को बद्ध करे "यस्म नमस्तस्मे त्वा जुष्ट नियूनज्मि” इस 
मन्त्र के द्वारा करना चाहिए ।१४। पशु कल्प के समान ही प्रोक्षण आदि 
होता है । जो विशेष है उन्हे बतलायेगे ।१५। 


पात्र्या पलाशेन वा वपा जुहुयादिति ह विज्ञायते ।१६। 
हराय मुडाय शर्वाय शिवाय भवाय महादेवोग्राय भौमाय 
पशुपतये रुद्राय शकरायेशानाय स्वाहेति 1१७ षड्‌ भ- 
वोत्तिरे 1१८! रुद्राय स्वाहेति वा ।१८। चतसृषु चत- 
सृषु कुशसूनासु चतुसुष्‌ दिक्षु बलि हरेद्यास्ते रुद्र पुवस्या 
दिशि सेनःस्ताभ्य एन नमस्ते अस्तु मा मा हिमीरित्येव 
प्रतिदिश त्वादेशनस्‌ ।२०। चतुभि सूक्तश्चत्रो दिश 
उपतिष्ठेत कद्र दायेमारुद्रायाऽऽतेपिर्तारमा रुद्राय स्थिर- 
धन्वन इति ।२१। सवरुद्रयज्ञषु दिशामुपस्थानम्‌ ।२२। 


पात्री दारुमयी होती हे । पलाश पर्ण को कहते हैं। ववा के होम 
के सपय मे पात्री ये अथवा पलाश से हवन करना चाहिये यह जाना जाता है 
।१६। इन तीनो प्रदानो के होम मन्त्र को बतलाते है--“हराय मुडाय 
शर्वाय शिवाय भवाय महादेवोग्राय भीमाय पशुपतये रुद्राय शकराय ईशा- 
नास स्वाहा। १७।यह दश नामक मन्त्र है। अथवा ''उमाय इत्यादि षण्न मक 
मन्त्र होता है ।१८। "रुद्राय स्वाहा --यह एक नामक या मन्त्र हे ।१६। 
वपा स्थालीपाकाय दान होम पर्य्यन्त करके चारों दिभाओ मे चार कुश 
सून रखकर उन पर चरु के शेष से और मास के शेष से बलि का आहरण 
करना चाहिए । “यास्ते रुद्र पूवस्था दिगि” इससे प्रत्येक दिशा मे त्वादे- 
शन करना चाहिए । सब दिशाओ का नाम लेकर यथा 'यास्ते रुद्र दक्षिण 
स्था दिशि” इस क्रम से देवे । दर्भो के स्तम्बो से और तृणो से कल्म के 
समान ग्रथन करके सबक्रे अग्रभाग को ग्रहण कर एकत्रित करके जो 
ग्रथित होब है वे कुशसून कहे जाते हैं । पूरव दिशा मे जो सेना हैं उनके 


१४० | [ आश्वलायनगुह्यसूत्रम्‌ 


लिये इसको नमस्ते होवे हिसा मत मत करो --इसी प्रकार से प्रतिदिशा 
मे त्वादेशन होता है 1२० चारो दिशाओ मे चारो सुक्तो से यथाक्रम 
उपस्थान करना चाहिए । कद्र द्रायेमा रुद्रायाऽने पितरिमा रुद्राय स्थिर 
धन्वन “इस सूक्त मे अस्मे सोम श्रियमधीत्य, इत्यादि के द्वारा रौद्रो 
की निवृत्ति के लिये है 1२१६ और दिशाओं मे उपस्थान समस्त 
रुद्र यज्ञो मे होता हे । इसी देवको गोष्ठ के मव्यमे यजन करवा 
चाहिए 1२२९! 


तुषान्फनीकरणाश्च पुच्छ चम शिर पाढानित्या(त्य) 
ग्रावनुप्रहरेत्‌ ।२३। भोग चर्मणा कुर्वीतेति शावत्य 
।२४। उत्तरतोऽन्नेद॑भरीतासु कुशसूनासु वा शोणित 
निनयेच्छ्त्रासिनौ घोषिणीचिन्वती समइनुत 1 सर्पा एत 
डोऽत्र तद्धरध्वमिति ।*५) अथोदड्‌डावृत्य श्वासिनीर्घो 
षिणोविचिवती समब्नुती सर्पाए तद्वो5त्र तद्धरध्वमिति 
सर्पेभ्यो यत्तत्रासृगूवध्य वावस्र त भवति तद्धरन्ति सर्पा 
।२६। 


स्थाली पाक और ब्रीहियो के जो तुष और फली करण अर्थात्‌ सूक्ष्म 
कण है उनको और प्रच्छ आदिक को अनुप्रहृत करना चाहिए 1२३। सूय - 
चत्य आचाय तो चर्म से उपानत्‌ आदि भोग करना चाहिए--ऐसा मानते 
है ।२४। अद्भो के अवदान के समय मे किसी पात्र के द्वारा शोणित का 
ग्रहण करे । “इवासिनीर्योषिणीविचिन्वती समश्नुती सर्वा एतद्घोऽत्र तद्धर 
ध्वम्‌ इस मन्त्र से उस समय मे अग्नि के उत्तर मे दभ राजियो मे अथवा 
कुगयुनाओ मे शोणित का विनयन करना चाहिए 1२५ इसके अनन्तर 
वहाँ पर स्थित होता हुआ ही उदड मुख भावृत करके “श्वासिनी " 
इत्यादि मन्त्र के द्वारा जो बहा पर सञ्चपन देश मे भूमि मे निपितित होता 
बह्‌ सर्पो के लिये उद्दिष्ट कर्षा है और देवता के रूप से उसका सप 
हरण किया करते हे ।२६। 


सर्वाणि ह वा अस्य नामधेयानि 1२७ सर्वा सेना ।२५। 


चतुर्थोऽध्याय ] [ १४१ 


सर्वाण्पुच्छुयणानि ।२६। इत्येवविद्यजमान प्रीणाति ।३०। 
नास्य ब्र वाण चन हिनम्तीति विज्ञायते ।३१। 


जितने भी लोक मे नामधेय है वे सब इसी के नाम हे अर्थात जितने 
भी लोक मे शाब्द है वे सब इमी को कहने है । त्रिलोकी मे जितने भी 
पदाथ हे वे सब रुद्र ही है । ऐमा कथन करते हुए रुद्र को सत्र मे रहने 
वाला दिखलाया है ।२७। त्रेलोक्य मे जितनो भी सना हे वह सब इसी 
की सेना है । अन्य अल्प भाग्य बाले की सेना सम्भव नही होती हे । 
इसके तो महाभाग्य से उत्पन्न होती ही हे । इम प्रकार से कहने हुए ने 
राजा आदि और देवादि रुद्र ही है--ऐसा कथित होता हे ओर स्तुतियो 
मे पुनरक्तता दोष नही होता हे ।२5। जितने भी लोक मे विद्वत्ता से, 
अध्येतृता से अध्याययितृता स, दातृता से, तपस्तृप्तता से अथवा अन्य 
किसी भी विशेषता से उत्कृष्ठभूत है वे सब इसी के अश है। इस प्रकार 
से अनेक रीतियो से आचाय ने स्तुति की थी ।२६। इस वर्णित मार्गे के 
द्वारा जो रुद्र देव को जान कर जो थजन करता है उस यजमान पर सद्र 
देव प्रसन्त होते है।३०। इस कम के बालने वाले को-विज्ञाता को, अध्येता 
को और उपकर्ता को भी रुद्रदेव विनष्ट नही किया करते हें - ऐसा 
सुना जाता है 1३१ 


नास्य प्राइनीयात्‌ ।३२। नास्य ग्राममाहरेयुरभिमारको 
हष देव प्रजा भवतीति ।३३। अमात्यानन्तत प्रतिषे- 
धयेत्‌ ।३४। नियोगात्त_ प्राइनीयात्स्वस्त्ययन इति ।३५। 
स एप शूलगवो धन्यो लोकय पुण्य पुत्र्प शब्य आयुष्यो 
यशस्थ ।३६। इष्ट्राऽन्यमुत्सृजेत्‌ ।३७। 


इस पशु के हुत से शेष का प्राजन नही करना चाहिए । यह निषेध 
कुछ के मत से होता है क्योकि उत्तर मे प्राशन का विधान होता है 1२२1 
इस कम्मे से सम्बन्धित द्रव्यो का ग्राम मे आहरण नही करना चाहिए 
यह देत प्रजा का अभिमारक होता हे । आहरण करने पर आहृत करने 
वाली प्रजा का यह रुद्रदेव हनन कर दते हे ।३३। इसके समीप मे 


१४२ , [ आश्वलायनगृह्यसुत्रमु 


पुत्रादिक को प्रतिषिद्ध कर देता चाहिए अर्यात्‌ यहा पर उनको नही 
आना चाहिए 1३४। पशु के हुत शेष को नियम से स्वस्त्ययन करके 
प्राशन करना चाहिए । इती लिये यह जाना जाता है कि जो इसका 
निषेध किया गया है-वह एक पक्षीय ही होता है ।३५। अब इस कमें 
का फल कहते हे-- शूलगव के द्वारा यजन करने वाले पुरुष के धन, 
लोक, पुण्य, पुत्र, पशु, आयु और यश हुआ करते है । ६। इस प्रकार से 
शूलगव के द्वारा यजन करके अपने यूथ के अन्य श्रेष्ट पशु का अभिषेचन 
करके शूलगव करण के लिये उत्सुजन करना चाहिए ।३७। 

नानुत्सृष्ट स्यात्‌ 1३८) न हापणुर्मवतोति विज्ञायते ।३९। 

शन्तातीय जपन्गृहानियात्‌ । ० पशूनामुपताप एनमेव 

देव मध्ये गोष्ठस्य यजेत्‌ ।४१। स्थालाप।क सर्वहुतम्‌ 

।४। बहिराज्य चानुप्रहृत्य धूमतो गा आनयेत्‌ ।४ । 

शन्तातीय जपन्पशुना मध्यमियान्म-यमियात्‌ ।४४ नम. 

शौनकाय नम शौनकाय '४५। ख० €। 

सर्वथा अतुत्सुष्ट नही होना चाहिए । शूलगत्र केलिये एक वार 
उत्सग अवश्य ही करना चाहिए | और इस प्रकार से करके यह नित्य 
कम ही होता है--ऐसा जाना जाता है ।३८। शूलगव नाम वाले पशु- 
कम्भ से रहित नही हाना चाहिए क्योकि ऐसा सुना जाता है अतएव 
एक बार उत्सर्ग अवश्य ही करना चाहिए ।३६। शूलगव वम को समाप्त 
करके ग्राम मे प्रवेश करे ओर फिर पूर्व मे कथित शान्तातीय का जप 
करता हुआ घर को गमन करना चाहिए ।४०। आत्मीय पशुओ को जब 
भी उपताप व्याधि होवे तब इसी देव का द्वादश नामक, षण्तामक 
अथवा एक नामक का गोष्ठ के मध्य मे यजन करना चाहिए ।४१। आज्य 
भागान्त करके सअ स्थाली पाक को दर्वी मे रख कर हवन करना 
चाहिए । इसके अनन्तर सवं प्रायश्चित्तादि का सामापन करना चाहिए ।८२। 
इसके अनन्तर वहिष आज्य, तुष और सूक्ष्म कणो को अनुप्रहूत करके 
प्रतिधूम गोओ को आनीत करना चाहिए ।४३। फिर शान्तातीथ का जप 
करता हुआ पशुओ के मध्य मे गमन करे । अन्य विद्वानो ने तो शान्ताति 


चतुर्थोऽध्याय ] [ १४३ 


शब्दो वाले सूक्तो को ही शान्तातीय शब्द से कहा जाता है--ऐसी व्या- 
ख्या करते हे । "ईते यावा पृथिवी”--'इद ह॒ तूनमेषाम्‌'--“उतदेवा 
अवहितम्‌' ये इतने हे । “शन इन्द्राग्नी ”--यह शान्तातीय है यह 
प्रसिद्ध है ऐसा हमने पहिले कहा है ।४४। शौनक के लिये बारम्बार 
नमस्कार है ।४५। 


ऋ इत्याश्वचलायन गृह्सूत्र समाप्तम्‌ ॐ 


अथ गह्यपरिशिष्टस्‌ 
प्रशम।५६॥1१: 


१-प्रन्थ प्रतिज्ञा 


अथास्मिन्नाश्वलायनगृह्य यानि कानिचिदन्योक्तानी- 
हेच्छता नाऽऽचार्थेणानुमतानि ज्ञापितानि यानि चोक्तप्र- 
दशितक्रिाणि तानि सर्वावबोधाय यथावदभिधा 
स्याम कर्ता स्नातो धोतानाद्र वासा यज्ञोपगीत्यात्रान्त । 
प्राडमुख आसीनो दक्षिणाङ्गकारी समाहितो मन्त्रान्ते 
कर्म कुर्वीत ध्रत्यृचोक्तिष्वृगन्तेष्वनादेश आज्य द्रव्य 
स्व करणमवदानवत्सु दर्वी पाणि कठिनेषु कर्मा तरृत्तौ 
मन्त्रोऽप्यावयते कमणोऽन्त आचमन चेति सामान्यम्‌ ।१। 
१-इस आश्वलायन गृह्य मे जो कोई अन्योक्त है उनकी इच्छा यहाँ 
पर रखने वाले आचाय ने जो उनको अनुमत बही है वे भी ज्ञापित किये 
गये हे और उनके कर्म भी उपर्दाशत किये गये हें वे सको ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये यथावत्‌ बतलायेगे । कमं कर्त्ता स्तात हो, धुले इए आद्र 
वस्त्र वाला, यज्ञोपवीती, आचान्त, प्राइसुख आसीन, दक्षिणाङ्गकारी 
समाहित होकर मन्त्र के अन्त मे कर्म करे । प्रत्येक ऋक के अन्तमे अना- 
देश आज्य, दभ्य, स्रव, करण अवदान वाचो मे दर्वी पाणि कर्म की 
आवृत्ति मे मन्त्र को आवृत्ति भौर आचमन यह सामान्य है ।१। 


२--स ध्यावन्दनकालादि घ्राणायामान्तम्‌ 
अथ सध्यामुपासीतेत्याचार्यो याधहोरात्रयो सधी यश्च 
पूर्वाह्णापराह्ूयोस्तत्कालभवा देवतासभ्यातामुपासीत! 


प्रथमोऽध्याय } ६ १४४५ 


बहिग्रामात्प्राच्यामुदीच्या वाऽन्यस्या दिश्यनिन्दिताया- 
मनल्पमुदकाशयमेत्य प्रात घुचिभू त पाणिपादमुख।नि 
प्रक्षाल्य, शुचौ देशे भूमिष्ठपादोऽनपाश्चित उपविष्ट 
शिखा बद्ध्वाऽऽचामेत्‌ । प्रकृतिस्थमफेना बुब्दुदमुदकमी- 
क्षित दक्षिणेन पाणिनाऽऽदाय कनिष्ठाइ गुष्ठौ विशलष्टौ 
वितत्य, तिस्र इतराड गुली सहतोर्ध्वा कृत्वा ब्राह्मण 
तीथेन ह्ृदयप्रापि त्रि पीत्वा पाणि प्रक्षाल्य स्पृष्टाम्भ 
साङ्ग ठमूलेनाऽऽकुस्चितोष्ठमास्य द्वि प्रमृज्य सकृच्च 
सहतमध्यमाङ्भ लीभि पाण प्रक्षाल्य सव्य पाणि पादौ 
शिरश्चाम्युक्ष्य स्पृष्ठाम्भ सहतध्यमाङ्ग लित्रयाग्रेणाऽऽ- 
स्यमुपस्पृश्य साङ्ग छ्या प्रदेशिन्या श्राणबिलद्वयमना- 
मिफया चक्षु श्रंत्रे कनिष्ठिकया च नाभि तलेन हृदय 
सर्वाभिरङ्भलीभि शिरस्तग्ररसौ चोपस्पृशेदित्येत- 
दाचमनम्‌ । एव द्विराचम्याऽऽत्मानमभ्युक्ष्य ततो दन्ता- 
ञ्शोषयित्वा पुनद्धिराचम्प दर्भपवित्रयाणि प्रथममन्त्रक 
पश्चदज्ञमात्रिक प्राणायामत्रय कृत्वा समन्त्रक सक्रत्कु- 
याँदायतप्राण सप्रणवा सप्तव्यात्दतिका सावित्री सशि- 
रस्का त्रिरावतयेदित्येष समन्त्र प्राणायाम ।२। 


२--जो अहोरात्र की सन्धि है और जो पूर्वाह्ण पराहगो के समय 
मे होने वाले देवता है सन्ध्या मे उनकी उपासना करना आचाय का 
कत्तव्य है। ग्राम से बाहिर प्राची अथवा उदीची मे या अन्य 
अविन्दित दिशा मे किसी बहुत जल वाले जलाशय पर जाकर प्रात काल 
मे पवित्र होकर हाथ पेरो को धोकर शुचि देश मे अनपाश्रित भुमिष्ट 
पाद बेठकर शिखा को बॉधकर आचमन करना चाहिए। स्वाभाविक 
बिना झागो वाला बुलबुलों से रहित जलको देखकर दाहिने हाथ से 
ग्रहण करे । कनिष्ठिका और अन्न छ़ को विश्लिष्ट कर इतर तीन अङ्क) 
लियो को सहत ऊपर को करके ब्राह्मतीथ से हृदय तक प्रात हो ऐसी 


१४६ ? [ आश्वलायनगृह्यपूत्रपरिशिडम्‌ 


रीति से तीन बार पान करे । फिर हाथो को धोकर अन्नुष्ठ भूल से 
जल का स्पश कर आकुग्द्चित ओष्ठ वाले मुख को दो बार प्रमाजित करे 
और एक बार सहत मध्यमाङ्ग_लियो से हाथ धोकर सव्य पाणि, दोनो 
पेर और शिर का अभ्युक्षण करे । जल का स्पर्श कर सहत मध्यम तीन 
अगुलियो के अग्रभाग से मुख का उपस्पर्शन करे और अगुष्ठ के सहित 
प्रदेशिनी से दोनो नासिका के छिद्रो को, अनामिका से चक्षु और श्रोत 
को, कनिष्ठिका से नाभि को, तल से हृदय को सब अगूलियो से शिर 
और उनके अग्रभागो से कन्धो का उपस्प्शन करना चाहिए यह 
आचमन है । इस प्रकार से दो बार आचमन करके अपने आपका 
अभ्युक्षण करे । फिर दातो का शोधन करके पून दो बार आचमन करके 
दर्भ की पवित्री हाथ मे लेकर प्रथम पञ्चदश मात्रा वाले मन्त्रको 
तीन प्राणायाम करे । आयत प्राण होकर एक बार समन्त्रक प्राणायम 
करना चाहिए । प्रणव के सहित सात व्याहृतियो से युक्त सशिरस्क 
सावित्री की तीन बार आवृत्ति करे-यही समन्त्रक प्राणायाम 


हे।२। 
३ माजनाविधि । 


अथ कर्मे सकल्प्य शुचौ पात्रे सव्ये पाणौ वाऽप आधाय 
स्थिरे तुदकाशये यावति कर्म कुर्वीत तावत उदकस्य 
विभाग कल्पयित्वा तीर्थानि तत्राऽऽवाह्य ता अप 
सदर्भपाणिनाऽऽदायोत्तानशिरसि माजञेयेर्दोपूर्वं पच्छ 
आपो हिष्ठेति तिसृभिरथाऽऽचमनम्‌ उदक्रमादाय, 
सूर्यश्चेति पिवेत्‌ । सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु- 
कृतेभ्य॒पापेम्यो रक्षन्ता यद्रात्रपा पापमकार्ष मनसा 
वाचा हस्ताभ्या पम्द्यामुदरेण शिइना रात्रिस्तदवलम्ततु 
यत्किचिद्दुरित मयि, इदमह ममामृतयोनौ सूर्य ज्या- 
तिषि जुहोमि स्वाहेत्येतत्समन्त्रमाचमनमथ पुनराचम्य 
मार्जयेत्प्रणवव्याहृतिसावित्रीभिऋक्श आपो हिष्ठति 


प्रथमोऽध्याय ] [ १४७ 


सुक्त न गायत्रीशिरसा चाम्भसाऽत्मान परिषिश्व- 

देतन्माजम्‌ 1३] 

३---ईइसके अनन्तर कमे का सद्धूल्प करे । शुचिपात्र मे अथवा सव्य 
पाणि मे जल को ग्रहण कर स्थिर उदकाशय मे जितना कम करे उतने 
विभाग करके तीर्यो का आवाहन करे | उस जल को सभ पाणि से 
ग्रहण कर उत्तान शिर पर माजँन करना चाहिए । ३ पूर्वक “आपोहिष्ठा 
भयो भुव । इन तीन मत्रो से माजन करना चाहिए । फिर “सूयश्व” 
इस मन्त्र से जल लेकर आचमन करे । पूण मन्त्र यह ऐसा हे--स्‌ यंश्च 
भा मन्युश्च मन्युपतयश्च मच्यु कुतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ता यद्रात्या पाप 
मकाषं मनसा वाचा हस्ताभ्या पम्द्या मुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलम्पतु, 
यत्किस्चिद्दुरित मयि, इदमह माममृत यो नौ सूर्य ज्योतिषि जुहोमि 
स्वाहा --यह मन्त्र है आचमन करने का। पुन आचमन करके 
मार्जन करना चाहिए। प्रणव व्याहृति सावित्रीयो से और आपोहिष्टा 
इस सूक से तया गायत्री शिर से जल के द्वारा आत्मा का परिषिञचन 
करे यह माजन होता है ।३। 


४ अघमषणम्‌। 


अथ गोकर्णवत्कृतेन पाणिनोदकमादाय, नासिकाग्रे धारय - 
कृप्णघोरपुरुषाकृति पाप्मानमात्मानमन्तवर्याप्य स्थित 
विचिन्त्य, सयतप्राणोऽचमषणसूक्त द्र पदामृच चाऽऽवत्य 
दक्षिरोत नासाबिलेन शने प्राण रेचयन्सवतस्तेन सहृत्य, 
कृष्ण रेचनवत्मंना पाणिस्थ उदके पतित ध्यात्वा, तढुद- 
कमनवेक्षमाणो वामतो भुवि तीब्राघातेन क्षिप्त्वान 
वप्त्रहत सहख्वा दलित भावयेदेष पाप्मव्प्रपोह । एन- 
मेके न कुवन्ति । मार्जनेनेव तस्य व्यपोहितत्वादिति। 
द्र पदादिवेन्मुमुचान स्विन्न स्तातो मलादिव । पूत 
पवित्रेशेवाऽऽञ्यमाप शुन्धन्तु मनस ' इतीय द्रुपदा 
ऋक्‌ पापशोधिनी ।४। 


१४८ | [ आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्ट्स 


४--गो कर्ण के समान किये हुए पाणि से उदक लेकर नासिका 
के आगे धारण करते हुए परम घोर काले रग वाले पुरुष की आकृति 
से युक्त पाप को अपने अन्दर व्याप्त होकर स्थित रहने वाले वह वि चिन्तनं 
करके सयत प्राण वाला होकर अवमषण सूक्त की ओर द्र पदा-इस ऋचा 
की आवृत्ति करके दक्षिण नातिका के छिद्र से धीरे २ प्राण का रेचन 
करते हुए सब ओर मे सहत करके उस कृष्ण वर्ण वाले को रेचन माग 
से हाथ मे स्थित जल मे पतित हुआ व्यात करके उस जन को अवेक्षित 
न करते हुए ही भुमि पर बाई ओर तीव्र आघात के साथ क्षिप्त करे 
और उस पाप को वज्र से आहत सहस्रो टुकडो मे दलित हुना इस पाप 
के व्यपोह की भावना करनी चाहिए । इसको काई लोग नही किया 
करते है क्योकि माजन के द्वारा ही उसको व्यपोहित स्वीकार करते हें + 
“द्र पदादिवेन्मुमुचान स्विन्न स्नातो मलादिव । पूत पवित्रेणेवाऽऽञ्य- 
झाप शुन्वन्तु मैंनस इति~यह द्रुपदा ऋक पाप शोविनी है ।४॥ 


५ अर्घ्यादि गायत्र्यर्थान्तम्‌ । 


अथाऽऽचम्य दर्भेपाणि पूर्णमुदकाङ्गलिमुद्ध त्याऽऽदित्या- 
भिमुख. स्थित्वा प्रणवव्याहृतिपुर्वेजा सावित्र्या त्रिनि- 
वेदयन्नुत्क्षिपेद्ये पुष पाष्मव्यपोह नेच्छति त आचम्ये- 
वाध्यमुत्क्षिपेयुरेतदेवार्ध्यनिवेदनमसावादित्यो ब्रह्मेति 
प्रदक्षिण परियन्परिषिच्याप उपस्पृश्य, शुचौ देशे दर्भा- 
म्भसोक्षिते दर्भानास्तीर्य, व्याहतिभिरुपविष्य, प्राणा- 
यामत्रय कृत्वाऽऽत्मान व्याहृतिभिरभ्युक्ष्य सावित्र्या 
देवतमनुस्मृत्यार्घादिक वा तामेता चक्षुरक्षरशो विभक्ता - 
मन्तर्योजिते षड्भिस्तदद्गमन्वरयथा द्गमात्मनि वित्य- 
स्याऽऽत्मान तद्र प थावयेद्यया तत्सवितुह दयाय नम 
इति हृदये, वरेण्य शिरसे स्वाहेति शिरि, भर्गो देव 
द्विस्ताय वषडिति शिखाया, स्यधीमहि कवचाय 


पयमोऽध्याय | [| १४४ 


हुमित्युरसि धियो यो नो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रललाट- 
देशेषु बिन्यस्याथ प्रचोदयादख्ञाय फडिति करतलयोरस्त्र 
आच्यादिषु दशसु दिक्षु विन्यसेदेषोऽङ्गन्यास । 
एनमेके नेच्छन्ति स हि विभिरवेदिक इत्यर्थमनुसद- 
घाना । मन्त्रदेवत्ता ध्यात्वाऽऽगच्छु वरदे देवीत्यावाह्म 
तिष्ठ चष्ट षु नक्षतरेष्वाण्मडल दर्शनान्मन्त्रा्थं मनुसदछान । 
सधान नेच्छन्त्येके । प्रणबव्याहृतिपूविका सावित्री 
जपेत्‌ । जप चाक्षसूत्रेणानामिकाया मध्या दारभ्य 
प्रदक्षिण दशभिरड भुलीपर्वभिर्वा गणयेत्‌ । 'आगच्छ 
वरदे देवि जध्ये मे सनिधा भव । गायन्त त्रायसे यस्मा- 
दगायत्री त्व तत स्मृता' इत्यावाहनमन्त्र । सवितुदवस्य 
वरणीय तेजो ध्यायेमहि योऽस्माक कर्मणि प्रेरयतीति 
सन्तरां । । 


४५--इसके अनन्तर अचमन करके हाथ मै दर्भ ग्रहण करने वाला 
तूण उदक को अञ्जनि का उद्धरण कर सूय्य की ओर अभिभुख होवे और 
स्थित होकर प्रणब ओर व्याहृतिधो के सहित सावित्री से तीन बार 
[निवेदन करता हुआ उत्क्षेपण करना चाहिए । जो पाप का व्यपोह नही 
चाहता है बह आचमन करके ही बायव्य दिशा मे उत्क्षिप्त करना चाहिए। 
यह ही अध्य का निबेदन होता है। यह आदित्य ब्रह्मा है--इससे प्रदक्षिष 
'परिपन करता हुआ जल का उपस्पर्शन करके दभ और जल से ऊक्षित 
शुचि देश मे दभों का आस्तरण करके व्याहृतियो मे उपवेशन करे । फिर 
तीच प्राणायाम करके अपने आपको व्याहूतियो से अभ्युक्षण करे । सावित्री 
से देवत का अनुस्मरण करके अथवा आर्यादिक को चार अक्षरो मे विभक्त 
इस उसको अन्वर्योजित छै अङ्ग मन्त्रो से यथाङ्ग आत्मा मे विन्यास कर 
के अपने आपको उसी प्रकार से भावित करना चाहिए । “तत्सवितु 
हूं दयाय नम _ इससे हृदय मे, “वरेण्य शिर से स्वाहा”--इससे शिर 


१५० ) [ आश्चलायनगुद्यसूत्रपरिशिष्टस्‌ 


मे, “भर्गोदेवरय शिखायै बषट्‌” इससे शिखा मे, ' धोमहि कवचाय 
हुम्‌ इससे उर मे, “धियो योन नेत्र त्रयाय वौषट्‌”--इसमे नेत्र ललाट 
देशो मे, विन्यास करके इसके अनन्तर--“प्रचोदयात्‌ अस्त्रायफट्‌” ¬ 
इससे करतलो मे अस्त्र को प्राची आदि दश दिशाओ मे विन्यास करना 
चाहिए--यह अङ्भन्यास है । कुछ लोग इसको नही चाहते है और वे ऐसा 
अनुसधान किया करते है कि वह विि अवैदिक है । मन्त्र के देवता 
का ध्यान करके ' आगच्छ वरदे देवी”--इससे आवाहन करके स्थित 
रहे और नक्षत्रो के नष्ट हो जाने पर आमण्डल दर्शन से मन्त्र के अर्थ का 
अनुसन्धान करता हुआ रहे । कुछ लोग अनुन्धान करने की भी इच्छा 
नही करते हे । फिर प्रणव व्याहृतियो के सहित सावित्री का जाप करना 
चाहिए । जप अक्ष सूत्र के द्वारा अनामिका के मध्य से आरम्भ करके 
प्रदक्षिण दश अड्गुलियो के पर्वो से गणना करनी चाहिए । आवाहन का 
मन्त्र यह है--“'आगच्छ वरदे देवि जप्ये मे सन्निधा भव । गायन्त त्रायसे 
यस्मादुगायत्री त्व तत स्मृता” । सविता देव का वरणीध तेज का ध्यान 
करते है जो हमारे कमे मे प्रेरणा देता है । यही मन्त्र का अर्थ हाता 
हे ॥ ५॥। 


६ लिकालगायल्लोध्यानादि । 


अथ देवताध्यानम्‌ । यासध्योक्ता सव मन्त्रदेवता 
खलूपास्यते ता सवदेकरूपा ध्यायेदनुसध्यमन्यान्यरूपा 
वा यदैकरूपामुग्यजु सामत्रिपदा त्रिय गुर्धर्वाध रदिक्षु 
षट्कुक्षि पच्चशिरसमग्निमुखी विष्णुहृदया ब्रह्मशिरस्का 
रुद्रशिखा दण्डकमण्डल्वक्षसुत्राभयाड्कचतुभु जा शुञ्रवर्णा 
शुश्राम्बरानुलेपनखगाभरणा शरञ्चद्वसहरखप्रमा सर्वेदेव- 
मयीमिमा देवी गायत्रीमेकामेव तिसृषु सव्यासु ध्यायेदथ 
यदि भिन्नरूपा ता प्रातर्बाला बालादित्यमण्डलमध्यस्था 
रक्तवर्णा रक्ताम्बरानुलेपनख्रगाभरणा चतुर्वक्त्रा दण्डक- 
मण्डल्वक्षसुत्रा भयाद्धचतुभुजा ब्रह्मादेवत्यामृग्वेदमुदा- 


कनत 


्रथमोऽध्यायः | 1 १६१ 


हरन्ती भूर्लोकाधिष्ठात्री गायत्री नाम देवता ध्यायेदथ 
मध्यदिने ता युवती युवादित्यामण्डलमध्यस्या श्व तवर्णा 
र ताम्बरानुलेपचस्रयाभरणा पः्चवक्त्रा प्रति वक्त्र त्रिनेवा 
चन्द्रशेखरा त्रिशूलखङ्गखट्वाङ्गडमरुकाङक वतुभु जा 
जृषभासनारूढा रुद्रदेवत्या यजुर्वेइमूदाहरन्ती भुवर्लो- 
काथिष्ठान्री सावित्री नाम देवता ध्यायेदथ साय ता 
वृद्ध वृद्धादित्यमण्डलमध्यस्था श्यामवर्णा श्यामाम्बरा- 
नुलेपनख्जमाभरणामेकवक्त्रा शखचक्रगदापद्माङ क- 
चतुभुं जा गुरुडासनारूढा विष्णुदेवत्या सामवेद- 
मुदाहरन्ती स्वर्लॉकाधिष्ठात्री सरस्वती नाम देवता 
ध्यायेद्धयान नेच्छन्‌ येके । तत आवाह्य जरित्वा जात- 
वेदसे सुनवाम सोम तच्छयोरावृणीमहे नमो ब्रह्मणे 
नमो अस्त्वग्नय इत्येताभिरुपस्थाय प्रदक्षिण दिश 
साधिपा नत्वाऽथ सध्याये गायत्र्यै सावित्र्यै सरस्वत्यं 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्च नमस्कृत्य तत “उत्तमे शिखरे 
देवि भूम्या पवतमूर्धनि । ब्राह्मणे रभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि 
यथाषुखमिति सध्या विसुज्य भद्र नो अपिवातय मन 
इत्युक्त्वा शान्ति च तरिरुच्चायं नमो ब्रह्मण इति प्रदक्षिण 
यरिक्रामच्चासत्यलोकादापातालादालोकालोकपवतात्‌ । ये 
सन्ति ब्राह्मणा देवास्तेभ्यो नित्य वमो नम ' इति नम 
स्कृत्य भूमिसुपसगृद्य गुरून्वृद्धाञ्चोपसगृह्हीयादेबस्‌ । 
साय विशेषास्तु सूय श्र ति मन्त्रे सूयं स्थ।नेऽग्निपदमा- 
वपेद्राच्याहूना रात्रिरह स्त्ये ज्योतिषीत्यन्ते ब्रूया- 
ज्जप॒चार्धास्तमिते मण्डले आ नक्षत्रददानादासी- 
नेति ।६। 
६--इसके अनन्तर देवता का ध्यान है । जो सन्ध्या कही गयी है 
हु ही मन्त्र का देवता उपासना किया जाता हे । सवदा एक रूप 
बाली उसका ध्यान करना चाहिए । अथवा अनुसर्ध्व अन्यान्य रूप वाली 


१५२ ॥ [ आश्वलायनगृह्मसूतरपरिशिष्टसु 


का ध्यान करे । जब एक रूप वाली उसका ध्यान करे तो जुक्‌, यजु, 
साम के त्रिपदा को--तिर्यक्‌-ऊध्व ओर अधो भाग मे दिशाओ मे छे कुक्षि 
वाली, पाच शिरो वाली, अग्नि के मुख वाली, विष्णु के हृदय वाली, ब्रह्म 
के शिर वालो, रुद्र को शिखा मे धारण किये हुए, दण्ड कमण्डलु अक्षसूत्र 
और अभय इनको चारो हस्तो मे रखने वाली-शुश्र वण से युक्त, शुक्र 
वस्त्र, शुभ्र अनुलेपन, शुभ्र खक्‌ और शुभ्र आभरणो से समन्वित शरः 
त्कालीन सहस्र चन्द्रो की प्रभा वाली सव देवो से परिपूर्ण इस देवी 
गायत्री का ही तीनो सन्ध्याओ मे ध्यान करना चाहिए। यदि उसका 
भिन्न रूपो वाली उसका ध्यान करना हो तो प्रात काल मे वाला वाल 
आदित्य मण्डन मे मध्य मे स्थित, रक्त वण वाली, रक्त ही वस्त्र, अनु- 
लेपन, खक्‌ और आभरणो से युक्त, चार मुखो वाली दण्ड कमण्डलु अक्ष” 
सूत्राभय-~इन चारो को चारो करो मे धारण करने वाली, हसासन पर 
समारूढ ब्रह्म देवत्य वाली ऋग्वेद का उच्चारण करती हुई, भूलोक की 
अधिष्टात्री गायत्री नाम वाले देवता का ध्यान करना च हिए । 


इसके अनन्तर मध्य दिन मे उसका ध्यान युवती के रूप मे करे 
भौर युवा ही आदित्य के मण्डल मे मध्य मे स्थित, श्वेत वण वाली, श्वेत 
अम्बर, अनुलेपन स्रक्‌ और आभरणो से युक्त, पाच मुखो वाली, प्रत्येक 
मुख मे तीन २ नेत्रो बाली, शेखर मे चन्द्र को धारण करने वाली, चारो 
भुजाओ मे त्रिशूल-खट्वाङ्ग-उभरु और काडू. को धारण किये हुए, वृषभ 
के आसन पर समारूढ, रुद्र देवता वाली, यजुर्वेद का उच्चारण करती 
हुई, भुवर्लोककी अधिष्ठात्री साविन्नी नाम वाले देखता का ध्यान करना 
चाहिए । इसके अनन्तर सध्या के समय मे उसका ध्यान कसे रूप मे 
करे--यह बतलते है--सायड्काल मे वृद्ध स्वरूपा-वृद्ध आदित्य के मण्डल 
मे मध्य मे समवस्थित, श्याम वणे से युक्त, श्याम ही वस्त्र, अनुलेपन- 
स्रक और आभरणो से समन्वित एक मुख वाली, शख-चक्रन्गदा और 
षद्म-इनको चारो करो मे धारण करती हुई गरुड पर समारूढ, विष्णु 
दैवत्य वाली, सामवेद का उच्चारण करती हुई, स्वर्ग लोक की अधि- 


प्रथमोउध्याय | । १५३ 


त्नी सरस्वती देवता का नाम वाली का ध्यान करना चाहिए। कुछ 
विद्वान्‌ ध्यान की इच्छा नही करते है। 


इसके उपरान्त आवाहन करसे जाप करे । ' जात वेद से सुनवाम 
सोमत्तच्छ पोरावृणी महे नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्तय ' इन ऋचाओ से 
उपस्थान करके प्रदक्षिण मे अधिया के साथ दिशाओ को नमस्कार करके 
इसके बाद सन्ध्या के लिये, गायत्री के लिये, सावित्री के लिये, सरस्वती 
के लिये, सब देवताओ के लिये नमस्कार करे । इसके उपरान्त “उत्तरे 
शिखरे देविभूम्या पवतमूधनि । ब्राह्मण॑रम्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासु बम्‌ । 
इससे सन्ध्य का विसजत कर के “भद्र नो अपिवातय मन यह कह 
कर तीन बार शान्ति का उच्चारण करे “नमो ब्राह्मणे” इससे प्रदक्षिण 
परिक्रमा करते हुए “आसत्यलोकादापातत्विदा लोकालोक पवतात्‌ । 
येसन्ति ब्राह्मणा देवास्तेभ्यो नित्य नमोनम । इसमे नमस्कार करे । फिर 
भूमिका उपसग्रह करे । इसी प्रकार से गुरु वग को और वृद्धो का उप 
सग्रहण करना चाहिए । सायद्धाल मे विशेषता यही है कि “सूयश्रेति' इस 
मन्त्र मे सूय के स्थान मे अग्निपद का आवयम करे 'राव्याह्वा रात्रि रह 
सत्येज्योतिषी'-इसके अन्त मे बोलना चाहिए । अर्घास्तमित मण्डल के 
होने पर नक्षत्रो के दशन तऊ समालोत होकर जप करे ।६। 


७ आचमनमसन्त्रादि । 


अथ मध्य दिन आप पुनन्त्विति मन्त्राचमनमाप पुनन्तु 
पृथिवी पृथिवी पूता पुनातु माम्‌ । पुनन्तु ब्रह्मणस्पति- 
ब्र हापूता पुनातु माम्‌ । यदुच्छिष्मभाज्य च यद्वा 
दुश्चरित मन। सर्व पुनन्तु ममगोऽसता च प्रतिग्रहऊ - 
स्वाहेत्याथाऽऽकृष्णीयया हमवत्या वा त्रि सब्ृद्वा- 
ऽध्य मुतिक्षप्योध्वबाहुरुन्मुख उदुत्य जातवेदस चित्र 
देवानामिति सृक्तास्यामाभ्या वा मन्त्राभ्या तच्चक्षु रित्ये- 
काया वाऽऽदित्यमृपस्थाय जप प्राइमुख आसीनो यथेष्ट- 
काल कुर्यादित्येष सध्याविधिर्व्याख्यात ।७। 


१५४ | | आश्वलायनगृह्मसत्रपरिशिष्टम 


७-टसके उपरान्त मध्यीदन मे“आप पुर्न त्यति मन्त्र से आचमन करे 
“आप पुनन्तु पृथिवी पृथिवी पूता पुनातुमाम्‌ । प्रमन्तु ब्रह्मणस्यति ब्रह्म 
पुता पुमातुमाम्‌” । 'यदुच्छिष्ट मभोज्य च यद्वा दुश्चरित मम । सर्व पुन तु 
मामापोऽसता च प्रतिग्रहम्‌ स्वाहा --इससे आक्ृष्णीया से या हसवती से 
तीन बार या एक बार अध्य को उत्क्षिप्त करके अध्ववाहु वाला होकर 
उद्ड मुख हो “उदुत्य जात वेदस चित्र देवानाज्ञ --इन सूक्तो से अथवा 
मन्त्रो से अथवा “तच्चक्ष इस एक ऋचा से आदित्य देव का उपस्थान 
करके समासीन हो प्राड मुख रहते हुए यथेष्ट कालपयन्त जप करना 
चाहिए--यही सन्ध्याकी विधि है जिसकी व्याख्या क्र दी गयी है 1७] 


८ मन्त्राणामुषिदं वतच्छन्द क्रम । 


अथास्य मन्त्राणामृषिदेवतच्छव्वसि । प्रणवस्य ब्रह्मा पर- 
मात्मा देवी गायत्री,व्य'हूतीना सधाता विश्वामित्रजमद- 
ग्निभरद्वाजगोतमात्रिवसिष्ठकश्यपा प्रजापतिर्वासर्वा- 
सामग्निवाय्वादित्यबृहस्पतिवरुणेन्द्रविश्व देवा गायत्र्यु- 
ष्णिगनुष्ट ब्बृहती पड्‌ क्तित्रिष्ट ब्जगत्यस्तिसृणामाद्याना सम- 
स्ताना वा दवता प्रजापतिबृहती सावित्र्या विश्वामित्र 
सविता गायत्रो शिरस प्रजापतिन्र ह्याग्निवाय्वादित्या 
देवता यजुश्छ द । आपो हि सिन्धुट्टीप आम्बरीषो 
चाऽऽप गायत्र इचनुष्ट वन्त पञ्चधा वधमाना सप्तमी प्रतिष्ठा 
अन्त्ये द्व सूर्य श्र ब्रह्मासूयमन्युपतय प्रक्ृतिराप पुनन्तु 
विष्णुरापो हिष्ठा अग्निश्च रुद्रोऽर्निमन्युमन्युपतय 
प्रकृति ऋत च माधूच्ठन्दसोऽघमषणो भाववृत्तमाचुष्टभ 
जातवेदसे कश्यपो जातवेदा अग्निस्बिष्ट प्‌ तच्छयो शयु- 
विश्व देवा शक्करी नमोब्रह्मणं प्रज।पतिविश्व देवा जगतो 
आकृष्णेक हिरण्यस्तूप सविता त्रिष्ट प्‌ हस शुचिषद्वा- 
मदेव सूर्यो जगत्युदुत्य प्रस्कण्व सूर्यो गायत्रमन्त्या 
श्रतस्रोऽनुष्ट्‌ मश्चित्र देवानामिति कुत्स सूय ख्रिष्ट प्‌ तञ्च- 


प्रथमोऽध्याय ] { १५५ 


क्षुवसिष्ठ सूर्य पूरउष्णिक द॑वतस्मरणमेव वा कुर्यादेव- 

मन्यत्र व्याख्यातस्‌ 1८) 

८-इसके अनन्तर मन्त्रो के ऋषि देवता और छन्दो को बतलाया 
जाता है । प्रणव का ब्रह्मा परमातमा हे देवी गायत्री है । सात व्याहृतियो 
के विश्वामित्र-भरद्वाज-गीतम-अत्रि वसिष्ठ कश्यप अथवा प्रजापति है । सब 
व्याहूतियो के देवता अग्नि-वायु आदित्य-वृहस्पति-वरुण-इन्द्र और विश्वे- 
देवा हे ।गाथती-उष्णिक्‌ अनुष्ट य वृहतीपडिक्तत्रिष्ट प जगती छन्द है अथवा 
आद्य समस्तो का देवता प्रजापति है,वृहती सावित्री का विश्वामित्र सविता 
गायत्री शिर का प्रजापति है, ब्रह्मा अग्नि वायु-आदित्य देवता है और 
यजु छन्द है ,८। 


& स्तातविधि । 


अथ स्नानविघिस्तत्प्रातर्मध्याहने च गृहस्थ कुर्यादिकत- 
रत्र वा प्रातरेव ब्रह्मचारी यतिख्रिपु सवनेपु द्विखिर्वा 
वानप्रस्थस्तत्प्रात सह गोमयेन कुर्यान्मुदा मध्यादिनेसाय 
शुद्धा मिरद्धिन॑ प्रात स्नानात्प्राक्सध्यामुपासीत प्रात- 
स्त्सृष्ट गोमयमन्तरिक्षस्थ सगृह्य भूमिष्ठ वोपयधश्च 
सत्यक्त तीथमेत्य घोतपादप'णिमुख आचम्य सध्योक्त- 
वदात्माभ्युक्षणादि च कृत्वा द्विराचम्य दभगाणि सयत- 
प्राण कमे सकल्प्य गोमय वीक्षितमादाय सव्ये पाणौ 
कृत्वा त्र्याहृतिभिस्त्रेघा विभज्य दक्षिण मार्गे प्रणवेन 
दिक्षु विक्षिप्योत्तरोत्तर तीर्थ क्षिप्त्वा मध्यम माचस्तोक 
इत्यूचाऽभिमृस्य गन्धद्वारामित्यनया मूर्घादिसर्वाङ्गमा- 
लिप्य प्रा्जलिबेइण हिरण्यशु द्भमिति द्वास्पामवते हेड 
इति द्वाभ्या प्रसम्राजे बृहदर्चेति सुक्तेन प्रार्थ्यं हिरण्य- 
शडग वरुण प्रपद्ये तीर्थ मे देहि यात्रित । यान्मया 
उक्तमसाधूना पापेम्यश्च प्रतिग्रह । यन्मे मनसा वाचा 
कमेणा वा दुष्कुत कृतमु । तच्च इन्द्रो वरुणो बृहस्पति 


१५६ | ( आश्चलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


सविता च पुनन्तु पुन पुनरिति । अथ या प्रवतो निवत 
उद्दत इत्येतया तीथममिमृश्यावगाह्य स्नातो द्विरा- 
चम्य मार्जये दम्बयो यन्त्यध्वभिरित्यष्टाभिरापो हिष्ठेति 
च नवभिरथ तीर्थमडगुष्ट नेम मे गङ्ग इत्यूचा त्रि प्रद- 
क्षिणमालोडच प्रकाशपृष्ठमग्नावघमषणसूक्त त्रिरा- 
चत्य निमज्योन्मज्याऽऽदित्यमालोक्य द्वादशकृत्व आप्लु- 
त्य पाणिभ्या शड्क्वमुद्रया योतिपुद्रया वोदकमादाय 
मूध्नि मुखे बाह्‌ वोरुरसि चाऽऽत्मान गायत््याऽभिषिच्य 
त्व नो अग्ने करुणस्य विद्वानिति’ द्वाभ्या 'तरत्सम- 
दीधावतीति' च सूक्तेन पुन स्नायान्मुध्नि चाभिषि- 
ञ्चेत्‌~'तद्विष्णो परम पदमग्मे रक्षाणो अहसो 
यत्किञ्चेद वरुणदँव्येजने' इत्येता जपेत्‌ । स्रोतोभि- 
मुख सरित्सु स्नायादन्यत्राऽऽदित्य।भिमुखोऽथ साक्षता- 
भिर्राद्गि प्राइमुख उपवीती देवतीर्थेन व्याहृतिभिव्य- 
स्तसमस्ता भिब्रह्मादीन्देवान्सकृत्सकृत्तपयित्वाऽथो- 
दड मखो निवीती सयवाभिरङ्ि प्राजापत्येन तींत 
कृष्णद पायना दीनृषीस्ता भिर्व्या हृतिमिद्विद्विस्तर्प थित्वा- 
ऽथ दक्षिणाभिमुख प्राचीनावीती पितृतीर्थेन सतिलाभि- 
रज्डरिव्याहू तिभिरेव सोम पितृमान्यमोऽङ्गिरस्वानग्नि- 
ष्वात्ता कव्यवाहन इत्यादीश्ची खरीस्तपयेदेतत्स्तानागतर्पण 
मथ तीरमेत्य दक्षिणाभिमुख प्राचीनावीती 'ये के चास्म- 
त्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता । ते गृह णन्तु मया 
दत्त वखनिष्पीडनोदकसिति ' वस्त्र निष्पीडच यज्ञो- 
पवीत्यप उपस्पृश्य परिधानीयमभ्ुक्ष्य परिधाय द्विती 
य चोत्तरीय पयु क्षित प्रावृत्य द्विराचामेदथोक्तसध्यामु- 
पासीतेद प्रात स्नानविधानम्‌ ।६। 
६-इसके अनन्तर स्नान की बिधि बतलाते है- प्रात काल मे ओर 
भध्याह्न मे गृहस्थ को करना चाहिए । अथवा एक ही समय मे प्रात काल 


प्रथमोऽध्याय | [ १५७ 


ही मे करे । ब्रह्मचारी और यति तीनो सवनो मे दो बार अथवा तीन 
बार करे । वानप्रस्थ प्रात काल मे गोमय के साथ करे, मध्य दिन मे 
मृत्तिका से करे तथा सायकाल मे केवल शुद्ध जल से करे । प्रात क्राल मे 
स्नान मे पहिले सन्व्योपासना नही करनी चाहिए । प्रात काल मे उत्सृष्ट 
गोमय को अतरिक्ष मे स्थित हा सग्रह करके भूमि मे स्थित अथवा ऊपर 
नीचे मत्यक्त को लेवे । तोय मे जाफर हाय पैर और मुख को धोने वाला 
आचमन करके सन्ध्या मे कथित के समान आत्मा का अभ्युक्षग अदि 
करके दो बार आचमन करके हाथ मे कुश लेकर सयतप्राण वाला होवे 
कम का सड्डूल करके वीक्षित गोमय को लाकर सव्यपाणि मे रवखे। 
वयाहृतियो से उसके तीन भाग करके दक्षिण माग को प्रणव से दिशाओं 
मे विक्षिप्त करके उत्तरोत्तर तीथ मे क्षेपण करे । मध्यम को “ - इस 
ऋचा से अभिमषंण करके “गन्धद्वाराम्‌, इस ऋचा स मूर्धा आदि सब 
अद्भ क। आलेपन कर प्राञ्जलि होकर “वरुण दिव्य श्र द्धम -इन दो से 
“मव ते हेड-इन दो से 'असाप्राजे वृहदचग--इस सूक्त से प्राथना करे ।' 
हरण्य शद्ध वरुण प्रपद्ये तीर्थ मे देहि याचित । यन्मया भुक्तम सादूता 
पापेभ्यश्च प्रतिग्रह । यन्मे मनसा वाचा कमणा वा दुऽकृत केतम्‌ । तञ्च 
इम्ट्रो वरुणो वृहस्पति सविताच पुनन्तु पुन पुन ” इति। इसके उपरान्त 
था पततो निबत उद्दत” इस ऋचा से तीथ का अभिमर्षण करके अव- 
गाहन करे । स्नात होकर दो बार आचमन करे और माजन करना 
च।हिए । अम्बयो यत्यध्वभि ” इन आठो से और “आपोदिष्टा ” इन नौ 
से तीथको अगुष्ठ के द्वारा 'इममेगङ्भ''--इस ऋचा से तीन बार प्रदक्षिण 
आलोडन करके प्रकानपृष्ठ अग्नि मे अघमषण सूक्त की तीन वार आवृत्ति 
करके निमजनों मञ्जन करके आदित्य देव का आलोकन करे । बारह बार 
आप्लुत होकर दोनो हाथो स शङ्क की अथवा यानि की मुद्रा से जल 
लेकर मूर्धा मे, मुख मे, बाहुओ मे, उर मे अपने आपको गायत्री से अभि- 
षेचन करना चाहिए । फिर “त्व नो अग्ने वरुणस्य विद्वान -इन दो से 
तरत्सम दीवौ”-इस सूक्त से पुन स्नान करे और मूर्धा मे अभिषेचन करना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ “तद्विष्णो परम पदगग्ने रक्षाणो अहसो यत्कि- 


१५८ ] [ आ/श्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


वेद वरण दंव्येजने-इनका जाप करे (स्रोत के अभिमुख होकर नदियों म 
स्नान करना चाहिए । अन्य स्थलो मे आदित्य के अभिमुख होकर करना 
चाहिए । अक्षतो के सहित जब से प्राङ्मुख होकर उपबीती देवतीथ से 
व्यस्त समस्त व्याहृतियो से ब्रह्मादि देवो को एक-एक बार तपित करके 
फिर उत्तर की ओर मुख वाला होकर भिवीती होवे और यवो के सहित 
जल से प्राजापत्य तीथ से उन व्याहृतियो के द्वारा कृष्ण द्वैपायन आदि 
ऋषियो को दो दो बार तपण करे । इस के उपरान्त दक्षिणाभिमुख हो 
कर प्राचीनावीती होवे और पितृ तीथे से तिलो से युक्त जल से व्याह 
तियो के ही द्वारा सोम, पितृमान्‌, यम, आङ्िरस्वान्‌, अग्निस्वात्ता, कव्य 
वाहून --इत्यादि का तीन-तीन बार तर्पण करे । यह स्नानाङ्भ तर्पण है । 
इसके अनन्तर तीथ पर प्राप्त होकर दक्षिणाभिमुख होवै और प्राचीचा- 
बीती होकर नयेके चास्मत्कुलेजाता अपुद्रा गोत्रिणोमृता । तेगृहूणन्तु 
मयो दत्त वस्त्र निष्पीडनोदक्म्‌” --इस का उच्चारण कर वस्त्र का 
निष्पीडन करे । यज्ञोपवीती जल का उपस्पशन कर परिधानीय का अभ्यु 
क्षण करे और दूसरा उत्तरीय का परिधान कर पर्यू क्षित को प्रावृत्त कर 
दो बार आचमन करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ सन्ध्या की उपासना 
क्रे । यह प्रात. स्तात का विधान है ।६। 


१० मध्याह्वस्नानविधि 


अथ मध्यदिने तीर्थमेत्य घोतपाणिपादमुखो ट्विराचम्या- 
ऽऽयतप्राण स्तात सकल्प्य दरभेपवित्रपाणि शुचौ देशे 
खनित्रेण भूमि गायत्र्य्ख ण खात्वोपरि मृद चतुरड ग- 
लमुद्वास्याधस्तान्मृद तथा खात्वा गायत्र्याऽऽदाय गते- 
मुद्दा सितया मृदा परिपूर्य मृदमुपात्ता शुचौ देशे तीरे 
निधाय गायच्या प्रोक्ष्य तच्छिरसा त्रेधा विमज्यैकेन 
मुष्ने आ नाभेरपरेण चाधस्तादड्‌गमनुलिप्याप्स्वाप्लुत्य 
क्षालित्वाऽऽदित्य निरीक्ष्य, त ध्यायन्स्नायादेतन्मल- 
स्नानमाहु । अथ तीरे द्विराचम्य तृतीयमस्त्रेणाऽऽदाय 


प्रयमोऽध्याय ] [ १५६ 


सव्ये पाणी कृत्वा व्याहृतिभिख धा विभज्य दक्षिण- 
भागमस्न ण दिक्षु दशसु विनिक्षिप्योत्तर तीर्थे क्षिप्त्वा 
तृतीय गायत््याऽभिमन्त्रितम'दित्याय दर्शयित्वा तेन 
मूर्ध्नं आ पादाद्गायत्र्या प्रणवेन वा सर्वाडगमनुलिप्य 
सुमित्रा न आप ओषधय सन्त्विति सकृदद्धि रात्मान- 
मभिषिच्य दुमित्यास्तत्मँ सन्तु योऽस्मान्द्र ष्टि ग च वय 
द्विष्म इति मृच्छेषमद्धि क्षानयेत्‌ । अथ वरुणप्रार्थना । 
तपंणान्तेनोक्तेन विधिना स्तायान्नम्मित्प्राम्ब्रह्मयज्ञत- 
पणाद्वख निष्षीडयेद पुत्रादयो ह्यन्ते तर्प्या इष्येष स्तान- 
विधि । तदेतदसभवेऽद्भिरेव कुर्याद्‌भोमदिनादिषु च 
न च गृहे मुदा स्नायान्न च शीतोदकेन शीतोष्णोदकेन 
गृहे स्नायान्मन्त्रविधि वजयेद्व हिर्वाशु चौ देशे सर्व पश्चा- 
त्कुर्यादिति । १०। 


१०--मध्य दिन मे तीथ पर पहुच कर हाथो और मुख को धोकर 
दो बार आचमन करे फिर आयत प्राण वाला होकर स्नान करने का 
सङ्कल्प करे । हाथ मे दर्भे ग्रहण कर किसी शुचि देश मे गायत्र्यस्त्र के 
द्वारा खनित्र से भूमि का श्वनन करे ऊपर की चार अञ्चल मृत्तिका 
को उद्घासित करके नीचे की मिट्टी को गायत्री से लेवे और खोदी हई 
मिट्टी से गत्त को भर देवे। उस ग्रहण की हुई मृत्तिका को पवित्र देश 
से रखकर उसका गायत्री से प्रोक्षण करना चाहिए । उसको शिर से तीन 
भागो मे विभक्त करके एक भाग से मूर्धा को दूरे से नाभि पर्य त 
अङ्क को और नीचे के अङ्क को अनुलिप्त करके जल मे गोता लगावे 
और सबको क्षालित कर सूर्य का निरीक्षण करे ओर उसी का ध्यान 
करता हुआ स्नान करे--इसको मल स्नान कहते है । 

इसके उपरान्त तीर पर दो बार आचमन करके तृतीय भाग को 
अस्त्र से सव्य पाणि मे लेकर व्याहूतियो से तीन भागो मे विभाजित करके 
दक्षिण भाग को अस्त्र से दशो दिशाओं मे विनिक्षिप्त करे 


१६० | | आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


और उत्तर को तीर्थ मे प्रक्षिप्त करे तथा तीसरे भाग को 
गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित करके आदित्य देव को दिखा कर 
उससे मूर्धा स लेकर पाद पयन्त गायत्री से अथवा प्रणव से सब अङ्क 
को अनुलिप्त करके “सुमित्रया न आप ओषधय सन्तु --इससे एक बार 
जल से अपने आपका अभिषेचन करे । “दुमित्र्यास्नस्मे सन्तु योऽस्मान्दर षटि 
यच वय द्विष्म" इससे शेष मृतिका का जल से क्षालन कर देना 
चाहिए | इसके अन तर वरुण की प्रार्थना है । तपणान्त उक्त विधि से 
स्तान करना चाहिए । इसमे प्राम्त्रह्म यज्ञ तपण से वस्त्र का निष्नोइन 
नही करना चाहिए । जो अपुत्रादिक हे उनका अन्त मे तण करना 
चाहिए--यह स्नान की विवि है । यह अक्षम्भव होतो जल के द्वारा ही 
करना चाहिए । भौमदिनादिक मे धर मे मिट्टी से स्नान न^ी करे-शीतो 
दक से, शीतोष्गक़ उदक से गुइ मे स्वान कर । मन्त्र विधि को वजित 
कर देवे । वाहिर किसी शुचि देश मे सब पीछे करना चाहिए 1१०। 


११ ऊन्तस्नातप्रकार । 


अथाशक्तस्य मन्त्रस्तान शुचो देशे शुचिराचान्त प्राणा- 
नायम्य दभपाणि सव्ये पाणांवप कृत्वा तिमुभिरापो- 
हिष्ठीयामि पच्छ प्रणवपूर्वं दर्मोदर्कर्माजयेत्‌ । पाढ्यो- 
मूध्नि हृदये मूध्नि हृदये पादयोह दये पांदयोमु' थ्ति 
चाथाधचेशो मु थ्नि हृदये पादयोह दये पादयोपु ध्नि 
चाथ क्रक्शो हृदये पादयोमू थ्न तृचेन मूर्ध्नीति माजे- 
यित्वा गायत्र्या दशधा$भिमन्त्रिता अप प्रणवेन पोत्वा 
द्विराचामेदेतन्मन्त्र स्नानम्‌ । ११ । 


११-जो स्नान करने मे किसीभी कारणसे असमर्थ हो वह किसी पवित्र 
देश मे शुचि होकर आचमन करे और प्राणायाम करके हाथ मे दर्भ 
ग्रहण करे और सव्य पाणि मे जल लेकर तीन “आपोहिष्ठा” इत्यादि 
मन्त्रो से प्रणव पूवक दर्भोदक से मार्जन करना चाहिए । पैरो मे, मूर्धा 
मे, हृदय मे--मूर्धा मे हृदय में, पैरो मे इसके अनन्तर आवी ऋचाओ 


प्रथमोऽध्याय ] | १६१ 


से मूर्धा भे हृदय मे, पादो मे तथा हृदय मे, पादो मे मूर्धा मे और 
इसके उपरान्त ऋचाओ से हृदय मे, पादो मे और मूर्धा मे मार्जत करके 
गायत्री मन्त्र से दश वार अभिमन्त्रित जल को प्रणव से पान करके 
दो बार आचमन करना चाहिए--यह मन्त्र स्वान की विवि है। 


१२ वेश्वदेवविधि । 
अथ वेश्वदेवी दिनस्य प्रारम्भो नात्र पाकयज्ञतन्त्रमग्नि- 
मौपासन पचन वा परिसमुह्य पर्युक्ष्याऽयतनमल 
कृत्य सिद्ध हविष्यमधिश्रित्याद्धि प्रोक्ष्योदगुद्वाध्याग्ने 
प्रत्यम्दर्भेषु निधाय सापिषाऽभ्यज्य सव्य पाणितल 
हृदये न्यस्य सकृदवदानेन पाणिना जुहुयात्‌ । “ सोमाय 
वनस्पतये ' इत्येकाहुति “ दिवाचारिभ्यो विश्वेम्यो 
देवेभ्य ' इति सर्वभूताना विशेषण प्रजापतेरुक्तिरि- 
ष्यते प्रधानबलेरुदक्पुरुषबलिस्तदिदमन्नाभावे मण्डुला- 
दिभि कुर्यादेक्रे चान्ते च परिसमृह्य पयुक्षेदेके नात्र 
तन्त्रमिति पर्यू हनोक्षरो अपि न कुवन्ति केवल हुत्वो- 
पतिष्ठन्ते । विइवेदेवा सर्वे देवास्तदृदैवत्यमितीद वेश्व- 
देवम्‌ । १२। 
१२-इसके अनन्तर वश्चदेव दिन का प्रारम्भ है । इसमे पाक यज्ञ तन्त्र, 
अग्नि, औपासन अथवा पचन का परिसमूहन न करके पयु क्षण करे । 
आयतन को अलडकृत करके सिद्ध हविष्य को अधिश्रित करके जल से 
प्रोक्षण करना चाहिए । उत्तर की ओर उद्घासन करके अग्नि के प्रत्यक्‌ 
दर्भो पर रखकर घृत से अभिजन करके सव्य पाणितल को हृदय पर 
रक्खे । एक बार जवदान ऐे हाथ के द्वारा हवन करना चाहिए ।“सोमाय 
वनस्पतये” इससे एक आहुति “दिवा चारिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य.” 
इससे सर्व भूतो का विशेषण प्रजापति की उक्ति अभोष्ट होती है । प्रधान 
बलि से उदकऱुरुष वलि है। वह उस अन्तके अभाव मे मण्डुलादि 
के द्वारा करनी चाहिए । कतिपप लोग अन्न मे परिसमूहच करके पयु- 


१६२ } [ आश्चलायनगृद्यसुत्रपरिशिडमु 


क्षण करना चाहिए । कुछ लोग कहते है-यहा पर तन्त्र नही है । ये लोग 
पयुहन और ऊक्षण भी नही किया करते है और केवल हवन करके 
अवस्थित हुआ करते है । विश्वेदेवा सब देव है उसका देवत्य होता हे- 
यही वेश्वदेव होता है ।१२। 
१३ पुण्याहवाचनविधि । 
अथ स्वस्तिवाचनमृद्धिपू्तेषु स्वस्त्ययन वाचयेदित्या- 
चाय ऋद्धिविवाहान्ता अफ्त्यसस्कारा , प्रतिष्ठोद्यापने 
प्ते, तत्कमण आद्यन्तयो कुर्याच्छुकि स्वलकृतो वाच- 
यीत तथाभूते सद्मनि मडगलसभारभृति युग्मान्ब्राह्म- 
णान्प्रशस्ताना चारलक्षणसमन्नानर्ध्यादिभिरभ्यर्च्य दक्षि- 
णया तोषयेत्‌ । अथ प्राङमुता प्रशस्ता दर्भपाण यस्ति 
छ युस्तदक्षिणतो वाचयितोदमुड्ख सस्कार्या वाचयितुदे- 
क्षिणपार्श्च मातिष्ठ यु । अथ वाचयिता दर्भपाणिरपा 
पूर्णमुदकुभ्भ स्वाचत सपल्लवमुख धृत्वा तिष्ठन्समाहितो 
मन समाधीयतामिति' ब्राह्माणान्ब्रूयात्समाहितमनसः 
स्म” इतिते ब्रूयु 'प्रसीदन्तु भवन्त ' इति वाचयिता 
“प्रसन्ना स्म' इतीतरे | अथ ते सवं सहत्य शान्ति 
पुष्टिस्तृष्टिव द्विरविघ्नमायुष्यमारोग्य शिव कमं कमंसमृ- 
द्विधर्मसमृद्धि पुत्रसमृद्धिवेदसमृद्धि शास्रमृद्धिधनधान्य- 
समृंद्धिरिष्ठसमृद्धिरित्येतानि पञ्चदश तन्त्राण्युक्ताति 
तन्नाम्ना कमंदेवता प्रीयतामिति ब्रू यु । अथ वाचयिता 
पूववत्तल्लिद्भमन्त्रान्पठित्वा त्रिख्रिमंन्द॒ मध्योच्चस्वरेरो 
भवन्तो ब्रवन्तु स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तु 
ऋद्धि भवन्तो ब्रवन्त्विति ब्रयात्तऽपि तथा प्रत्येक 
प्रतिब्र्‌ युरोमित्यृध्यतामित्यृद्धो प्रतिब्र यु । अथ प्राड्‌ 
मुखमासीन सामात्य कर्तार ब्राह्माणा सपल्लवद्भया- 
णय प्राड्मुखास्तिष्ठे यु शान्तिपवित्रलिङ्गाभिऋ ग्मिर- 
भिषिश्चे यु पुरन्ध्प्यो नीरामनादि कुयु ॥१३। 


प्रथमोऽध्याय ] [ १६३ 


इसके अनन्तर स्वास्ति वाचन सभुद्धि पूर्तो मे स्वस्त्ययन का बाचन 
करना चाहिए । ऋद्धि विवाहान्त अपत्य सस्कार होते है । प्रतिष्ठोद्यापन 
मे पत्त होता है । उस कर्म के आदि-अन्त मे करना चाहिए । शुचि और 
भली भाँति अलकृत होक” बाचन करना चाहिए । उस प्रकार के मङ्ग- 
लिक सम्भारो से समान्वित सद्म मे आवार के सुलक्षणो से युक्त, परम 
प्रशस्त दो ब्राह्मणों को अर्घ्यं आदि के द्वारा अभ्यचन करके उन्हे 
दक्षिणा से तोषित करना चाहिए । इमे अनन्तर प्राड मुख, प्रशस्त 
ओर हायो मे दभ ग्रहण करके स्थित रहना चाहिए । दक्षिण की ओर 
उदड मुख वाचयिता सस्काय हे और वाचपिता के दक्षिण पाश्व॑ मे 
समास्थित होवे । इसके उपरान्त वाचन करने वाला हाथो मे दभ ग्रहण 
करके पूण कुम्भ को भली भाति अचित करके और मुख मे पल्लव 
लगाकर धरे और स्थित होता हुआ ही समाहित होकर ब्र,हमणो से यह 
कहे-“मन समाधीयताम्‌” अर्थात्‌ मन को समाहित कारिए । फिर 
उ हे भी कहना चाहिए-- समाहित मनस स्म” अर्थात्‌ हम समाहित 
मन वाले हे । वाचयिता कहे--“प्रसीदन्तु भवन्त'' अर्थात्‌ आप सब 
प्रसन्न होवे । दूसरो को कहना चाहिए--“श्रसत्रा स्म "अर्यात्‌ हम 
सम सब प्रसत हे । इसके उपरान्त वे सभी सहृत करके शान्ति- 
पुष्टि-तुशि वृद्धि-अविघ्न-आयुष्य - आरोग्यशिववमसमृद्धि-वर्मं समृद्धि 
पुत्र समृद्धि-वेद समृद्धि शास्त्र समृद्वि-्नधान्य समृद्धि और इष्ट समृद्धि 
ये पञ्चदश तन्त्र कहे गये हे । तन्नाम से कमं देवता प्रसन्न होगे-यह 
बोले । इसके अनन्तर वाचन करने वाला पूर्वे की ही भॉति उर्चालग 
मन्त्रो को पढकर तीन-तीन बार मन्त्र-उच्च स्वरो से ३% पुण्याह भवन्त * 
यह वोले--अ"प लोग स्वस्ति वोले, आप सब ऋद्धि बोले--यह 
बोलना चाहिए । वे भी प्रत्येक वसा ही प्रति वचन कहे | “ओमिति 
ऋषध्य स्तम्‌ ' यह ऋद्धि मे प्रति वहन करना चाहिए । इसके अनन्तर 
पूर्वं की ओर मुख वाले बैठे हुए अमात्यो के सहित कर्ता को ब्राहमण 
पल्लव और दर्भ हाथो मे लिये हुए प्राड मुख ही स्थित रहे । शान्ति 


१६४ | [ आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


पवित्र लिङ्गो वाली ऋचाओ से अभिविज्ञन करे और पुरन्धिं को 
नीरीजन आदि करना चाहिए ।१३। 


१४ स्थण्डिलादि । 


अथ होष्यद्धमें किचिदुच्छिता समाऽक्ृत्रिमा भूमि 
स्थण्डिलमुच्यते। तदिषूमात्रावर सर्वतो गोमयेन प्रदक्षिण- 
मृपलिप्य यज्ञियशकलमुलेनोहिलख्य शकल प्रागग्र 
निधाय स्थण्डिलमभ्युक्ष्प शकलमाग्नेय्या निरस्याप 
उपस्पृशेत्‌ । एष आयतनसस्कार । तत्राग्नि व्याहृति- 
भिरम्यात्मान प्रतिष्ठाप्यान्वादधाति । क्मेसकहरप पुर - 
सर द्रव्यदेवताग्रहणाय द्वयोस्तिसृणा वा समिधामभ्या- 
धानमन्वाधानम्‌ । अथेध्माबहिषी सनह्ाय दर्भ प्रादेश- 
मात्रखिसधी त्रिवृतौ रज्जू कुर्यात्पाणिभ्या सव्योत्त- 
राम्या पूर्व वतयेत्ततो दक्षिणोत्तराभ्यामन्ते प्रदक्षिणा- 
वृत रञ्जु कुयदितद्रञ्जुकरणम्‌ । प्रथमा रज्जुमुदगग्ना- 
मास्तीयं प्रादेशमा्र दर्भमुष्टि छित्वा प्रागग्र 
तस्या निधाय तया बहिद्विरावेष्टयित्वा(वेष्ट्य) तन्मुल 
च द्विरावेष्ट्य ता प्रथमवेष्टनस्याधस्तादुन्नये रेवद्विती- 
ययेध्म सकृदावेष्टय सनह्य दरत्यायाम इध्स पश्चदश- 
दारुकस्तदूपरि निदध्यादेतदिध्माबाहषो सनहनम्‌ । 
अथ सोदकेन पाणिना प्रागुदीच्या आरम्य प्रदक्षिण- 
मग्नि त्रि परिसमुह्य प्रादेशमात्रदर्भ प्रदणोण प्राच्या- 
दिषु प्रतिदिशमुक्सस्थ परिस्तृणीयाददक्षिणेत्तरयो 
सघिषु मूलाग्न राच्छादयेदद्राधिष्टान्वा दर्भीस्तयोस्तृणी- 
यादुत्तरत पात्रासादनाय दक्षिणतो ब्रह्मासनाय काश्चि 
भानास्तीर्याग्नि पयुक्षेदेषोऽग्निसस्कार । अथ तेषु 
दर्भेषु पात्राणि न्यग्बिलानि हृद्ध प्रागग्रमुदगपवर्ग 
प्रयुनक्ति प्रोक्षणपात्रत्जवो चमसाज्यपात्रे इध्मा- 


प्रथमोपध्याय | । १६४ 


बहिषीत्याज्यहोमेषु तथा चरुस्थालीप्रोक्षणपात्रे दर्वी- 
त्वो चममाज्यपाते इध्मावहिषो चेति दर्वीहोमेषु 
्रोक्षणपात्रमुद्धत्य पवित्रमन्तर्धाथाप आसिच्य तूष्णी 
ता पवित्रान्या चिरुत्पूय पातराण्युत्तानानि कृत्बव्म 
विस्रस्य पात्राणि ताभिरद्धिप्रु गपत्त्रि प्रोक्षेदेतत्पात्रा- 
सादनम्‌ । ४ ४। 


१४--इसके अनन्तर होष्पद्धम मे कुछ उठी हुई सम और अङ्क” 
श्रिम भूमि को स्थण्डिल कहा जाता है । वह इपुमात्र अवर सव भोर 
से गोमप (गोवर) के द्वारा प्रदक्षिण उपनेपन करके यज्ञिय शकल के 
मूल से उल्लेखन करे। पढिने अग्रमाग वाले शकल को रखकर 
स्थण्डिल का अभ्युक्षण करे फिर शकन को अग्नि कोण मे निर्मित 
करके जल का उपस्पर्शन करना चाहिए । यह आयतन का सस्कार होता 
हे । उसमे च्याहृतियो के द्वरा आत्मा की ओर प्रतिष्ठापित करके 
अन्वाधान करता है । कम क सङ्कल्य पूवक द्रब्य देवता ग्रहण के लिये 
दो अथवा तीन समिधाओ जो अभ्प्रावान होता है उसी को अन्त्राधान 
कहते हे । इसके अनन्तर इध्म और वहि का सन्नहन करके प्रादेशमात्र 
दर्भो से तीन सर्धियो वाली और त्रिवृपरज्जुओ को करण चाहिए । 
सब्योतर हाथो से पूव मे वरतना चाहिए इमके पश्चात्‌ फिर दक्षिणोत्तरो 
से अन्त मे प्रदक्षिणा वृत रज्जु को करना चाहिए। यह रज्जुकरण 
होता है । प्रथम रज्जु को उदगग्राम आस्तरण करक प्रादेश मात्र दर्भो 
की सुषि का छेदन करक प्रामग्रा को उसमे निवावित करके उससे 
चाहि को दो बार आवेष्टित करके और उसके मूल को दो ब.र जावेडित 
करके उपको प्रथम वेष्टन के नीचे उन्नयन करनो चाहिए । इसो प्रकार से 
द्वितीय इध्म को एक बार ही आवेष्टित करके सच्चदध करना चाहिए । 
अरर्नि आयाम वाला इध्म पन्द्रह दारक से युक्त होता है । उसके ऊपर 
इध्म वहि का सगहन रकबे । इसके उपरान्त जल से युक्त हाथ से पूव 
उत्तर से आरम्भ करके प्रदक्षिण अग्नि को तीन बार परिसमूह करके 


१६६ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टम 


प्रादेश मात्र दर्भो से प्राची आदि मे प्रदक्षिण प्रत्येक दिशा मे उक्सस्थ 
का परिस्तरण करे । दक्षिण उत्तर मे सन्धियो मे मल के अग्रभागो से 
आच्छादन करना चाहिए । अथवा बडी दभियो को उन दोनो पर 
स्तरण करे । उत्तर को ओर पात्र सादन के लिये दक्षिण की ओर ब्रह्मा- 
सन के लिये कुछ दर्भो को बिछाकर अग्नि का पयुक्षण करना 
चाहिए--यह अग्नि सकार है । 

इसके अनन्तर दर्भो पर न्याविल पात्रो को द्वन्द्व पूर्व को अग्रभाग 
और उत्तर को अपवग प्रयोग करता है प्रोक्षण पात्र और स्न व-चमस 
ओर आज्यपात्र इध्म शैर तहि आज्य दोनो मे तथा चरुस्थाली और 
प्रोक्षण पात्र-दर्भी ओर स्रूव-चमस और आज्यपात्र-इच्म और वहि-ये 
दर्भी होमो मे प्रोक्षण पात्र को उद्धूत करके पवित्र अन्तर्धान करके जल 
का आसचन करे और धुय चाय उनको एवित्रो से तीन बाट उत्युपनकर 
पात्रो को उत्तान करके इध्म को विस्रसन कर उन जलो मे एक ही 
साथ पात्रो का तीन बार प्रोक्षण करना चाहिए- यह घात्रारादना 
हे ।१४। 

१५ अथ सर क्स्र वादिसमाजनम्‌ } 

अथ चमस प्रत्यगग्नेनिधाय ते पवित्रे अन्तर्धायाडद्ध 

परयित्वा गन्धादि प्रक्षिप्य दक्षिणोत्तराभ्या पाणिभ्या 

नासिकान्तमुद्ध त्योत्तरतोऽम्नेद्भेयु निधाय दर्भे 

प्रच्छादयेदेत्प्रणीताप्रणयनम्‌ । अथ ते एब पवित्रे 

प्ारम्तेराज्यपात्रेऽन्तर्धाथाऽऽज्यमासिच्य बाह परिस्तर- 

णादङ्भारानुगपोह्म तेष्वाज्यमधिश्चित्य त्मुकनावज्वाल्य 

दभख्रि प्रोक्ष्याऽऽञ्ये घास्य ज्वलता तेनवाल्मुकेनाऽऽज्य 

त्रि परिहृत्याल्मुक निरस्याय उपषस्पृह्याऽऽज्य 

कषे दिवो गुढ स्या द्ारानतिसृज्याऽऽज्यमुत्पूय पवित्रे 

रोक्ष्याग्नो प्रास्याप उपस्पृशेदेष आज्यसस्कार । अथ 

बाइरात्मनोऽग्रे प्रागग्रमास्तीयं तत्राऽऽज्यमासाद्य सह 

दभरदेर्वीख्‌ वावादायाग्नी प्रताप्य दर्वी निधाय खक 


प्रथमोऽध्यायः } [ १६३ 


सव्येन धारयन्दक्षिणोन पाणिना दर्भाग्रांबिल प्रागारम्य 
प्रादक्षिण्य प्रागपवर्ग त्रि परिमृज्य तेरेव बिलपृष्ठम- 
भ्यात्म त्रिः समृज्याथ पृष्टादारभ्य यावदुपरिबिल दण्ड 
दभमूलैखि समृष्य छ्‌ व प्रोक्ष्य प्रताप्योदगाज्याद्वाहृष्या- 
साद्ोदक प्पृष्ट स्तेरेवदर्भरेव दर्वी च सस्कृत्य स्र वादुदड 
निधाय दर्भान्पोक्ष्याग्नौ प्रहरेदेष स्र कर वसमाय ।१५। 


१५-इसके उपरान्त चमस को अग्नि को ओर रखकर उन पवित्रो को 
धारण करे जलो से पूरित करके गन्ध आदि को प्रक्षिप्त करे । दक्षिणोत्तर 
हाथो से नासिका के अन्त तक उठाकर अग्नि के उत्तर मे दर्भो पर रख 
कर दर्भो से पुच्छ।दित कर देना चाहिए । यह प्रणीता प्रणयन है! इसके 
पश्चात्‌ उन्ही पवित्रो को अग्नि के प्राक्‌ आज्य मे अन्दर रखकर आज्य 
का आसेचन करे । वाहिर परिस्तरण से अङ्कार! को उत्तर की ओर 
अपोहन कर उनमे आज्य को अधिश्रित करके उरमुक से अवज्वालित 
कर दर्भो के अग्न मे प्रच्छेदन करे । प्रोक्षण कर आज्य मे प्रास करके 
जलते हुए उसी,उल्मुक से आज्य को तीन बारको परिहरण करके 
उल्मुक को निरसित करे । फिर जल का उपस्पञ्चन कर आज्य का 
कर्षण करने के ही समान उत्तर मे उद्घातित करके अङ्गारो का अति- 
सुजन करे 4 आज्य का उत्यूयन कर पवित्रो का प्रोक्षण करे और 
अग्नि मे प्रासिंत करके जल का उपूस्पर्शव करना चाहिए यह आज्य- 
सस्कार होता है १ 


इ सके अनन्तर अपने आमे वाहि को प्रकाण्ड समास्तून करके उस 
पर अज्य का असादन कर दर्भो के सहित दर्भी और स्रुव इन दोनो को 
लेकर अग्नि मे प्रतापित करके दर्भी को रखकर स्रव को सब्य कर 
से धारण करे तथा दक्षिण पाणि सेदर्भो के अग्रभागो से बिल को 
युव से आरम्भ करके प्रादक्षिण्य प्रागप वरये का तीव वार परिमार्जन करे 
और उन्ही से बिल पृष्ठ को अभ्यात्म तीन बार समार्जेन कर पृष्ठ से 
आरभ्भ करके जब तक उपरिविल दण्ड को दभों के मूलो से तीन बार 


१६०५ | [ आश्चलायनगुद्यसूत्रपरिशिष्टमू 


समृष्ट कर स्रुव का प्रोक्षण करे और प्रतापित करके उत्तर की ओर 
याज्य से वहि मे आतादन करके उदक सस्पृष्ट उन्ही दर्भो के इस प्रकार 
दर्वी का सस्कार करके स्रव से उत्तर की ओर रखकर दभों का प्रोक्षण 
करे और अग्नि मे प्रहृ ग करे-यह त्रक-स्राव का समण है ! 9। 


६ ब्रह्माण पञ्च कर्माणि । 


अथ ब्रह्माऽस्ति चेत्क्रियेत स प्राक्‌ प्रणीनाप्रणयना- 
त्समस्तपाण्यड्गुष्ठो भुत्वाऽप्रेणाग्नि परीत्य दक्षिणत 
आस्तीर्णषु दर्भेषु निरस्त रा प वसुरिति तृणमड, गष्ठोप- 
कनिष्ठाभ्या नेऋ त्या निरस्याप उपस्पृरेदिदमहमर्वांवसो. 
सदने सोदामोत्युदडमुख उपविश्य बृहस्पतिन्न ह्मा 
ब्रहासदनमाशिष्यते बृहस्पते यज्ञ गोपायेति मन्त्र ब्रह्मा 
जपेदफा प्रणयने ब्रह्मन्रप प्ररोष्यामीत्यतिसुष्ट 3 
भुभ व स्वबृ हस्पतिप्रसूत इति जपिर्ल्वो प्रणयेत्यतिसृजे- 
त्सवदा च यज्ञमना भवदेके नेच्छन्ति । निरसनमुपवेशन 
जप थायश्रित्तहोम सस्थाजपेनोपस्थात चेति पञ्च 
कर्माणि ब्रह्माण ।१६। 


१६-~इसके उपरान्त यदि ब्रह्मा किया जावें तो वह पहिले प्रणीता 
प्रणयन से समस्त पाण्यइगृष्ठ होकर अग्न से अग्नि को परीत करके 
दक्षिण की ओर आस्तीण दर्मो पर “निरस्त घर बसु --इससे तृण 
को अड्गुष्ठोयकनिष्ठा मे न्त्य दिशा मे निरसन करके जल का 
उपस्पशन करना चाहिए । "इदमहमर्वा वमो सदने सी दामि” इससे 
उत्तर की ओर मुख वाला उपविष्ट होकर ' बृहस्पतिन्र हमा ब्रह्मसदन- 
माशिष्यते वृहस्पते यज्ञ गोयाय इस मन्त्र को ब्रह्मा जप करे। “अपा 
प्रणय ने ब्रह्मन्नय प्रणेष्यामि” इससे अति सृष्ट “2 भूभुव स्व ब्रह- 
स्पति प्रसूत” इसका जप करके “३० प्रणय ' इससे अतिसुजन करना 
चाहिए और सवेदा यज्ञ के मन वाला होवे । कुछ लोग नही चाहते है) 


प्रथमोऽध्याय ] [. ५६: 


निरसन-उपवेशन-जय ध्रायश्‍्चित्त होम--सम्था जप से उपस्थान ये 
पाँच कम ब्रह्मा के होते है ।१६। 


१७ पार्वणस्थालीपाक । 


भथ पार्वणस्यालीपाकस्तस्य पोर्णमास्थामारम्भोऽग्निम 
ग्निषोमौ पौर्णमास्या देवते अग्निरिन्द्राग्ती चामावा- 
स्याया देवते अप प्रणीय शूर्पे ब्रीहीक्षिरू(रु)प्य प्रोक्ष्य 
्रा्प्रोवमुत्तरलोम कृष्णाजिनमास्तीर्यं नत्रोलूखल 
निधाय तानवहत्य तण्डुलाखि फलीकृताखि प्रक्षाल्य 
श्रपयेद्यदि सह श्रपयेञ्वरु विहृत्येदममुष्मा इदममुष्मा 
इत्यभिमृशेत्स्विष्कत द्विरुपरिष्टादमिघारयेत्पञ्चावत्ती 
हवावत्ती पुरस्तादवद्यदिध्मरज्जु विस्रस्याग्नो 
प्रास्यायाश्चाग्नेऽस्यतो देवा इद विष्णरित्यन्ताभिर्व्या- 
हृतितिश्च जुहुयादेता सर्वा प्रायश्चित्ताहुतय एता 
ब्रह्माणा कतव्या परीत्य प्रत्यगुदीच्यामवस्थाय जुहु 
यात्‌ । अथ बहिषि पूणपात्र निनोय ताभिरद्धिरारो 
अस्मान्मातर शुन्धयन्त्वि दमाप प्रवहतेत्येताभ्या 
सुमित्रया न आप ओषधय समन्त्वित्येतेन चाऽऽत्मान 
शिरसि माजयेत्सव्कायमपि सस्कारकमसु । अथार्निमो 
च म इति सस्थाजपेनोपतिष्ठते । ततो ब्रह्मा च । अथ 
कर्ताऽग्ने परिसमुहनपयृ क्षणे कुर्यादेतत्तन्त्रमन्येषाम 
स्थालीपाकवत्सुकृतकर्म मन्त्राञ्जुहुयात्‌ ।६७। 
१७--इनके अनन्तर पावण स्थाली पाक है । उसका पौर्णमासी में 
आरम्भ है । पोणमास! से अग्नि मग्तिषोप्र देवता है । अग्नि और इद्रा- 
स्ति अमावस्या मे देवता है अम का प्रगयन करके शर्य मे ब्रीहियो को 
निरूपित करके प्रोक्षण करके प्राग्प्रीव उत्तरलोम कृष्णाजिनका आस्तरण 
करके बहाँ पर उलूखलको रक्खे । उन तण्डुलो का भब हनन कर त्रिफली 
कृत उनको तीन वार प्रक्षातम कर श्रपण करना तराहिहे। यदि चरु 


१७० |] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टभ 


फे साथ श्रपण करे तो यह उसके लिये है और यह उसके लिये है--ऐसा 
अभिमशण करना चाहिए । स्विष्टकृत दा को ऊारति अभिधारण करना 
चाहिए । पश्चावती द्वावत्ती आगे अवद्य करे। इध्मरज्जु को विस्रस्त 
करके अग्नि मे घ्रासित कर ''याश्चनेऽस्यतो देवा इह विष्णु इस के 
अन्त तक व्याहुतियो से हवन करना चाहिए । ये सब प्रायश्चित्ताहुतियाँ 
है । ये ब्रह्मा के द्वारा करनी चाहिएँ । परीत होकर घ्रागुहीची मे अव- 
स्थित होकर हवन करे । 


इसके अनन्तर बहि मे पूण पात्र विनीत करके उस जात रे “आयो 
अस्मान्मातद शुन्धयन्तु -दमाप प्रवहेत '-इन ऋचा से और “सुसित्र्या 
न आप ओषधम सन्तु” इस एक के द्वारा अपने आपके शिर मे 
माजन करे । सस्कार कर्मो मे सस्काय को भी करे। इसके उपरान्त 
अर्निमो च म इति” सस्था जप से उपस्थान करना चाहिए। ओर 
इसके पश्चातु ब्रह्मा करे । इसके अनन्तर कत्ता अग्नि का परिसम्‌ हन 
पपु क्षण करे। इस तत्र को अन्यो के अस्थालीपाक्र वत्‌ सुकृत कर्म 

न्त्रो से हवन करे । १७। 


१८ नित्यमग्न्युपासनम्‌ । 


अथ नित्यमोपासन तस्य सायमारम्भोऽनस्तमित 
आदित्ये सायमग्ने प्रादुष्करणमनुदिते प्रात प्रदोषान्त, 
साय होमकाल सङ्भवान्त प्रातर्नात्र तन्त्रमिष्यतेऽग्नि 
परिसमुह्य परिस्तीय पयुक्ष्य होम्यमपक्कमुल्मुकेनावञ 
चाल्य तेनेव त्रि परिहुत्योल्मुक निरस्येत्पक्व मुद्रग- 
ड्वारेष्वधिश्चित्य प्रोक्ष्योदगुद्वास्य तान ङ्गा रानतिसृजेदेष 
होम्यसस्कार । पयोदधिसरपिर्यवागुरोदनस्तण्डुला 
सोमस्तेलमापो ब्रीहयो यवाम्तिला इति होभ्यानि 
तण्डुला नौवारश्यामाकथावनाला ब्रीहिशालियवगोधुम- 
प्रियङ्भव स्वख्पेणातिहोम्यास्तिला स्वरूपेणेव शत 
चतु षष्टिवाऽऽहुति । ब्रीहियवाना तदर्ध तिलाना 


प्रथमोऽब्याय ] [ १७१ 


तदर्धं सपिसोल च तिल च तिलातसीकुसुम्भाना येन 
प्रथमामेता जुहुयात्तेनेव द्वितीया जुहुयाद्येनेव साय 
जुहुयात्त नव प्रात सायप्रातर्होमौ साय वा समस्मेन्न 
तु प्रात सायप्रातर्होमौ ।१४। 


(५--इसके अनन्तर उसका नित्य औपासन सायङ्काल मे आरम्भ 
हाता हे । जब आदित्य अनस्तमित हो उस समय मे सायकाल म अग्नि 
का प्रादुष्वरण होता है । प्रात कान मे सूर्य के अनुदित होते पर 
प्रात होता है । प्रदोबा त सायकाल मे होम का समय होता हे । सग- 
वान्त प्रात हाल है । यहाँ पर तन्त्र अभीष्ठ नही होता है । अग्निष्का 
परिसमुइन-परिस्तरण और पयुक्षण करके अयक हाम्य को उल्मुक के 
द्वारा अउज्व लित करके उससे ही तीन बार परिहरण करे और उल्मुक 
का निरसन कर देगे । पक को उदकूकी ओर अद्भारो पर अधिशिव 
करके, प्राक्षण करके उदक को उद्घातत करे और उन अङ्गारो को अति 
ससृजन कर देव--यह हाम्य सस्कार होता है । 

पय-दघि सपि भवागु ओदल तण्डुल सोम-आय-तेल-ब्रीहि-मन-तिल 
ये होम्य है । तण्डुन नीबार-इथामाक-यावनाल-ब्रीहि-शालि यव-गोदूम~ 
प्रियगुस्वरूप से अति होम्प हे तिल स्वरूप से ही शत अथवा चोसठ 
आहुति है । ब्रीहि यवो की उससे आवी तिलो की उसस भी आधी-सपि, 
तेल-तिल-तिल अलसी कुसुम्भो मे जिसके द्वारा प्रथम इसका ठवन करे 
उसी स द्वितीय आहति का हवन करना चाहिए। जिससे सायकाल 
को हवन करे उसी से प्रात काल को करे अथवा प्रात काल साय 
प्रात होमा को साय मिलग्कर करे किन्तु भाठ साय प्रात होमो 
को न करना बाहिए ।१८। 


१९ नष्ट ऽग्नो पुनराधानम्‌ । 


अथ पुनराधानमनुगतेऽग्नि दिष्टागारादानीयोक्तवदु- 
पसमाधाय परिसमुह्य परिस्तायं पयु कयाऽऽज्यमुत्पू 
यायाश्चग्त इत्येकामाज्याहुति हुत्वा थथाूर्वं परिचरे 


१७२ |! ( आश्वलायनंगृह्यसत्रपरिशिष्टम 


देवमा द्वादशरात्रादत ऊर्ध्ब विवाहगृहप्रवेशहोमाभ्या- 
मेकततन्त्राभ्यामादध्यात्‌ । तत्रविवाहाज्याहुतयो लाजा- 
हुतयो गृहप्रशाज्याहृतयो हुदयाङन भवति। कतेव 
लाजानावपत्जेतत्पुनराधान नित्यहोममतीत्य मनस्वत्या 
चतुगृ हीत जुहयादा द्वादशरात्रा दूर्ध्व पुनराधानमेव 
कुर्यात्‌ 1६६) 
१६-इसके अनन्तर पुनराधान का वणन किया जाता है, अनुगत होने 
पर शिष्ट पुरुषके आगार से लाकर उक्त विधिके समान उपसमाधान करके 
परिसमुहन परिस्तरण और पर्युक्षण करके आज्य को उत्पूयन कर 
'आयाइ्चाग्ने'-इससे एक घृत की आहुति का हवन करके यथापूव 
परिचरण करे । इस प्रकार से द्वादश रात्रि से लेकर इससे आगे विवाह 
गृह प्रबेश होमो से एकतन्त्रो से आवान करता चाहिए । उसमे बिवाहा- 
ज्याहुनि-लाजा हुति-गुह प्रवेशाज्याहुति और हृदयाज्जन होता है। 
कर्ता ही लाजाओ का आवयन करता है--यह पुनराधान नित्य होम 
को अतीत करके मनस्त्रती से चतुग हीत का हवन करे और आद्वादश 
रात्रि से ऊध्व मे पुनेराधान ही करना चाहिए ।१९। 


२० अनेकभार्यस्यास्तिविचार । 


अथानेकभायस्य यदि पूवगृह्याग्नावानन्तरो विवाह 
स्यात्त नव सा तस्य सह अथयया धर्माग्निभागिनो 
भवति । यदि तु लौकिके परिणये त पृथतत्वन परगृह्य 
पुर्वणेकी कुर्यात्त पृयगुपसमाधाय पुवस्मिन्प्वया 
पत्व्याऽन्वारब्बोऽस्निमौले पुरोहितमिति सूक्त न प्रत्युच 
हुत्वापस्थायाय ते योनिऋ त्विय इति त समिबमारोप्य 
प्रत्यवरोहेति द्वितीये वरो ह्याज्यमागान्त कृत्वो माभ्या- 
मन्वारब्धोऽस्तिमीले जुहुयादग्निनाऽर्नि समिध्यते, 
त्व ह्यग्ने, अग्नि, पाहि नो अग्न एकयेति तिसृमिरस्ती- 
दमधिमन्थमिति च तिसृमिरथेन परिचरेन्मृतामनेन 


प्रथमोऽध्याय ] | १७३ 


सस्कृत्यान्यया नपुनराध्यादथवाऽर्नि विभज्य तद्धागेन 

सर्तुर्याद्ठह्लीनामप्येवमेवाग्नियोजन कुर्यादगमिथुन 

दक्षिणा ।५०। 

२०--इसके अनन्तर अनेक भार्याओ वाले का यदि पूर्व ब्रह्मा ग्न मे 
ही अनन्तर विवाह है तो उसीसे वह उसके साय प्रभया से धर्माख्नि 
भागिनी होती है । यदि लौकिक परिणय मे उसको वृन्दकत्ता से परि 
ग्रहण करके पुव के माथ एकीकरण करे तो उन दोनो को पृथक्‌ 
उपसमाधान करके पूव मे पूर्वे पली से अ वारब्धोऽग्निमीले पुरोहितमु 
इस सूक्त से प्रतिचा हवन करके उपस्थान कर 'अमते योनिञऋ - 
त्विय' इति--इमऐे उस समिधा को आरोपित करके “त्यवरोह' इति 
इमसे द्वितीय मे वर आज्य भागान्त को करके फिर दोनो से 'अन्वारब्यो- 
५ग्नि मीले' हवन करे। “अर्ति नाऽग्ति समिध्यते, त्व अग्ने, अग्निना 
याहिनो अग्ने एकया इन तीनो से और “अस्तीदमधि मन्थनम्‌” इन 
तीनो से इसका परिचरण करे । मृता को इसे सस्कार करके अन्य से 
पुनराधान करे । अथवा अग्नि का विभाजन करके उसके भागसे सस्कार 
करना चाहिए । वहिनयो का भी इमी प्रकार से अग्नि योजन करना 
चाहिए और गौओ का जोडा दक्षिणा हाती है ।२०। 


२१ कन्यावरणादि । 


अथ कन्यावरण कन्या परिरोष्यमाणो द्वौ चत्वारोऽष्टौ 
वरपितुराप्तान्प्रशस्ताकारकर्मणोऽनृक्षरा ऋजव सन्तु 
पन्था इति प्रहिणुयात्ते तावतीभि पुरन्ध्रीभि 
सहिता मङ्गलगीततूर्याभ्या कन्यागृहमेत्य शुभे पीठासने 
प्राड मुखासीनाया दातृज्ञातिदान्धवोपेताया कन्याया 
पाणो फल प्रदाय कन्यावरणकाले वृणीरन्नासीना' 
प्रत्यङ्‌ मुखा बसिष्टगोत्रो-द्भवायामुष्य प्रपौत्राथामुष्य पोत्रा- 
यामुष्य पुत्राय श्रृतशोलनाम्ने वराय वत्सगोत्रोद्धवाम- 
मुष्य प्रपोत्रीममुष्य पौत्रीममुष्य पुत्री सुशीलानाम्नीमिसा 


१७४ | [ आश्चलायनगृह्यसुत्रपरिशिष्टम्‌ 


कन्या भार्यात्वाय वृणीमह इति ब्रू युरथ दाता भार्या- 
ज्ञातिबन्धुसमेतो यथोक्त मनृद्य वृणीध्वमिति ब्रूयादेव 
त्रि प्रमुज्य दाता प्रदास्यामीति चोच्चेखिब्र यादथ 
ब्राह्मणा उक्तस्वस्त्ययना शिवा आप सन्तु सोमन- 
स्यमस्त्वक्षत चारिष्ट चांस्तु दीघमायु श्रेय शान्ति 
पुष्टिस्तुश्श्रास्त्वित्युक्त्वैतद्द सत्यमस्त्वित्यनूद्य समानीव 
आकृति प्रसुग्मन्ताधिय सानस्य सक्षगीत्येता पठेपु 
पुरत्प्रय कन्यायै कल्याणान्कुलवर्माचारान्कुयु ।२१। 


२१--इसके अनन्तर कन्या वरण के विषय मे बतलाया जाता है- 
कन्या का परिणय करने वाला दो-चार आठ वर के पिता से आप्त एव 
प्रशस्त “कार कर्मणोऽभुक्षरा ऋजन सन्तु पन्था” इससे प्रेरित करे। वे 
उतनी पुरन्ध्रियो के सहित मगल गीततूर्यो से कन्या के गृदू मे आकर 
शुभ पीठासन पर पूर्वे की ओर मुख वाली बेठी हुई दाता और ज्ञाति 
वान्धवो से उपेत्‌ कन्या के हाथ मे फल प्रदान कर कन्या के वरण का सब 
मे वरण करे बेठे हुए पूर्वं की ओर मुखो वाले वसिष्ठ गोत्र मे उद्भव 
वाले अमुक के प्र पौत्र, अमुक के पोत्र, ओर अमुक के पुत्र श्र तशील 
नाम वाले वरके लिये वत्स गोल मे उत्पन्न अमुक को प्रपौत्री, अमुक की 
पौत्री, और अमुक की पुत्री सुशीला नाम वाली इस कन्या को भार्यात्व 
के लिये वरण करते है--ऐसा बोलना चाहिए । इसके अनन्तर दाता 
भार्या-ज्ञाति और बन्चुओ के समेत ययोक्त को कहकर वरण करते है- 
ऐसा तीन बार प्रथोग करक दाता प्रदान करू गा-यह बडे उच्चस्वर से 
तीन बार बोले । इसके अनन्तर ब्राह्मण स्वस्त्यय न बोलने वाले-शिवा 
आप सन्तु, सौमनस्य भक्षत चारिष्ट चास्तु दीघमायु श्रेय शान्ति 
पष्टिस्तु विश्चास्तु'--यह कहकर 'एतद्ठ सत्यमस्तु'--यह कहकर 
“मानीव आकृति प्रसुग्मन्नाधिय सानस्य साक्षणी” इति--इन चाओ 
को पढना चाहिए । पुरन्छ्ियो को कन्या के लिये कल्याण ओर कुन 
धर्मा के आचारो को करना चाहिए ।२१। 


प्रथमोऽध्याय ] [ १७५ 


२२ विवाहप्रयोग । 


अथोपयमन लक्षण्यो वरो लक्षणवती कन्या यवीयसी- 
ममपिण्डामसगोत्रजामविरुद्धसबन्धामुपयच्छेत्पितृत सप्त- 
पुरुष सापिडध मातृत पश्वप्रुष भृगुवत्साङ्भिरसश्च 
प्रवरे च एकषियोगे सगोत्रा एकषियोग इतरे दपत्योमिथ 
पितृविरुद्ध सबन्धो यथा भार्यास्वसुदु हिता पितृव्यपत्ती 
स्वसा चेति । केचिन्मातुगोत्रता च वज्येयित्वा तदपत्य- 
मसगोत्र स्यादिति । सुस्तातोऽलक्कतो वर स्वस्ति वाच- 
यित्वा सहित स्वचितेरत्राह्मणे प्रन्ध्रीभिर्ज्ञातिबान्धवे 
पदातिभिरमे ्घलगीततूर्यघोषाभ्या सबन्धिनो गृहमेत्य 
चतुष्पदे सोत्तरच्छदे हरितदर्मास्तीर्ण भद्रपीठे प्राडमुख 
उपवेश्य तस्य पुरस्तात्प्रत्यड मुखी भद्रपीठासीना 
सुस्नातामलकृतामहतवासस स्रग्विणी कन्या पुरस्कृत्य 
दाता सामात्य उपविशेद्वर विधिदभ्यर्चेयेत्‌ । अथ 
दक्षिणत पुरोधा उदडमुख उपविश्य मध्ये प्रागग्रोद- 
गग्रान्दर्भानास्तीये तैजसमपा पूर्णकलश निधाय ब्रोहि- 
यवानोप्य गिन्धादिभिरलकृत्य दूर्वापल्लवमु खमवस्ती- 
यब्लिड्राभिऋ ग्मिरभिमन्त्र्य तामिरद्धि प्रयोजयेत्‌ । 
अथ दाता पुण्याहादीनि वाचयित्वा शिवा आप सन्तु 
सौमनस्यमस्त्वक्षत चारिष्ट चास्तु दीघंमायूरस्तु शान्ति 
पृष्टिस्तुष्टिश्चास्तु निथिकरणमुतनक्षत्रसपदस्त्वित्युक्त्वा 
भार्यादिसमेत कन्या प्रतिगृह्य वत्सगोत्रोत्पञ्चाममुष्य 
प्रपौत्रीममुष्य पौत्रीममुष्य पुत्री सुशीलानाम्तमिमा 
कन्या वसिष्ठगोत्रो ूवायामुष्यप्र गौत्रायामुष्यपोत्रायामुष्य 
पत्राय श्र तशीलचनाम्नेऽस्मे बराय सप्रददे कन्या प्रतिगृ- 
ह्वातु भवानिति ब्रू वन्वरस्य पाणौ हिरण्यमुपधाय कल- 
शोदकधारामासिञ्ज न्मनसाप्रजापति प्रीयतामितिब्र यात्‌। 


१७६ | [ आश्वलायनगृह्यसूत्रयरिशिष्टम्‌ 


अथ शिरष्ति पुण्याहाशिषो वाचयित्वा दक्षिणेऽसे 
कन्यामभिमृश्य क इद कस्मा अदात्काम कामायादा- 
त्कामो दाता काम प्रतिग्रहीता काम समुद्रमाविश 
कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामतत्त वृष्टिरसि द्यौस्त्वा 
ददातु पृथवी प्रतिगृष्टणात्विति जपित्वा प्रजापति- 
मनुस्मृत्य धमेप्रजासिद्धचर्थ कन्या प्रतिगृह्णामीति 
त्रयादेव त्रि प्रयुज्य पुरोधा दातृवरो प्रति“क्रास्य 
हि शुरुध सन्ति पूर्वीरिति’ तिस्रो जपित्वतद्व सत्य- 
समृद्रमस्त्विति ब्रूयात्‌ ।२२। 


२२--इसके अरन्तरउपथमन को बताते है-नञ्जगो से मुक वर 
सुलक्षणो वाली यवीमसी असपिण्ड असगोत्र नाम विरुद्ध सम्बन्धो वाली 
कन्या का उपादान करै । पिता से मात पुरुष तक सापिण्डता होती है 
और माता मे पाँच पुरुषो तक अर्थात्‌ पाँच पीढी तक सपिण्डता होती है । 
भृगु के समान साङ्गिर और प्रवर एक ऋषि के भोग मे सगोत्रा होती है 
इतर एकर्षियोग मे दम्पतियो के परस्पर मे पितृ विरुद्ध सम्बन्ध होता है 
यथाभार्या की स्वसा की दुहिता और पितृव्य को पत्ती की स्वसा है! 
कुछ विद्वान्‌ मामा की सगोत्रता का वजन करके उसकी सन्तति अगोत्र 
होती हे-- ऐसा मानते है। भली भाँति स्नान किया हुआ और अलङ्कृत 
हुआ वर स्वस्ति वाचन कराकर भली भाँति अचित ब्राह्मणो के सहित 
और पुरन्ध्री, ज्चाति वान्व और पदातियो के सहित मञ्भल गीत तूय 
घोषो से सम्बन्धी के ग्रह मे आकर चतुष्पद उत्तरच्छद से युक्त हरितद- 
भास्तरण वाले भृदपीठ पर प्राङ्मुख होकर उपनिष्ट कराकर उसके आगे 
प्रत्यडमुखी मद्रपीठ के आसन वाजी भली भाति स्नान की हुई अलड्भूत 
नूतन वस्त्रो वाली माला धारिणी कन्या को आगे करके दाता अमात्यो 
के सहित उप वेशन करे और वर का विधिवत्‌ अभ्यचन करना चाहिए । 
इसके अनन्तर दशिण दिशा मे पुरोहित बेठ कर मध्य मे पूर्व की ओर 
उदगग्रहर्भो को फेनाकर तेजस जल से भरा हुआ कलश रखकर ब्रीहि 


प्रथमोऽध्याय ] [ १७७ 
ओर यवो को वोकर गन्धादि के द्वारा अलक्कत करके दूर्वापल्ल्वो से मुख 


का अयस्तरण कर अब्लिद्ध वाली ऋचाओ से अभियन्त्रित करके उन जलो 
से प्रयोग करे । 


इसके अन तर दाता प्रण्याह वाचनादि का वाचन कराकर “शिवा 
आप सन्तु, सौमतस्य मस्तु, अक्षत चारिट चास्तु, दीघं माशु रस्तु, शान्ति 
पृष्टिस्तृष्टि श्वास्तु तिथि करण मुहूत नक्षत्र सम्यदस्तु'--यह कहकर 
भार्यादि समेत कन्या का प्रति ग्रहेण कर वत्सगोत्र मे समुत्यन्ना अमुक की 
प्रपौत्री अमुक की पौत्री, अमुक की पुत्री सुशील नाम वाली इसक्न्याको 
वसिष्ठ गोत्र मे उद्धत अमुकका प्रपोच, अमुक का पोत्र और अमुक का 
पुत्र श्रतशील नाम वाले इस वर के लिये सम्प्रदान करता हूँ । आप 
इस कया को प्रतिग्रहण करे -यह कहता हुआ वर के हाथ मे हिरण्य 
का उपधान करके कलश के उदक की घारा का आसेचन करना चाहिए 
मन से प्रजापति प्रसन्न होवे-यह बोलना चाहिए । इसके अनन्तर शिर 
पर पुज्याशीषू का वाचन करा कर दक्षिण अस मे कन्या का अभि 
मशंण करके “कइह कस्मा अदात्‌ काम कामामाहारकामो दाता 
काम प्रतिग्रटीता काम समुद्रमात्रिश का मे न त्व! प्रतिग्रह्वामि कामतत्ते 
वृष्टिरमि धोस्त्त्रा ददातु पृथिवी प्रतिगृह्हातु' इसका जाप करके प्रजापति 
का अनुस्मरण करे “धमप्रजा सिद्यर्थं कायामि मौ प्रतिसहामि ¬ 
यह बोलना चाहिए । इस प्रकार से तीन बार प्रयोग करके पुरोहित दाता 
और वर के प्रात “ऋतस्य हिशुरुध सन्नि पूर्वी ” इसको तीनो का जाप 
करके “व सत्यसमुद्धमस्तु --यह बोलवा चाहिए ।२२। 


२३ परस्परावलोकनम्‌ । 


अथानयोनिरीक्षण स्वलक्कते वेश्मनि मङ्भलगीततूयनि- 
घेषि पूर्वापरावरल्युञ्ड्रितौ हस्तान्तरालो शुक्लतप्डुल- 
राशी कृत्वा मध्ये स्वस्तिका तिरस्करिणी धारयेयु । 
अथ पूर्वेस्मिन्राशौ प्रत्यड्‌मुखी गुडजीरकपाण कन्या 
स्थापयेयुरपरस्मिन्प्राड मुख तथाभूत वर तो मनसेष- 


१७८ | | आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिरिष्टम्‌ 


देवता ध्यायन्तो तिष्ठन्तो ब्राह्मणा सूर्यसूक्त पठेयु 
पुरन्ज्यो मङ्भलगीतानि कुयु । अथ ज्योतिविदादिष्ट 
काले प्रविष्टे सद्चस्तिरस्करिर्णामुदगपसार्यं कन्यावरो 
परस्परगुडजीरकादनकिरत परस्पर निरीक्षेयाताम- 
भ्रातृष्नीमिति तामक्षिमाणो जपत्यघोरचक्षुरपतिच्न्ये- 
घोति तथेक्ष्ममा णोऽथास्या भ्रू वोमेध्य दर्भाग्रण परि- 
सृज्य दभ निरस्याप उपस्पृशेत्‌ । अथ ब्राह्माणा बान्धवा 
पुरन्ध्ञ्यस्तावाशीमिरमिनन्दयेयु ॥।२३॥ 


२३-इसके अनन्तर इन दोनो का एक दूसरे के निरीक्षण के विषय 
मे बतलाया जाता है--इन दोनो मे निरीक्षण सुन्दर रूप से अल्पद्कु त 
घर मे मञ्जल गीत और तूय की ध्वनि होने पर पूर्वापरध्यरन्त्रिउच्छिल 
एक हाथ अन्तराल वाली श्व ततण्डुलो की राशि बनाकर मध्य मे खस्ति- 
का और तिरस्करिणी धारण करावे । इसके उपरान्त पूर्वे राशिमे पश्चिम 
मुख वाली गुड और जीरा हाथ मे लेनेवानी कन्या को स्थापित करानी 
चाहिए । दूसरी पर प्राड मुख उस प्रकार वाले वर को स्थापित करे । वे 
दोनो ही मन से इष्ट देवता का ध्यान करते हुए स्थित रहे । ब्राह्माण सूर्य 
सूक्त पाठ करे और पुरन्ध्रियाँ मङ्गल गीतो का गान करे । इसके अन- 
न्तर ज्योतिषी के द्वारा आदिष्ट काल मे प्रविष्ट होने पर तुरन्त ही तिर- 
स्करिणी को उत्तर की ओर अपसारण करके कन्या और वर दोनो 
परस्पर मे गुण जीरा का अवकिरण करते हुए आपस मे देखे। उसको 
देखते हुए “अश्वाम्ध्नीम्‌” इसका जाप करता है । “अघोरचक्षुरप तिष्न्ये 
धि' इससे उस तरफ देखते इसके भौहो के मध्य को धर्मो के अग्रभाग से 
परिमार्जन करके दर्भको डालकर जल का उपस्पशन करे । इसके अनन्तर 
सब ब्राह्मण, वान्धव और पुरन्ध्री उन दोनो को आशीर्वादो से अभि- 
नन्दन करे ।२३। 

२४ अक्षतारोपणादि । 
अथानयोरारद्राक्षतारोपण तेजसेन पात्रेण क्षीरमानीय 
घुतमासिच्यान्येनार्द्राक्षततण्डुलान्‌ । अथ तथास्थितयोवं- 


प्रथमोऽध्याय ] [ १७६ 


धूवरयोवंर्धेनकमेतत्कारयेयुरमृतक्षी रमायुघ तमरिष्टरक्षता 
अप एतेषामारोपणमिष्यते । वर प्रक्षालितयाणिवंध्वा 
प्रक्षालितेउञ्ञलो क्षोरघृत पाणिना द्विरुपस्तीयं हिस्तण्डु- 
लानञ्जलिनाऽऽवपति यथापूर्येत ततो द्विरुपरिष्टादभिघार- 
यत्येव वराञ्जलावन्यस्तण्डुलापूरण कुर्याहातातयोरज्ञल्यो 
हिरण्यमवदधात्यथ वर कन्याञ्जलौ स्वाञ्जलि धारयेद्दाता 
कन्या तारयतु दक्षिणा पान्तु बहु घेय चास्तु पुण्य वर्षता 
शान्ति पृष्टिस्तुष्टिश्रास्तु तिथिकरणमुहतंनक्षत्रसपदस्त्वि 
त्युक्त्वा कन्यामुतिक्षप्य तदज्जल्यक्षतान्व रमू्ध्न्यारोपयेद्ठ- 
रोऽपितन्मूध्ति स्वाञ्जल्यक्षतानारोपयेदेव त्रिर्वधूपूर्व 
वराञ्जनौ वधूस्तण्डुनप्रण कुर्यात्तदञ्जलावन्योऽथ 
समारोपण कारयेदिदानी दाता वराय गोभूमिदा- 
सीयानशयनमन्नादिकमनुदात दधात्‌ । अथ 


पुरोधा कास्ये पय आसिच्योदुम्वर्याऽद्र या शाखयासपला- 
शया सहिरण्यपवित्रया स्दुर्वापवित्रयाऽभिषिक्च दब्लि- 
ज्ाभिऋ गभि । अथ वधूवरो स्वशेखरपुष्प क्षोरघृते- 
नाऽऽप्लाव्य परस्परतिलक कुरुत कण्ठे खज चाऽऽमु- 
चचत कोतुकसूत्र च करे बघ्नीयाताम्‌ । अथ पुरोधा- 
स्तयोरुत्तरीयान्तयो पश्च पुगफलानि विवाहब्रतरक्षिण 
गणाधिपमनुस्मृत्य गणाना त्वा गणपति हवामह इत्या- 
तून इन्द्र क्षुमन्तमिति च वधूवरयोरुत्तरीयान्तौ च नोल- 
लोहित भवत्तीति बघ्नीयात्‌ । अथ दाता सभारो वृद्धा" 
पुरन्ध्प्यो ज्ञातिबान्धवाश्च क्रमादाशीभिरार्द्राक्षतारोपण 
कुयु ॥२४।। 


२४-इसके इन दोनो का आर्द्राक्षत रोपण बतलाया जाता है-तेजस 
पात्र के द्वारा क्षीर लाकर घृतका आसेचन कर अन्य के द्वारा आद्राक्षत 
तण्डुलो का आरोपया करे । इसक अनन्तर उस तरह से स्थित वर वधू के 
वर्धन करने वाले इस कृत्य को कराना चाहिए । अमृत-क्षीर आयु और 
अरिष्ट रक्षत अय-इनका आरोपण अभीष्ट होता है । प्रक्षतित हाथो वाला 


रुप० | [ आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


वर ववू की प्रक्षालित अञ्जलि मे क्षीर घृत हाथ से दो बार उपल्लरण कर 
के दो बार तण्डुलो को अञ्जलि द्वारा आवपन करता है । जिस रीति से 
पूर्ण हो जावे उससे भी दोबार ऊपर अभिवारण करता है। इस 
प्रकार से वर की अञ्जलि मे कोई अन्य पुरुष तण्डुलो का पुरण करे । दाता 
उन दोनो की अज्ञलियो मे हिरण्य को अत्रधारण करता है । फिर वर 
कन्या की अञ्जलि मे अपनी अञ्जलि को धारण करे। दाता क्म्या तारण 
करे, दक्षिणा रक्षा करे, यह वहुधा पुण्य होवे, शान्ति पुष्टि और तृष्टि होवे 
तिथि कारण- सुहृत्त और नक्षत्र की मम्पदा होवे -यह कह कर कन्या 
उत्क्षिप्त रवे उसकी अञ्जलि के अक्षतो को वर के सू गा मे अरोपण करे 
वर भी उस वब के मूर्धा मे अपनी अज्ञलि के अक्षतो को आरोपित करे। 
इस तरह से तीन बार ववू पूर्व वराङ्गानि मे वधू तण्डुली का पुरण करे 
और उसकी अञ्जलि मे अन्य समारोपण करावे । इस समय मे दाता 
वर के लिये गौ- भूमि-दासी यान-शयन और अन्त आदि का अनुदान देवे 
इसके उपरान्त मे पुरोहित कासे के पात्र मे यम का अ सेचन करके गूलर 
की गीली शाखा से जिसमे पत्ते भी होवे और हिरण्य पवित्रा होवे तथा 
दूर्वा और पवित्रा होने अब्लिद्ध वाली ऋचाओ से अभिषेचन करे । इस के 
अनन्तर वधू वर दोनो अपने शेखर पुण्य को क्षीर घृत से आप्ताबित करके 
परस्पर मे तिलक कर कण्ठ मे स्रज का आमुञ्ज न करे और कौतुक सूत्र 
को कर मे बॉवना चाहिए। इसके अनम्तर पुरोहित उन दोनो के उत्त- 
रीयो के छोरो मे पाच सुपारीयो को विवाह ब्रत के रक्षा करने वाले 
भगवान्‌ गणाधिप का अनुस्मरण करके “गणाना त्वा गणपति हवामहे 

यह और “आलूम इन्द्र क्षयन्तम्‌” यह पढकर वद्र वर के उत्तरी यान्त्रो 
को “नील लोहित भवति --इससे बाध देवे । इस के अनन्तर दाता 
भार्या के सहित, वृद्ध पुरुष, पुरन्ध्रियाँ, और ज्ञाति वान्धव क्रम से आशी- 
वादो के द्वारा आरद्राक्षतारोपण करे ।२४। 


२५ ऋतुमतीकृत्यादि । 


अथतु मत्या प्राजापत्यमृतो प्रथमेऽनुढुलेऽहनि सुष्नात- 
प्राऽऽन्वारब्ध प्राजापत्यस्य स्थालीपाकस्य हुत्वेता 


प्रयमोग्ध्याय' ¦ १ १८१ 


आज्याहुतीजु हुयाहिष्णुयोनिमिति तिरी नेजमेपेति 
लिख्र प्रजापते न त्वदित्येकाऽथातो मुन्न्येपन शोशुच- 
दघमित्यभिमृर्य या फलि नीर्या अफता इति जपत्वा 
वधेन दस्यु प्रहि चातयस्वेति पड्भिरग्निस्तु विश्रवस्त- 
समिति एाम्यामग्निमुपस्थाय सूर्यो नो दिवस्पात्विति 
सूक्त नाऽऽदि,पमुपतिष्ठत । अथ गर्भेलम्भनमृतावतुङु- 
लाया निशि स्वलक्कते सुगन्धवासिते वेश्मनि तथ भूते 
पर्यड्कुशयने सुस्तातामलकृता शुक्लबसना स्रग्विणी 
भार्या स्वय तथाभूत प्रवेश्य दूर्वा ।पष्टुऽश्चगन्धा वा 
सूक्ष्मेण वाससा सगृह्योदीर्ष्वात पतिवतीति द्वाम्या ' 
स्वाहाकारान्ताभ्यामुभयोर्नासाविलयोनिषिच्य सवेश्य 
गन्धवस्य विश्वावसोमु खमसीत्युरस्यमभिमृष्य विष्णु- 
यानि कह्पयत्विति द्वाभ्या विहृत्य यो गभमोषधीनामह 
गर्भमदधामोषधीष्विति जपित्वापगच्छेत्ताणे ते रेतो 
दधाम्यसावित्यनुप्राण्या यथा भूमिरग्निगर्भा यथा 
द्यौरिन्द्रेण गभिणी । वायुयथा दिशा गर्भे एव ते गभ 
दघाम्यसाविति हृदयमभिमृशेन्नंक उपगमने मन्त्र- 
विधिमिच्छन्ति न ह्यनन किचित्सस्क्रियत इति त ओष- 
धीमिनिषेक कृत्व।पगच्डुन्ति ॥२४।। 


२५-इसक अनन्तर ऋतुमती के प्राजापत्य को बतलाते हैं--ऋतु मे 
प्रथम अनुकूल दिन मे भली भाँति स्नान की हुई के द्वारा अन्वारब्ध 
प्राजापत्य स्थाली पाक का हवन करके ये निम्न निर्दिष्ट आज्य को आहु- 
तियो से हवन कराना चाहिए “विष्णुर्योनिम्‌' ये तीन आहुतियाँ, 
“नेजमेषेति” ये तीन “'प्रजायतेन त्वद्‌ यह एक आहुति देवे । इसके 
उपरान्त मूर्धा मे “ अपत्र शोशुचदगम्‌” इससे अभिमर्शण करके “या 
फलिनीर्या अकला” इसका जाप करके "वधेन दस्यु प्रहि धातयस्व'' इन 
छे से “अग्निस्तु विश्रवस्तमम्‌” इन दो से अग्नि का उपस्थान करके 


fa 


१८२ | { आश्लायनगृद्यसुत्रपरिशिष्टयु 


“सुर्यो नो दिवस्यात्मिति' “इस सूक्त से आदित्य देव का उपस्थान करना 
चाहिए । इसके अनन्तर गभलम्भन हे । छतु मे जो अनुकूव रात्रि हो 
उसमे किसी भली भाँति भूषित गृह मे जो सुन्दर गर्व से मुर्वामत होवे 
उसी प्रकार से सुवासित पर्येद्ध शयन में सुस्ताता -स्वलडूकता-शुक्न 
वस्त्रधारिणी --ख्कघारिणी भार्या को स्वय भी उसी प्रक्रार से सुमजित 
होकर प्रवेश करके दूभको पीसकर अथवा अश्वगन्धा को पीसकर एक 
सूक्ष्म वस्त्र से सगृहीत करके “उदीव्यति पतिवती” इनदो से जिनके 
अन्त मे स्वाहाकार होवे दोनो नासिका के छिद्रो मे निषेचन करके भली 
भाँति प्रवेश कराकर “गन्धवस्य विश्वावसो मु खमसि” इससे अपने 
ने उपस्थ का अभिमशण करक “विष्णुयोनि कल्पयतु' इन दो ऋचाओं 
से विहृत करक “योगममोप गोनायह गभ मदधामोषधीषु ' इसका जाप 
करके उपगमन करे } “प्राणे ते रेतो दवाम्यसाविलि” इससे अनुप्राष्या करे 
यन्था भूमिरर्निगर्शा यथाद्यौरिन्द्रण गभिक्षी । वायुयथा दिशो गभ एक 
ते गर्भ दधाम्यसौ'” इति--इससे हृदय का अभिमशण करते हुए-ऐसा 
कलिषय मनीषी मन्त्र विधि की इच्छा उपगमन मे चाहते है और इससे 
कुछ सस्कार नही किया जाती है। दे लोग ओषधियो से निषिक्त करके 
उपगमन करते हे ॥२५।। 


२६ जातकर्मादि । 


अथ जातवम पुत्र जाते घुराऽन्येरालम्भादाग्निरिन्द्र 
प्रजापतिविश्वदेवा ब्रह्म त्यनादेशदेवता हुत्वा प्राक्‌ 
स्विष्टकृत सर्पिमंधुप्राशनादि कुर्यात्‌ । एव निष्क्रमण 
चतुर्थे मास्यापूर्यमाणपक्षे स्वस्ति वाचयित्वा म्विष्टक्कत. 
प्राक सुस्तातालकृत कुमारमादाय सह भार्याज्ञातिबा- 
न्वे घुरन्ध्रीमिश्च मद्भलतूर्यनि्धोषेण गृहान्निष्क्रमय 
देवतायतनमेत्य देवतामृपहारेणाभ्यच्याऽऽशिषो वाच- 
यित्वाऽऽफतन प्रदक्षिणीकृत्य गृहमयात्सबन्धिना वा 


प्रथमोऽध्याय ] [ १०३ 


गृह नीत्वाऽऽयेदेवमच्प्राशनादावपीच्छायामनादिष्टदेवता 
यष्टव्या यष्टव्या ॥२६॥। 


२६--इसके अनन्तर जात कमे बतलाते है । पुत्र के उत्पन्न होने पर 
पहिले अत्यो के हारा आलम्भ से “अग्निरिन्द्र प्रजापति विश्वेदेवा ब्रह्म 
इससे अनादेश देवताओ का हवन करके पहिले स्विष्टकृत सपिमधु प्राश- 
नादि करे । इस प्रकार से निष्क्रमण करे । चतुथ मास मे आपूण माण 
पक्ष मे स्वास्ति वाचन कराकर स्विष्टकृत पहिले भली-भाँति स्नान करा- 
कर अलडकृत कुमार को लेकर भार्या-ज्ञाति और वान्धवो तथा पुरन्धियो 
के माथ शख तूर्य की ध्वनि से घर से निकल कर किसी देवायतन मे 
जाकर वहां के देवता का उपहार के द्वारा अभ्यचन करके आदिषो का 
चाचन कराकर देवायतन की प्रदक्षिणा करे गृह मे आवे अथवा सम्बन्धी 
गृह को ले जाकर देव को लावे । अन्न घ्राशनादि मे भी इच्छा मे इष्ट 
देवतोओ का यजन करना चाहिए ।२६। 


इति आश्वलायन गृह्यसूत्रे परिक्षिष्टे प्रथमोऽध्याय समाप्त । 


म Galuisteuru: | 


१ ग्रहयज्नादि । 
अथ ग्रहयज्ञश्चं त्ययज्ञश्चं त्यमुपयाचितमुच्यते तत्र भवा 
शान्तिपुष्टिदा देवताश्च त्या शान्तिच खलु पुष्ट च 
सर्व ग्रहा समुषथात्रन्ते ततश्र त्या आदित्य इन्दुरज़ा- 
रक सोम्यो गुरुर्भागव शनेश्वरो राहु केतुरिति नव 
ग्रहास्ते हि स्वस्वभत्या जगदभिगृह्हन्ति ठनुदगयना- 
दिषु पुण्यकालेषु यजेत गान्तये सद्य उद्भूतेषु माज़- 
ल्यादष्वाम्युदयिक करिष्यमाणो ग्रहयज्ञ कुर्यादाभ्यु- 
दयिक हि शान्तिकम यदि तदानुकुत्यकाम काम 
प्रागभ्युदयात्सप्तहान्तरितात्कुर्यात्त दशगराहुती स्वय- 
मेक कुर्याद्ध्वमापः्चशत चत्वार ऋत्विज स्युरा- 
शत वरमष्टौ नवस आतार्य स्वयमेव वा यदि स्वय- 
माचार्य स्यात्तद्धाग कल्पविदे दद्यात्तान्विधिवद्वरथि- 
त्वाऽहेयदाचार्य आदित्याय जुहुयादितरेभ्य इतरे पूर्वो- 
ततरतन्त्रमाचार्य कूयत्तिदितरेऽन्वारमेरनु्‌ ॥१॥ 
१--इसके अनन्तर ग्रह यज्ञ और चेत्य यज्ञ उपयाचित कहा. जाता 
है । उनमे होने वाले ज्ञान्ति पुष्टि के देने वाले देवता चत्य हे । सब ग्रह 
शान्ति और पुष्टि की समुप याचना करते है। इसके उपरान्त चत्य अ त्य, 
चन्द्र, अङ्गारक, सौम्य, गुरु, भागव, झर्नेश्रर, राहु, केतु, ये नो ग्रह है। 
वे अपनी-अपनी गति से सम्पूर्णं जगतु का अभिग्रहण करते है उनको उद्‌- 
गमनादि पुण्य कालो मे यजन करना चाहिए । शान्ति के लिये सद्य उद्‌ 
भूत माङ्कल्यादि मे आश्युदायंक को करने वाला होता हुआ ग्रह यज्ञ 


द्वितीयऽध्याप ] [ १६१ 


करे । आश्युदायिक ही शान्ति कम होता है । यदि उसके आनुकूत्य कामना 
वाला यपेच्छया अभ्युदय से पहिले जो एक सप्ताह के अन्तरित हो उसको 
करता चाहिए । दश पराहुतियो को स्वय एक ही करे । इसके आगे पाच 
सौ आहुतियाँ चार ऋत्विज करे । सौ तक आठ ही श्रेष्ठ हे नवम आचार्य 
होते है अथवा स्वय ही होवे । यदि स्वय आचार्य होवे तो उनका भाग 
कल्प वेत्ता को दे देना चाहिए । उनको विधिवत्‌ वरण करके आचार्य 
करे और आदित्य देव के लिये हवन करे । इतर इतरो के लिये करे। 
आचाय्य पूर्वोत्तर तन्त्र को करे और इतर अन्नारम्भ करे ।१। 
२ ग्रहयज्ञसमारादि । 
अथास्य सभरा हुस्तमात्रावर चतुरस्र कुण्ड स्थण्डिल 
वा सस्कृत्य तन ईशान्या कुण्डवदायत' चतुरखा चतुर- 
स्रद्वयड्‌गुलोच्ड्रिता विस्तृता त्रिभूमिका ग्रहवेदि कुर्या 
तस्या च शुक्लब्रोहितण्डुले सकणिकमष्टदलमम्बुजमु- 
ल्लिस्य कणिकाया दलेषु च यथास्थान ग्रहपीठानि 
स्थापयेदुदीच्या धान्यपीठे तेजस मृन्मय वा नवमनुलि- 
प्तालक्कत शुभमभिषेककुम्भ निधाय प्रसुव आपो महि- 
मानमित्यृचाऽश्धि पूरयित्वा पञ्चगव्यानि पश्चामृतानि 
नवपर्वेतधातृन्नवपवित्रमृदो नवरत्तानि प्रक्षिप्य दुर्वाप- 
ल्लवैमू खमाच्छाद्य वस्रयुग्मेन वेष्टयित्वा समुद्रादोनि 
पुण्यतीर्थान्यावाह्य कुम्भममिमृश्याब्लिङ्गा वारुणा 
पावमानीश्च जपेत्‌ ॥२।। 
२--इसके अनन्तर सम्भारो के विषय मे कहा जाता है- एक हस्त 
मात्रा वर चौकौर कुण्ड अथवा स्थण्डिल का सस्कार करके इसके अनन्तर 
ईशान दिशा मे कुण्डवत्‌ आयत चतुरस्र चौकोर हो अडगुल उच्छितन- 
विस्तूत-त्रिभूमिका ग्रह बेदी करे और उसमे शुक्ल ब्रीहि तण्डुलो से कणिका 
के सहित आठ दलो वाला अम्बुज (कमल) को उल्निखित करके उसकी 
कणिका मे और दलो मे थथा स्नान ग्रहो के पीठो की स्थापना करनी 
चाहिए । उत्तर दिशा मे चान्य पीठ पर तेजस (धातु निमित) अथवा 


१८६ |] [ अश्वेलायनगह्यसत्रपरिशिष्टम 


पृत्तका का नूतन अनुलिप्त-अलडक्ृत और शुभ अभिषेक का कुम्भ चिधा- 
पित करके “प्रसुव आपो महिमानम्‌” इस ऋचा से जल से परिपणे करे 
और उसमे पश्‍चगव्य-पश्वामृत-नव पर्वत धातुऐ -तव पवित्र मृत्तिकाए* 
और नव रत्न प्रक्षिप्त करके दूर्वा तया पल्लवो से उसके मुख को समा- 
च्छादित करे । दो वस्त्रो से वेष्टित कर के समुद्र आदि पुण्य तीर्थो का 
उसमे आवाहन करे तथा कुम्भ का अभिमशण करके अन्लिङ्गा वारुणी 
और पवमानी ऋचाओ का जप करना चाहिए 1२1 
३ अचेना'ड्रानि। 
अथार्चनाद्खानि ताम्र स्फाटिक रक्तचन्दन कुड कुम 
सुवर्ण तदेव रजत लोह सीसक कास्यमिति चव प्रतिमा” 
द्रव्याणि सुवणं मेकमेव वा सर्वेषा रक्तचन्दन मलयजी 

देबदारं कुड कुमो मन शिला शड खपिष्ट तिलपिष्ट 

केतकीरज कम्तूरीति नवानु लेपनानि मलयज एक 

एव वा सर्वेषा रक्तपद्म कुमुद रक्तकरवीर पाटलं 

चम्पक कुन्दमिन्दीवर कृष्णधत्तूर तच्चित्रवर्णमिति नव 

पुष्पाणि रक्तकरवीरमेकमेव वा पुष्पवर्णा अक्षता अह- 

तवस्त्रयुग्मानिे च कन्दरमयूरशिखादशाङ्भसजरसा 

बिह्बफल निवास कृष्णागुरु जटामासी मधुकमिति नव 

धूपा गुग्गुलुरेक एब वा सपिषा दीपस्तिलतेलेन बा 

हविष्यान्न पायस पलान्त गुडान्न क्षी रोदचो दध्योदन 

कुसरान्नमामाच चित्रान्नमिति नवोपहारास्तिवृदञ्ञमेक- 

सेव वा माणिक्य भौक्तिक प्रवालो मरकत पुष्परागो 

चज्रो नीलो गोमेदिक बेदूर्यामिति नव रत्नान्येकमेव वा 

माणिक्यमर्क पालाश खदिरोऽपामार्गऽश्वत्थ उदुम्बर 

शमी दूर्वा कुशा इति समिध सर्वेषा पालाश एक एव 

चा 1३ 

३--इसके उपरान्त अचेता के अङ्जो को बतलाया जाता है--ता'म्र, 
स्फटिक निर्मितःरक्त चन्दन-कुडकुम सुवण-रजत-लोह-सीसक-कॉस्य-थे नौ 


द्वितीयोऽध्याय ] [ १६७ 


प्रतिमा द्रव्यो को अथवा एक ही सुवर्ण को सबका रक्त चन्दन-मलयज- 
देव दारु कुद्ध म-मंन सिल शखविष्ट-तिल पिष्ट केतकी का रुज-कस्तूरी-ये 
नौ अनुलेपन द्रव्य है अथवा इन सब मे एक ही होवे । रक्त कुमुद, रक्त 
पद्म, रक्त कर वीर, पारल, चम्पक, कुन्द, इन्ही वर, कृष्ण धत्त र, तश्चित्र 
वर्ण ये नौ पुष्प अथवा एक ही रक्त कर वीर से पुष्प वर्ण वाली-अक्षता 
और अहत दो वस्त्रो के युग्म, कन्दर मयुर शिखा दशाङ्ग सजरस, विल्व 
फल, निवास, कृष्णा गुरु, जटामासी मधु--ये नौ धूप अथवा एक ही 
गुग्गुलु, घृत से ही पक अथवा तिल तेल से दीपक-हविष्या त, पायस, 
पलान्न, गुअ न, श्लीरोदन, दध्पोदन, कुसरान्न, आमान्न, चित्रान्न--ये 
नौ उपहार, त्रिनुदत अथवा एक ही अन्न हो । माणिका, मुक्ता, प्रवाल, 
मरकत, पृष्य, राग, वप्त्र, नील, गोमेदिक, वैद्य य--ये नौ रत्न अथवा 
एक ही माणिक्य हो । अक, पलाश, खदिर, अपामार्ग, अश्वत्थ, उदुम्बर, 
शमी, दूर्वा, कुश--ये समिधाए है अथवा सबमे स एकही पलाश 
होवे ।३। 


४ पूजाविधि । 


मथाच॑नमाचार्य प्राड मुख उपविश्य समाहित पुण्या- 
हादि वाचयित्वा कमे सकल्प्य ग्रहवेदिपद्मीठेषु 
यथा स्थानमुखी ग्रह प्रति मा स्यापयित्वा 
दक्षिणवामयोरधिदेवतात्रत्यधिदेवते तदभिमुख्यो स्थाय- 
धेत्तदभावे पुष्पाक्षतादिष्वावाहयेदर्निराप पृथिवी 
विष्णुरिन्द्र इन्द्राणी प्रजापति सर्पा ब्रह्मा च क्रमेण 
ग्रहाणामधिदेवता ईश्वर उमा स्कन्द पुरुषो ब्रह्मेन्द्रो 
यम कालश्चित्रगुप्त इति प्रत्यधिदेवता गणपति दुर्गो 
क्षेत्राधिपति वायुमाकाशमश्चिनो कमसादुण्यदेवता इमा 
यथाप्रत्यग्‌ निवेद्य प्राच्यादिष्विन्द्रादिलोकपालान्ऋतुर- 
क्षकानावाहयेत्पुष्पञ्जलिप्र पोगेणाऽऽवाहनमन्त्रेर्नमोन्तरा- 
वाह्य नामभि क्रमेण दीपान्तानुपचा रानर्पयेत्‌ ।४। 


(८६८ | [ आश्वलायनगृद्यसूत्रपरिशिदम्‌ 


४--इसके अनन्तर अर्चन को बतलात हे--आचाय पूर्वे की ओर 
मुख वाला होकर परम समाहित होकर पुण्याह आदि का वाचन करके 
कर्म का सड्भूल्प करे | ग्रह वे ही पद्म पीठो पर यथास्थान बुख वाली 
ग्रह प्रतिमा को स्थापित करके दक्षिण वाम भागो मे अधि देवता-प्रत्यधि 
देवता उसके अभिमुख स्थापित करे। उनके अभाव मे पुष्याक्षतादि मे 
आवाहन करना चाहिए । अग्नि-आग (जल) प्रौथबी-विष्णु-इ द्व-इन्द्राणी- 
प्रजापति सपं ब्रह्मा ये ग्रहो के अधि देवता है, गणपति-दुर्या-क्षे त्राधिपति- 
चायु आकाश-अश्विनी कुमार दोनो कत साहुल्य देवता इनको यथा प्रत्यक्‌ 
निवेशित करके प्राच्यादि मे इन्द्रादि लोक पालो को क्रतु के रक्षको को 
आवाहित करे । पुष्पाञ्जलि प्रयोग के द्वारा आवाहन मन्त्रो से अत मे 
“नम यह शब्द लग,कर आबाहन करे । फिर नामो से क्रमश दोपान्त 
उपचारो से अर्चन करना चाहिए ॥१४।। 

५ ग्रहवाहनमन्त्रा । 

अथाऽऽवाहनमन्त्रा प्रणवमुञ्चाय भगवन्नादित्य प्रहाधि- 

पते काश्यपगोत्र कनिङ्गदेशेश्वर जपापुष्पोपमा द्गते 

द्विभुज पद्माभयहस्त सिन्दूरवर्णाम्बपमाल्यानुलेपनज्वल- 

न्माणिक्यखचितसर्वाङ्गाभरण भारकर तेजोनिषे त्रिलो 

कप्रफाशक निदवतामयमूर्ते नमस्ते सनद्धारुणध्वजप- 

ताकोपशोमितेन सप्ताश्वरपवाहनेन मेरु प्रदक्षिणी- 

कुबेज्ञागच्छाग्निर्ट्राम्या सह पद्यकणिकाथा ताञ्चप्रतिमा 

प्राड मुखी वतु लपीठेऽधितिष्ठ पूजार्थे त्वासावाहयामि । 

भगवन्सोम द्विजाधिपते सुधामयशरीराऽऽत्रेयगोत्र यामु- 

नदेशेश्वर गोक्षीरधवलाद्भकान्तु द्विभुज गदावरदाना- 

टित शुक्नाम्बरमाल्यानुलेपन सर्वाङ्गमुक्तमौक्तिका 

भरणरमणीय सर्वेलोकाप्यायक देवतास्वाद्चमूर्ते नमस्ते 

सनद्प।तध्ाजपताकोपशोभितेन दशइ्वेताश्वरथवाहनेन 

मेरु प्रदक्षिणीकुर्वे्ञागच्डाडद्विमया च सह पद्याम्नेय- 


द्ृतोयो-ध्याय ! [ १८८ 


दलमध्ये स्फढिकप्रतिमा प्रत्यड मुखी चतुरस्रपीठेचि 
तिष्ठ पूजार्थ त्वामावाहयामि । भगवच्चङ्ारकाग्न्याकृते 
भारद्वाजगोत्रावन्तिदेशेश्वर ज्वाल।पुञ्चजोपमाङ्गद्यते चतु- 
भुज शक्तिशूलगदाखड्गधारिन्रक्ताम्बरमाल्यानुलेपत 
प्रवालाभरणभूषितसर्वाड्‌ग दुर्धरालोकदीप्ते नमस्ते 
समद्धरक्तध्वजपताको शोभितेन रक्तमेषरथव।हनेन मेरु 
प्रदक्षिणी कुवेन्नागच्छ सूमिस्कन्दाभ्या सह पद्चदक्षिणद 
लमध्ये रक्तचन्दन प्रतिमा दक्षिणामुखी त्रिकोणपीटेऽ- 
धितिष्ठ पूजार्थ त्वामावाहृथामि । भगवन्सोभ्य सौभ्या 
कृते सवज्चानमयात्रिगोत्र भगधदेङ श्वर कुङड्कुमवर्गाङ्ग- 
यते चतुभज खद्भखेटकगदावरदानाडित पीताम्बरः 
माल्यनुलेपन मरकताभरणालकृतसर्वाद्ख विवृद्धमते 
नमस्ते सनद्धपीतध्वजपताकोपशोभितेन चतु सिहरथ- 
वाहनेन मेरु प्रदक्षिणीकुवन्नागच्छ विष्णुपुरुषाभ्या 
सह पद्म शानदलमव्ये सुवणप्रलिमामुदड मुखी बाणा- 
कारपीठेऽधितिष्ट पूजार्थ त्वामावाहयामि। भगवन्बृह- 
स्पते समस्तदेवताचार्याऽऽङ्गिरसगोत्र शेश्वरसिन्धुदे 
तप्रसुवर्णसहशाङ्गदीप्ते चतुभुज कमण्डल्वक्षसूत्रवर- 
दानाडित पीताम्वरमाल्यानुलेपन पुष्परागमयामरण 
रमणीय समस्तविद्याधिपते नमस्ते सनद्धपीतध्वजपता- 
कोपशोभितेन पीतश्वरथवाहनेन मेर प्रदक्षिणीकु- 
वन्नागच्छेन्रब्रह्मभ्या सह पढ्योत्तरदलमध्ये सुवर्ण- 
प्रतिमामुदडमुखी दीर्घचतुरश्चपीठेऽधतिष्ठ पूजार्थ 
त्वामावाहयामि । भगवन्‌ भागव समस्तदंत्यगुरो भार्गव- 
गोत्र भोजकटदेशेश्वर रजतोज्ज्वलाद्भकान्ते चतुभुज 
दण्दकमण्डल्वक्षसूत्रवरदानाङ्टि शुल्कमाल्याम्बरा- 
नुलेपन वज्त्राभरणभुषितसर्वाङद्भ समस्तनीतिशास्तर- 
निपुणमते नमस्ते सनद्धशुल्कध्वजपताकोपशोभितेन 


१६० ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


शुल्काश्चरथवाहनसहितेन मेरु प्रदक्षिणीकुर्वन्नाग- 
च्छेन्द्राणीन्द्राभ्या सह पद्चपूर्वदलमध्ये रजतप्रतिमा 
प्राइमुखी पञ्चकोणपीठेऽधितिष्ठ पूजार्थ त्वामावाह- 
यामि । भगवञ््ानंश्चर भास्करतनय काश्यपगोत्र 
सुराष्ट्रदेशेश्चर कज्जलनिभाङ्गकान्ते चतुभुज चापतू- 
णीरकृपाणाभयाङ्टित नीलाम्बरमाल्यानुलेन नीलरत्न- 
भूषणालकृतसर्वाङ्ग समस्तभुवनभीषणामर्षमूरते नमस्ते 
सनद्धनीलध्वजपताकोपशभितेन नीलगृध्धरथवाहनेत मेरु 
प्रदक्षिणी कुरवेज्ञागच्छ प्रजापतियमाभ्या सह पश्चिमदल- 
मध्ये कालायसप्रतिमा प्रत्तडमुखो चापाकारषीठेऽधि- 
तिष्ठ पूजार्थ त्वामावाहयामि । भगवन्राहो रविसोमम- 
दन सिहिकानन्दन पैठीनसिगोत्र वर्बदेशेश्वर कालमेघस- 
मद्यते व्याघ्रवदन चतुभु ज खद्भचर्मधर शुलवराड्धित 
कृष्णाम्बरमाल्यानुलेपन गोमेदकाभरणभूषितसर्वाङ्भ 
शौर्यनिधे नमस्ते सनद्धकृष्णध्वजपताकोपशोभितेन 
कृष्णसिहरथवाहनेन मेरु प्रदक्षिणीकुवन्नागच्छ सर्पका- 
लाभ्या पद्मनै तदलमध्ये सीसकप्रतिमा दक्षिणामुखी 
शुर्पाकारपीठेऽवितिष्ठ पूजार्थं त्वामावाहयामि । भगव- 
न्केतो कामरूप जैमिनिगोत्र मध्यदेशेश्वर धूम्रवर्ण- 
ध्वजाकृते द्विभुज गदावरदाङ्कित चित्राम्बरमाल्या- 
नुलेपन वेदूर्यमयाभरणभूषितसर्वाङ्भ चित्रशक्त नमस्ते 
सनद्धचित्रध्वजपताकोपशोभितेन चित्रकपोतवाहनेन 
मेर्‌ प्रदक्षिणीकुवन्नागच्छब्रह्मचित्रगुप्तास्या सह पद्मवाय- 
व्यदलमध्ये कास्यप्रतिमा दक्षणामुखी ध्वजाकारपीठेऽ- 
घितिष्ट पूजार्थ त्वामावाहयामि ।५। 


५--इसके अनन्तर आवाहन के मन्त्र बतलाये जाते हे--प्रणव (३२) 
का उच्चारण करके हे भगवन्‌ आदित्य ! ग्रहो के अधिपति ! कश्यप गोत्र 


द्वितीयोऽध्याय ] [ १६१ 


वाले | कलिङ्ग देश के ईश्वर 1 जपा के पुष्प के समान अङ्ग की द्यति 
वाले | दो भुजाओ से युक्त ! पद्म और अभय दान हाथो मे धारण करने 
वाले | सिन्दूर के वर्ण वाले वस्त्र-माल्य अनुलेपन से युक्त तथा उज्ज्वल 
माणिक्यो से स्वचित सम्पूर्ण आमरणो वाले ! तेज की खान ! त्रिलोकी 
को प्रकाश देने वाले ! त्रिदेवता मय मुत्ति वाले ! भास्कर ! आपको 
नमस्कार है । सन्नद्ध अरुण ध्वजा और पताका से उपशोभित सात अश्वो 
से युक्त रथ के वाहत के द्वारा मेरुपवेत की प्रदक्षिणा करते हुए अग्नि 
और रुद्र के साथ आइये । पद्म की कणिका मे पूर्वं की ओर मुख वाली 
ताम्र की प्रतिमा मे वत्त_ल पीठ पर अधिष्ठित होइए पूजाके लिये तुम्हारा 
आवाहन करता हूं । 


हे भगवन्‌ | हे मोम ! द्विजो के अविपति ! सुधामय शरीर ! आत्रेय 
गोत्र वाले ! यामुन के देश के ईश्वर हे गो क्षीर के समान धवल अङ्ग 
कान्ति वाले । दो भुजाओ से युक्त गदा और वरदान से युक्त हाथो वाले ! 
शुक्ल माल्य, वस्त्र और अनुलेपन वाले ! सत्र अङ्गो मे भौतिक आभरणा 
से रमणीय ! सव लोको का आप्यामन करने वाले | देवताओ के द्वारा 
आस्वादन करने योग्य मुत्ति वाले आपको नमस्कार है । सनद्ध पीत वर्ण 
की ध्वजा पताकाओ से उपशोभित दश श्वेत वण वाले अश्वोसे युक्त रथ 
क वाहन वाले ! मेरुपवत की प्रदक्षिणा करते हुए जलो और उमा के 
साथ आइये और पद्म के आग्नेय दिशा वाले दल के मध्य मे स्फटिक 
प्रतिमा जोकि प्रत्यङ्मुखी है चौकोर पीठ पर अधिष्ठित होइये । पूजा के 
लिये आपका आवाहन करता हू । 


हे भगवत्‌ | अग्नि की आकृति वाले अङ्गारक ! भारद्वाज गोत्र 
वाले | अवन्ति देश के ईश्वर ! ज्वालाओ के पुञ्ज के समान अङ्ग की 
दा ति वाले | चार भुजाओ से युक्त ! चारो हाथो मे शक्ति-शूण गदा और 
खड़ को धारण करने वाले । रक्त वण के वस्त्र, माल्य और अनुलेपन 
वाले ! प्रवाल (मू गा) के आभरणो से भूषित समस्त अङ्गो वाले ! दुर्घर 
आलोक दीप्त वाले | आपको नमस्कार है । सनद्ध रक्त ध्वजा ओर पता- 


१६२ | [ आश्वचलायनगुद्यसूत्र गरि शष्टम्‌ 


काओ से उपशोभित ! रक्त वर्ण वाले मेषो से युक्त रथ के वाहून के 
द्वारा मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए भूमि और स्कन्द के सहित आइये और 
पद्म के दक्षिण दल के मध्य मे रक्त चन्द प्रतिमा जो दक्षिण मुख वाली 
है त्रिकोण पीठ पर अधिस्थित होइये । पूजा करने के लिये आपका आवा- 
हन करता हूँ । 

हे भगवन्‌ सौम्य । सौम्य आकृति वाले | सर्व ज्ञान से परिपूण अत्रि 
गोत्र वाले | मगध देश के स्वामी ! कुदू म के वर्ण के तुल्य अद्ध की 
द्यति वाले । चार भुजाओ वाले ! खङ्ग खेटक गदा और वरदानो को 
चारो हाथो में रखने वाले | पीले वर्ण का वस्त्र, माल्य अनुलेपन धारी ' 
मरकत मणि के आभूषणो से जलडक्कत सब अङ्गो से युक्त ! विशेष रूप 
से वृद्ध मति से समन्वित ! आपके लिये प्रणाम हे । सन्नद्ध पीत व्वजा 
और पताकाओ से शोभा समन्वित चार सिहो से युक्त रय के वाहन 
द्वारा मेरु गिरि की प्रदिक्षणा करते हुए विष्णु पुग्षो के साथ आइये और 
पद्म के ईषान दिशा की ओर के दल के मध्य में उदडमुखी सुवर्णे प्रतिमा 
मे वाणाकार पीठ के मध्य मे अधिष्ठित होइए | अचन करने के लिये 
आपका आवाहन करता हूँ । 

हे भगवन्‌ | वृहस्पते । सब देवो के आचार्य । आद्धिरस गोत्र 
युक्त | सिन्धु देश कं अधीश्वर । तपे हुए सुवण के समान अङ्ग की दीक्ष 
वाले ! चार भुजाजो से सयुत ! कमण्डलु, अक्ष सुत्र और वरदान से 
ड्कुत हाथो वाले | पीत वस्त्र, माल्य और अनुलेपन से समन्वित | 
पुष्पराग मय आभरणो से रमणीय ! समस्त विद्याओ के अधिपति | 
आपको अभिवादन है । सनद्ध पीत ध्वजा-पताकाओ से गोमा वाले और 
पीत अश्वो से युक्त रथ के वाहन क द्वारा मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए 
इन्द्र और ब्रटमा के साथ आओ और पद्म के उत्तर दिशा वाले दल के 
मध्य मे उद्ड्मुखी सुवण प्रतिमा मे दीघ चतुरख पीठ पर अधिष्ठित 
होइए । मै अभ्यर्चन के लिये आपका इस समय मे आवाहन करता हूँ । 

हे भगवन्‌ भागव ! हे समस्त देत्यो के गुरुवर ! भागव गोत्र वाले ! 
भोजकर देश के ईश्वर ! रजत के समान उज्वल अङ्क की कान्ति वाले ! 


द्वितीयोऽध्याय ; ई १४३ 


चार भुजाओ पे युक्त । वे चारो भुजाए कमण्डलु अक्ष सूत्र और वरदान 
से समन्वित है, शुक्ल वस्त्र, माल्य और अनुलेपन वाले । हीरो से जटित 
आभरणो से सब अद्धो वाले | सम्पूर्ण नीति शास्त्र मे निपुण मतिमे 
सयुत । आपको सेवा मे मेरा प्रणाम हे । सनद्ध शुक्ल ध्वजा और पता- 
काओ से शोभा वाला, शुक्ल अश्व और रथ वाहन के द्वारा मेरु की प्रद- 
क्षिणा करते हुए इन्द्राणी और इन्द्र के सहित आइए और पक्ष के पूर्व 
दल के मध्य मे रजत प्रतिमा मे जो प्राइमुखी है पश्चकोण के पीठ पर 
अधिष्ठित होइए । मैं पूजा के लिये आपका आवाहन करता हू । 


हे भगवन्‌ शनश्चर ! हे भास्कर के पुत्र, काश्यप गोत्र वाले, सुराष्ट्र 
देश के अधीश्वर | काजल के समान अङ्क की कान्ति वाले हे चतुभुज ! 
चाप, तूणीर, कृपाण और अभय दान चारो हाथो मे ग्रहण करने वाले ! 
नीले वस्त्र, माल्य और अनुलेपन बाले | नीलम रत्नो से जटित भूषणो 
से अलङ्कृत सब अद्धो वाले ! समस्त भुवनो मे भीषण और अमर्ष की 
मत्ति वाले | आपको नमस्कार है सनद्ध नील ध्वजा और पताकाओ से 
उपशोभित नीले गिद्धो से युक्त रथ के वाहन के द्वारा मेरु की प्रदक्षिणा 
करते हए आइए प्रजापति और यम के सहित पश्चिम दल के मध्य मे 
काले लोहे को प्रत्यड सुखी प्रतिमा मे चाप के आकार वाले पीठ पर 
अधिष्ठित होइए । पूजा क लिये आपका आवाहन करता हूँ । 


हे भगवत्‌ हे राहो ! हे रवि ओर सोम के मदन करने वाले । सिहि 
के नन्दन ! पेठीनि गोत्र वाले ! वर्षर देश के अधीश्वर ! काल मेघ के 
समान दति वाले | व्याघ्र के समान मुख वाले | हे चतुभुज ! खङ्ग 
और चमं (ढाल) को चारण करने वाले तथा झूल और वर से अद्धित 
हाथो वाले । कृष्णा वस्त्र, माल्य और अनुलेपन से समन्वित ! गोमेदक 
से जटित आभूषणो से विभूषित समस्त अङ्गो वाले | हे शौय की निधि ! 
आपको नमस्कार है । बंधी हुई कृष्ण वर्ण की ध्वजा और पताकाओ से 
उपशोभित कृष्ण सिहो से युक्त रथ के वाहन के द्वारा मेरु पर्वत की प्रद- 
क्षिणा करते हुए मप और काल--इन दोनो के साथ यहा पर पधारिये 


१९४ | [ आश्वलागृहसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


और पद्म के नऋ त दिशा वाले दल के मध्य मे सीसा की प्रतिमा वाली 
दक्षिण मुखी मृत्ति मे शूर्प के आकार वाले पीठ पर अधिष्ठित होइए। 
अभ्यर्चन करने के लिये ही मै आपका यहाँ पर आवाहन करता हू । 
हे भगवत्‌ ! हे केतो ! काम से अर्थात स्वेच्छा से रूप धारण करने 
वाले | जमिनि गोत्र से युक्त ! मध्य देश के स्वामिन | बुम्र वर्ण वाले 
ध्वज के तुल्य आकृति वाले | दो भुजाओ से सयूत | हाथो मे गदा और 
वर धारण करते हुए चित्र वस्त्र, विचित्र माल्य और अनुलेपन वाले | 
वैदय रत्न से परिपूर्ण भूषणो से अलड कृत अद्धो वाले | हे विचित्र शक्ति 
शालिन्‌ ! आपको मेरा प्रणाम है । सनद्ध विचित्र ध्वजा और पताकाजो 
से शोभा युक्त चित्र कपालो के वाइन के द्वारा मेरु गिरि को प्रदक्षिणा 
करते हुए ब्रह्मा और चित्रगुप्त के साथ यहाँ आइये तथा पद्य के वायव्य 
कोण वाले दल के मध्य मे दक्षिण मुखी कासे की प्रतिमा मे ध्वज के 
आकार वाले पीठपर अधिष्ठिता होइए । पूजा करने के लिये ही मै यहाँ 
पर आपका आवाहन करता हूँ 1५) 
६ ग्रहाणामविदेवताप्रत्यधिदेवता । 
अथ ग्रहाणामधिदेवताप्रत्यधिदेवतावाहनपिगभ्र हमश्रुकेश 
पिङ्गाक्षत्रिनयनमरुणवर्गाङ्ग छागस्थ साक्षपूत्र सप्ताचिष 
शक्तिधरवरदहस्तद्वयमादित्याधिइेवतामर्निमावाहयामि। 
अथ प्रत्यधिदेवता त्रिलोचनोपेत पञ्चवक्त्र वृषारूढ 
कपालशूलखड्गखट्वाङ्भधारिण चन्द्रमोलि सदा- 
शिवमादित्यप्रत्यधिदेव रुद्रमावाहयामि । ख्ीरूप- 
धारिणी श्वेतवर्णा मकरवाहना पाशकलशधारिणी- 
मु क्ताभरणभूषिता सोमाधिदेवता अ° आवाहयामि । 
अक्षसूत्रकमलदर्पंणकमण्डलुधारिणी त्रिदशपुजिता 
सोमप्रत्यविदेवतामुमामावाहयामि । शुत्कवर्णा दिव्या- 
भरणभूषिता चतुभु जा सौम्यवपुष चण्डाशुसहृशाम्वरा 
रत्नपात्रसस्यपात्रोषधिपात्र्मोपेतकरा चतुर्दिड नग- 
भूषिता पृष्ठणतामङ्गारकाधिदेवता भूमिमावाहृयामि । 


द्वितीयोऽध्याय | [ १६५ 


षण्मुख शिखण्डकविभूषण रत्ताम्वरमयूरवाहन कुक्कुट- 
घण्टापताकाशक्त्युपेत चतुभु जमद्भारकप्रत्यधिदेवता 
स्कन्दमावाहयामि । कोम दकीपद्मशडख चक्रो त चतु- 
भु ज सोम्याधिदेवता विष्णुमावाहयामि सौम्पप्रत्य धिदे- 
वता विष्णुवत्पुरुषमावाहयासि। चतु्देन्तगजारूढ 
वज्त्राड्‌कुशधर शचीर्पात नाना भरणभूषित बृहस्पत्या- 
धिदेवतामिन्द्रमावाहयामि । पद्मासनस्य जटिल चतुमु- 
खमक्षमालास्र वपुम्तककमण्डलुघारिण क्कृष्णाजिन- 
वासस पार्श्व स्थितहस वृहस्पतिप्रत्यधिदेवता ब्रह्माणमा- 
वाहयामि। सतानमञ्जरीवरदानधरद्विभुजा शुक्रा- 
घिदेवतामिन्द्राणीमावाहयामि । चतु्देन्तगजारूढ वज्रा- 
ड कुशधर शचीपति नानाभरणभूषित भागगप्रप्रत्यधि- 
देवता शक्रमावहयामि । यज्ञोपवितिन हसस्थमेकवक्रम- 
क्षमालास्र्‌ वपुस्तक्रकमण्डलुसहित चतुभुज शनेश्च- 
राधिदेव प्रजापतिमावाहयामि । ईषत्पीन दण्डहस्त 
रक्तसहृर पाशधर कृष्णवर्ण महिषारुढ सर्वाभरण 
भूषित शानेश्चरप्रत्यघिदेवत यममावाहयामि । अत्रसुत्र- 
धरान्कुण्डलाकारपुच्छयुक्तानेक भोगान्छी भोगन्भीषणाका- 
रान्राह्नधिदेवतान्सर्पानावाहयामि । करालवइन नित्य- 
भोषण पाशदण्डघर सपवृश्चिकरोमाण राहुप्रत्यधिद 
वता कालमावाहयामि । पद्मासनस्थ जटिल चतुम्‌ खम- 
क्षम न स्र वपुस्तकमण्डलुधर कुष्णाजिनवासस पाश्च - 
स्थितहस केत्वघिदेवता ब्रह्माणमावाहयामि । उदी- 
च्यवेषवर सोम्यदर्शन लेखनोपत्रोपेत द्विभुज केतुप्रत्या- 
घिदेवता चित्रगुप्रमावाहयामि ।६। 
६--इसके अनन्तर ग्रहो के अधिदेवता प्रत्याच देवता वाहन को जो 
पिङ्ग वण के भ्र, शमश्र, और केशो वाला है-पिद्ध अक्ष और तीन 
नेत्रो वाला है--अम्ण वण के अद्धो वाला-छाग पर स्थित-अक्ष सुत्र से 


१९६ ) [ आश्वलायनग्द्यसूत्रपरिशिष्टमु 


युक्त-सात अचियो वाला-शक्ति धारी दोनो हाथो मे वरदान देते हुए 
आदित्य देव वाले अग्नि का आवाहन करता हूँ । इसके अनन्तर प्रत्यधि- 
देवता तीन लोचनो से युक्त पाँच वस्त्रो वाला-वृष पर समारूढ-कपाल, 
शल, खद्ध और खट्वाळू को धारण करता-मस्तक मे चन्द्र को धारण 
करते हुए-सदाशिव आदित्य प्रत्यधिदेव रुद्र का आवाहन करता हूँ । स्त्री 
का स्वरूप धारण करने वाली-इवेत वर्ण से यृक्त-मकर के वाहन वाली 
पाश और कलश को धारण करने वाली-मुक्ताओ के आभूषणोसे भूषित- 
सोमाधिदेवता अपो का आवाहन करता हुँ । अक्ष सूत्र, कमल, दर्पण और 
कमण्डलु को धारण करने वाली-देवो के द्वारा पूजित-सोम प्रत्यधिदेवता 
वाली उमा देवी का आवाहन करता हू । शुक्ल वर्ण वाली-दिव्य आभू" 
षणो से भूषित-चार भुजाओ वाली-सौम्य शरीर धारिणी-ूर्य के तुल्य 
वस्त्रो वाली-रत्न पात्र, सस्य पात्र, ओषधि पात्र और पद्म से सयूत करो 
वाली-चारो दिशाओं मे वगो से भूषित-पृष्ठणत अद्भारक (मङ्गल) के 
अधि देवता वाली भूमि का आवाहन करता हू। छे मुखो वाले-शिखण्डक 
के भूषण वाले-रक्त वण के वस्त्र तथा मयूर के वाहन वाले, कुक्कुट, 
घण्टा, पताका और शक्ति से युक्त-चार भुजाओ वाले-अद्भारक के प्रत्या- 
घिदेवता बाले स्कन्द का आवाहन करता हू । 

कौमौदकी, शङ्ख, पद्य और चक्रसे उपेत-चार भुजा वाले-सीम्या- 
धिदेवता विष्णु का आवाहन करता हूँ । सोम्य प्रत्यधिदेवता-विप्णु वत्पु- 
रुष का आवाहन करता हूँ । चतुदेन्त गज पर समारूढ-वप्त्र ओर बच्धू श 
को धारण करने वाले-शची (इन्द्राणी) के स्वामी-अनेक आभरणो से 
भुषित-वृहरुपति प्रत्पधिदेव वाले इन्द्र का आवाहन करता हू । पद्म के 
आसन पर विराजमान-जटा धारी-चार मुखो वाले-अक्ष माला, स्क, 
पुस्तक और कमण्डलु के धारण करने वाले-कृष्ण अजिन के वस्त्र धारी- 
पाश्व भाग मे स्थित हस वाले- वृहस्पति प्रत्यधिदेव वाले ब्रह्माजी का 
आवाहन करता हूँ। सन्तान मञ्जरी ओर वरदान को धारण करने वाली 
दो भुजाओ से यृक्त-शुक्राधिदेवता वाली इन्द्राणी का मै आवाहन करता 
हु । चतुदेन्त गज पर समारूढृ-वञ्च भौर अडू दा को धारण करने वाले- 


द्वितीयोऽध्याय ] [ १६७ 


शची के पति-अनेक आभरणो से भूषित-भारगव प्रत्यबिदेव वाले शक्क 
का आवहन करता ह । 


यज्ञोपवीत धारी--हस पर स्थित-एक मुख बाले-अक्ष माला, सक, 
पुस्तक ओर कगण्डलु के सहित चतुभु ज-शनंश्वर के अधिदेव वाले प्रजा 
पति का आवाहन करता हू । कुछ थोडे से पीन, दण्ड हस्त, रक्त के 
तुल्य पाश धारी कृष्ण चण से युक्त, महिष पर समारुढ-सब आभरणो 
से अलड कृत-शनेश्वर प्रत्यिदेवता वाले यम का आवाहन करता हूँ । 
अक्ष सूत्र धारी-कुण्डल के आकार वानी पुच्छ से युक्त-एक भोग वाले- 
स्त्री भोग से सयुत-भीषण आकार वाले-राहु के अधिदेवता वाले सर्पो 
का आवाहन करता हू । कराल वदत वाले-नित्य हो भीपण-पाश और 
दण्ड के धारण करने वाले-सर्पो और वृश्चिको के रोमो वाले-राहु प्रत्य- 
धिदेवता वाले काल का आवाहन करता हू । पद्म के आसन पर स्थित- 
जटाधारी-चतुमु ख-अक्ष माला, स्र क, पुस्तक और कमण्डलु के धारण 
करने वाले-कृष्ण अजिन के वस्त्र वाले-पाश्च मे स्थित हस वाले-केतुके 
अधिदेवता वाले ब्रह्माजी का आवाहन करता हुँ। उदीच्य वेषधारी- 
सौम्य दर्शन से युक्त-लेखनी पत्र से युक्त-दो भुजा वाले-केतु के प्रत्यधि- 
देवता वाले चित्रगुप्त का आवाहन करता हू ।६। 


७ क्रतुसा दगुण्यदेवतावाहनादि 


अथ सादुण्यदेवतावाहन वायुप्रदेशे सर्वत्र सप्रणवव्याहू- 
तिपूर्वंक त्रिनेत्र गजानन नागयज्ञोपवीतिन चन्द्रधर 
दन्ताक्षमाला परशु मोदकोपत चतुभज वितायक- 
मावाहयामि । तत उत्तरत शक्तिवाणशुलखड्‌्ग- 
चक्रचन्द्रबिस्बखेटकपालपरशुकण्टकोपेतदशभुजा सि- 
हारूढा दुर्गा्यदत्यासुरहारिणी दुर्गामावाहयामि । 
व्यामवर्ण त्रिलोचनमुध्वेकेश सुदष्ट भ्र कुटीकुटिलानन 
नूपुरालकृताड घि सपमेखलया युत सर्पाङ्गमतिक्र द्ध 
्षुद्रघण्टाबद्धगुर्फोवलम्बिक रोटिकामालाधारिणमुरगको- 


१६८ | [ आश्चलायनगुद्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


पीनचन्द्रामौलि दक्षिणहस्ते शूलवेतानखडगदु दुमिदधान 
वामहस्ते कप लघण्टाचमचाप दधान भीम दिग्वाससम- 
मितद्य ति लेत्रपालमावाहयाति । धावद्धरिणपृष्ठगत ध्वज 
वरदानधारिण वृमवर्ण वायुमावाह्या म । नोलोत्पलाभ- 
नीलाम्बरधारिणचन्द्राडकोपेत द्विभुज खेटमाकाशमावा- 
हयामिप्रत्येकमौषधिपृर तको पेतदक्षिणवामहस्तावन्योच्य- 
सयत्त देहावेकस्य दक्षिणपाश्च परस्य वामपाश्व रत्नभा 
ण्डवरणुक्नात्ररधारिनारीयग्मोपेतो देवौ भिषजावश्चिना- 
वाहयामि | अथक्रनुसरक्षकेन्द्रादिलोकपालावाहनम्‌ स्वण 
वर्ण सहस्राक्षमरावतवाहन वज्रपाणि झचीप्रियसिन्द्र- 
मावाहयामि । अरुणवर्ण त्रिनेत्र सप्ता चिष शक्तिधर वर- 
दहस्तट्ठययृग्ममग्निमावाहयामि । रक्तवर्ण दण्डधर पाश- 
हस्त महिषवाहन स्वाहाप्रिय यममावाहयामि । नील- 
वण खड्गचमधरपूध्वकेश नरवाहून कःनिकाप्रिय 
निऋ तिमावाहयासि । रक्तभूषण नागपाशधर सकर- 
वाहन प्िनीफ्रिय सुवर्णवर्ण वरुणमावाहयामि । 
स्वणक्ण निधीश्वर कुन्तपाणिमश्ववाहन चित्रिणोपिय 
कुबेरणावाहयामि । शुद्वस्फटिकवर्ण वरदाभयशूलाक्ष- 
सूनंधर वृषवाहन गोरोप्रियमीशानमावाहयामीति पूव- 
वत्पूजयेत्‌ ।७। 


७--इसके अनन्तर सादुगुण्य देवता वाहन आदि का वणन किया 
जाता है- वायु प्रदेश मे मवत्र प्रणव के सहित व्याहृतियो पूवक तीन 
नेत्रो वाले, गज के समान मुख वाले, नागो के यज्ञोपतोत धारी, चन्द्र 
को वारण करने वाले, दन्त, अक्ष माला, परशु और मोदक से युक्त, चार 
भुजाओ वाले भगवान्‌ विनायक का मै आवाहन करता हू । इसके उप- 
रान्त उत्तर की ओर शक्ति, वाण, शूल, खद्भु, चक्र, चन्द्र बिम्ब, खेट, 
कपाल, परशु और कण्टक स उपत दग भुजाओ वाजी, सिह पर समारूढ, 
दुर्गा नाम वाली देत्यो और असुरो के सहार करने वाली दुर्गा देवी का 


द्वितीयो$ध्याय ] [ १६३ 


आवाहन करता हू । श्याम वर्ण वाले, त्रिलोचन, ऊपर को ओर केशो 
वाले, सुह छू, भूकुटियो के द्वारा कुटिल आनेन वाले, नुपुरो से अलड क्रत 
चरणो बाले, सर्पो की मेखला से युक्त, सर्गो से युक्त अद्ध वाले, अस्थात 
क्र, क्षुद्र घण्ट से वद्ध गुल्फो मे अवलम्बी करोटिका माला के धारण 
करते वाले, उरगो की कोपीन बाले, चन्द्रमौलि, दाहिने हाथो मे शूल, 
वेताल, खद्ध, दृ दुभि धारण करने वाले, वॉये करो के द्वारा कपाल, 
घण्टा, चमं और चाप को धारण करने वाले, भीम, दिग्वास के समित 
यूति वाले क्षेत्रपाल का आवाहन करता हू । 

दौडते हुए हरिण की पीठ पर स्थित ध्वजा ओर वरदान के धारी, 
द्रुप्न वण वाले वायु का आवाहन करना हुँ । नील उत्पत के समान आभा 
वाले, नील वस्त्र के धारण करने वाले, चन्द्रमा के अङ्कु से युक्त, दो 
भुजाओ वाले खेट आकाश का आवाहन करता हू । प्रत्येक मे ओपधि 
भौर पुस्तक से उपेत दक्षिण तथा वाम हाथो वाले, परस्पर मे सयुक्त 
देहो के धारण करने वाले, दक्षिण पार्श्वा मे मरके वाम पार्श्व में रत्न 
भाण्डतर, शुक्ल बस्त्र वारी नारी युग्म से युक्त देव भिषज अश्विनी कुमारो 
का आवाहन करता हू । इसके अनम्तर क्रतुओ के सरक्षक इन्द्रादि लोक- 
पाल वाइन-स्वण के समान वर्ण वाले, सहन नेत्रो वाले, ऐरावत वाहन 
चाले, हाथ मे वज्र धारण करने वाले, शची के प्रिय इन्द्र का आवाहन 
करता हू । अरुण वण से युक्त, तीन नेत्रो वाले, अक्ष सूत्र से युक्त, सात 
अचियो वाले, शक्ति धारी, दोनो हाथो मे वरदान देने वाले अग्नि का 
आवाहन करता हू । रक्त वण वाले, दण्डवारी, हाथ मे पाश ग्रहण करने 
चाले, महिष के वाहन के सहित और स्राहा प्रिय यम का आवाहन 
करता हू । नील वण वाले, खञ्ज और चम को धारण वाले, उघ्व केशो 
वाले, नर के वाहन वाले, कालिका प्रिय निऋति का आवाहन करता हुँ । 
रक्त भषण वाले,नाग की पाश के धारण करने वाले, मकर वाहन, पधिनी 
प्रिय, सुवर्ण के समान वर्ण से युक्त वरुण का आवाहन करता हू । स्वर्ण 
वण वाले, निधियो के स्वामी, हाथ मे कुन्त धारण करने वाले, अश्व के 
वाहून मे सय्‌ त, त्रिवेणी प्रिय कुवेर का आवाहन करता हँ । शुद्ध स्फटिक 


२७० | [ आश्वलायनगृह्यसुत्रपरिशिष्टम्‌ 


कै वर्ण वाले वरदान, अभग्रदान, अक्ष सूत्र के धारण करने वाले, वृष 
वाहन, गोरी प्रिय, ईशान का आवाहून करता ह-इस प्रकार पूव रीति 
से पुजन करे ।७। 


८ अग्न्युपधानादि | 


अथारिनिमुपसमाघायान्वाधानाद्याज्यभागन्त कृत्वा सह- 
त्विग्मि समिद्चर्वाज्यानि प्रत्येक शतेकावरामि सहस्र 
पराभिराहुजिभिनिमित्तशक्त्यपेक्षया जुहयात्मरधानदशा- 
शेन पाश्च देवतयोस्तदर्धनेतरेषा स्वाहान्तँर्नार्मानर्हो- 
मस्तत्तल्लिद्धमत्त्रे्वा सकृदवदानेन चरुहोम पाणिना 
प्रभूतास्तलाश्च ध्याहृतिभिहुत्वा प्राक्‌ स्विष्टकृतो 
प्रहाणा घण्टादिशब्देर्पहारानुपगृह्य सपुष्पाणि रत्नानि 
निवेऱयेदभावे सुवर्णपुष्पाणि वा । तान्नमस्कृत्य प्रसी- 
दन्लु भवन्त इति प्रसाद्य होम समापयेत्स यदि मन्त्रे 
रिध्स्तदेते मन्त्रा भवन्त्याकृष्ऐेन रजसा वर्तमान , 
आप्यायस्व समेतुते, अग्निमूर्धा दिव ककुतू, उद्‌- 
बुध्यव्व समनस सखाय, बृहस्पते अतियदर्यो अर्हात्‌, 
शुक्रन्ते अन्यद्यजतन्ते अन्यत्‌, शमग्निरग्निमि करत्‌, 
कयानश्चित्र आभुवत, केतु कृण्वन्नकेतव इति ग्रहा- 
णास्‌ । अस्ति दूत वृणीमहे, अप्युमे सोमो अब्रव्गेत, 
स्योना पृथिवि भवा, इद विष्ण विचक्रमे, इन्द्रश्नेष्ठानि 
द्रविणानि धेहि, इन्द्राणीमासु नारीषु, प्रजापतेन 
त्वदेतान्य ०, आयङ्को पृढ्निरक्रमीत्‌, ब्रह्म जजान 
प्रथम पुररतादित्याधिदेवतानःम्‌ । त्र्यम्बक यजामहे, 
गोरीमिमाय सलिलानि तक्षती, कुमारञ्चित्पितर वन्द 
मानस्‌ । सहस्रशीर्षा पुरुष , ब्रह्मणा ते ब्रह्मायुजा युन- 
ज्मि, इन्द्रमिद वतातये, यमाय सोम सुनुत, पर मृत्यो 
अनुपरेहि पन्थाम्‌ । सचित्रचित्र चितयन्तमस्मै, इति 


द्वितीयोऽध्याथ | [ २०१ 


प्रत्यधिदेवतानाम्‌ । आतून इन्द्र क्षुमन्तम्‌, जातवेदसे 
सुनवाम सोमम्‌, क्षेत्रस्य पतिना वथम्‌, क्राणाशिशु- 
महानाम, आदित्प्रत्नस्य रेतस, अश्वितावतिरस्म- 
देतीत्येतत्साद्गुण्यदेवतानाम्‌ । इन्द्र वो विश्वदस्परि, 
अग्निमीले पुरोहितम्‌, यमाय सोम सुनुत, मोषुण 
परापरा, उदुत्तम मुधुग्धिन, तव वायवृतस्पते, त्व 
न सोम विश्वत, कद्रुद्राय प्रचेतस इति लोकपा- 
लानास्‌ । । 


८~इसके अनन्तर जग्नि उपसमाणगन करके अन्यादानादि आज्य 
भाग क अन्त तक करक '"्हृत्विको के साथ समि आर्वाज्यो फो प्रत्येक 
मे एक सो से अवर और एक सहस्र से पर आहुतियो क द्वारा निमित्त 
शक्ति अपेक्षा से हवन करना चाहिए । प्रधान दशाश म पाश्व देवताओं 
का और उसमे आवे क द्वारा इतरो का स्वाहा अन्त मे लगाकर नामो 
से होम करं अथवा तल्लिङ्ग मन्त्रो से सकृद अवदान क द्वारा चरु का 
होम करे । हाथ से बहुत से तिलो को व्याहाठियो से हुवन करक स्विष्टः 
कृत से पहिले ग्रहो का घण्टादि शब्दोसे उपहारो का उपग्रहण करके पुष्पो 
के स हुत रत्तो को निवेदित करना चाहिए और । रत्नो का अभाव हो तो 
सुव“ पुष्यो का ही जिकल्म मे निवेदन करना चाहिए । उसको नमस्कार 
करक “आप प्रसन्न होइए-इस रीति से प्रसन्न करें और होम का 
समापन करना चाहिए । यदि वह मन्त्रो क द्वारा ही अभीष्ट हो तो दो 
मन्त्र होते है--“आक्ृष्णेत रजसा वत्त मान '-- आप्यायस्व समेतु ते - 
“अग्निस र्वादिव ककुत्‌ --'उद्दभ्यन्व समनस भखाय , -- वृहस्पते अति 
यदर्यो अरहोत्‌ -शुक्रन्त अन्यद्य जनन्ते अव्यत्‌ ~ शमग्नि रग्निनि करत - 
'कथानङिवत्र आभुत्रतु--क्तु कृण्वत्रकेतव' ये यज्ञो के मन्त्र हे । 
अधि देवताओ क मात्र ये है-- अग्नि दूत वृणीमहे-अप्सु मे सोमो 
अब्नतीतु-स्योना पृथिवि भव -इद विष्णुविचक्रमे-इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
वेहि- इःद्राणीमामु नारीषु प्रजापतेन स्वदेतान्य आयडद्धो पृर्तिरक्र- 


२०२ ] [ आश्चलायनगुह्यसूत्रपरिशिष्ठम्‌ 


मोतु-ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्तात्‌'--इति । “श्यम्बक यजामहे -- 
गोरीमिमाय सलिलानि तक्षती-कुमारश्चित्पितर वन्दमानम्‌--सहस्रशीर्षा 
पुरुष -ब्रहमणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि-इन्द्रमिद्देवतातये यमायसोम सुनुत- 
पर मृत्यो अनुपरेहि पन्थाम्‌-सचित्र चित्र चितयन्त मस्मे-ये प्ररत्याथि 
देवताओ के है । “आतून इन्द्र क्ष मन्तम्‌--जातवेदसे सुनवाम सोममु- 
क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌--क्रणा तिझु महीनाम्‌'-आदित्प्रत्तस्य रेतस ~ 
अश्विनावत्तिरस्मदेति-ये तत्सादुगुण्य देवताओ के मन्त्र हे । इन्द्र वो 
विश्वतस्परि-अग्निमीले पुरोहितमु-यमाय सोम सुनुत-मोषुण परापरा- 
उदुत्तम मुमुग्विन -तववाय वृतस्पते-त्वन सोम विश्वत -कद्र दाय प्रचे- 
तस -ये लोकपालो के मन्त्र हे । 


१ यजमानाभिषेक । 


अथ यजमानाभिपेक्रो ग्रहवेदे प्रागुदीच्या शुचौ देशे 
समृष्टालकृते प्रावप्रवणो चतुष्पाद द।घ चतुरस्र सोत्त- 
रच्छेद पीठ निधाय तत्रोदगग्रानमुलान्हरितदर्भाना- 
स्तीय प्राडमुख कर्तार सामात्यमुपवेश्याऽऽवाय 
सरहात्वर्भिरभिषेककुम्भमादाय प्रत्यड मुखस्तिष्ठन्नौ- 
दृभ्बर्याऽऽद्र या शाखया सपलाशया हिरण्मय्या सकुश- 
दूवथाऽन्तर्धाय कुम्भोदकपृर्षद्धरषिश्व त्‌ । अब्लिद्धा- 
भिर्वारणीभि पावमानीभि अन्याभिश्च शान्तिपवित्र- 
लिङ्भाभिग्र हाभिषेकमन्त्रं समुद्रज्येष्ठा इति सुक्त न 
सुरास्त्वामिति सूक्तन (स्तोत्रेण) च श्रीसूक्त नेमा 
आप शिवतमा इत्युचेन देवस्य तवेत च यजुषा भूभु व 
स्वरिति च व्याहृतिभिरषिक्तस्तेभ्यो ग्रोक्ता दक्षिणा 
दद्यात्सा गो शद्ारक्तोऽनड्वाम्हिरण्य पीत वास 
श्वताश्व कृष्णा गौ कार्ष्णायस हस्ती छागो वेति 
हीना पुर्नाहरण्येन समिता कुर्यात्‌ । अभावे सर्वेषा 
हिरण्यमेब वा तुष्टिकर दद्यादेडिगुणमाचार्याय । अत्र 


द्वितीयोऽध्याय ] [ २०३ 


घृतान्नन ब्राह्मणान्भोजयित्वा शान्ति पुष्टिस्तुष्टि 
श्वस्त्विति वाचयेत्‌ । सबन्धिज्ञातिबान्धवाश्र तोषयेदेप 
ग्रहयज्ञ सर्वानिष्टरामन सर्वपुष्टिकर सर्वामीष्टकरस्त 
स्मादेन विभववान्विशेषत कुर्यात्‌ । अविभव शान्ति- 
पुष्टकामो यथोपपत्ति कुर्यात्‌ ।8। 


६-इसके अनतातर यजभान का अभिषेक होता है । ग्रह वेदीके पूव- 
उत्तर मे शुचि देमे जो कि भली-भाति माजित एव अलक्कत हो और 
प्राकूभवण हो चतुष्पाद, दीघ चौकोर उत्तर छदके सहित पीठ पर रखकर 
उस पर उदग्र मूलरहित हरे दर्भो को बिछाकर पूव की ओर मुख वाले 
अमात्यो के सहित कर्ता को बिठाकर आचाय ऋत्विको के साथ अभिषेक 
करने का कुम्भ को लेकर पश्चिम की आर मूख करके स्थित होता हआ 
गूलर की गीली शाखा से जिसमे पत्त भी होगे और हिरण्यमयी कुश 
और टूर्वा के सहित अन्दर डालकर उदक कुम्भ की विन्दूनो से अपिपि 
जन करना चाहिए । अब्लिद्धा वारुणी पायमानी ऋचाओ से--और 
महाभिषेक के मन्त्रो से--समुद्र ज्येष्ठा' इस सूक्त से-'सुरासनम्‌'-इस 
सूक्त से (स्तोत्र स) और श्रीसूक्त से-- इमा आप रिवतना” इस ऋचा 
से --'देवस्यत्व इस यजु से-भूभु त्र स्त्र इन व्याहूतियो से अभिषिक्त 
होता हुआ उन सबको ग्रहा के लिय कथित दक्षिणा देवे । | बह गौ-शख- 
रक्त अनष्टान्‌-हिरण्य-पीत वस्त्र- श्वेत अश्व-कृष्ण गौ-काष्णायस-हस्ती 
अथवा छाग इनको पुन हिरण्य से सामत करना चाहिए । इन सब का 
यदि अभाव हो तो उम दशा मे सबको तुष्टि करने वाला हिरण्य ही देवे। 
आचाय को दुगुना देना चाहिए । यहा पर धुतन्न क द्वारा ब्राह्मणो को 
भोजन कराकर शान्ति-पृष्टि जीर तुष्टि होव-ऐसा वाचन करना चाहिए 
सम्बन्धी-ज्ञाति ओर वान्धवो को तुष्ट करना चाहिए । यह ग्रह यज्ञ है, 
समस्त अनिष्टो का शमन करने वाला होता है, सब प्रकार को पुष्टि के 
करने वाला है। सभी अभोष्टो को पूरा करने वाला है इम कारण से 
नभव वाले पुरुष को यह विशेष रूप से करना च हिए । जो विभव रहित 


२०४ ] । आश्चल यनगृह्यसंत्रपरिशिष्टम 


उसे शान्ति-पुष्टिका कामता वाला होकर उपपत्ति के अनुसार ही करना 
चाहिए ।९। 
१० होमविधानादिप्रयोग । 
अथ होमो5ह रहश्न त्ययज्ञो गृहस्थो ह्यहरहरिष्टान्देवा 
निषट्टा$भोष्टार्थोश्रिनोति तस्य तेऽहरहश्चं त्यास्ते गण 
पतिर्वा स्कन्दो वा सूर्यो वा सरस्वती वा गोरी वा 
गोरीपतिर्वा श्रीपतिर्वा श्रीर्वा$न्यो वा थाो$भिमतस्त 
एव यथारुचि समस्ता वेज्यन्ते केचिद्गणपतिमादित्य 
शक्तिमच्युत शिव पश्चकमेव वाऽहरहयजन्ते। तानप्सु 
वाइग्नौ वा सूर्ये वा स्वहृदये वा स्थण्डिले वा प्रतिमासु 
वा यजेत प्रतिमास्वश्चणिक्राघु नाऽऽवाहनविसजनं 
भवत स्वाकृतिषु हि शस्तासु देवता नित्य सनिहिता 
इत्यस्थिराया विकल्प स्थण्डिले तूभय भवतु प्रतिमा 
प्र।ड सुखी मुदड मुखो यजेताच्यत्र प्राडमुख सभृतसभारो 
यजनभवनमेत्य द्वारदेशे स्थित्वा हस्ततालत्रयेणापस- 
पेन्तु ये भूता ये भूताभूमिसस्थिता । येभूता विघ्नकर्ता- 
रस्ते नश्यन्तु शिवाञ्चयेति विध्नानुद्गास्य प्रविश्य थेम्यो 
माता मधुमत्पिन्वते पय एवापित्रे विश्वदेवाय वृष्ण इति 
जपित्वा शुत्रावासने पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि 
त्व विष्णुनाधृता ।त्व च धारय मा देवि 
पवित्र कुरु चाऽऽसनमित्युपविश्याऽऽचम्याऽऽयतप्राण 
सकल्प्य शझुविशङ्ादिपात्रमाद्रि प्रणवेन पूरयित्वा 
गन्धाक्षतपुष्पाणि प्रक्षिप्य साविञ्याऽभिमन्त्य तोर्थाच्या- 
वाह्यास्यच्ये पवित्रपुष्पाणि तदुदकेनाऽऽपोहिष्ठीयामि- 
रात्मानमायतन यञ्जनाद्धानि चाभ्युक्ष्य क्रियाद्गोद- 
ककुम्भ गन्धादिभिरम्यच्यं, तेनोदकेनाबर्यान्कुर्वीत नमो- 
न्तनाम्ना तल्लिद्धमन्तेण वा क्रमेणोपचारान्दद्यात्पु- 
षपोदकेन पाथमर्ष्य च पात्रान्तरेण सगन्धाक्षतकुसुमा- 


द्वितीयोऽध्याय ] [ २०५ 


न्दद्यादावाहनमासन पाद्यमध्यमा चमतीय स्नानमाच- 
मन वस्जमाचमनमुपवतिमाचमन गन्धपुष्पाणि धूप 
दीप नेवेद्य पानार्थ जलमुत्तरमाचमनीय मुखवास स्तोत्र 
प्रणाम दक्षिणा विसर्जन च कुर्यात्‌ । असपनच्नो मनसा 
सपादयेदाचमन न पृथगुपचार । प्रणामस्तोत्रोडग 
दक्षिणादि विसजंनाद्धम्‌ । अथ मन्त्रा । गणाना त्वा 
गणपति हवामह इति गणपते , कुमारश्चित्पितर वन्द 
मानमिति स्कन्दस्य, आकृष्णोन रजसा वर्तमान इत्या- 
दित्यस्य, पावका न सरस्वतीति सरस्वत्या, जात- 
वेदसे सुनवाम सोममिति शाक्ते, त्र्यम्बक यजामह 
इति रुद्रस्य, गन्धट्ठारामिति श्रिय , इद विष्णुविचक्रम 
इति विष्णो । एव षोडशेमानुपचारान्पौरुषेणेव 
सूक्तेन प्रत्यृच सवत्रेव प्रयुज्यन्तेऽन्ये सावित्र्या वा जात- 
वेदस्यया वा प्राजापत्या व्याहृत्या वा प्रणवेनेव वा 
कुवन्ति स एप देवयज्ञोऽहर्गोदानसमित सर्वाभीष्टप्रद 
स्वर्ग्योऽपवरग्यश्च तस्मादेवमहरह कुर्वीत तमेन वेश्व- 
देव हुतशेषेण पृथगन्नेन वा कुर्यान्नास्य शेषेण वेश्वदेव 
कुर्यात्‌ । अथास्य शपेण गृहृदेवताना बलिर्हारे पिता- 
महाय प्रक्रीडे रुद्राय, अथ गृहे प्राच्या दिशि प्रतिदिश 
सनवग्रहायेन्ट्राय बलभद्राय यमविष्णृभ्या स्कन्दवरुणा- 
भ्या सोमसूर्थाभ्यामश्चिभ्या वसुभ्यो नक्षत्रेभ्योऽथ 
मध्ये वास्तोष्पतये ब्रह्मारोऽथ प्रागादिभित्तिमूलेषु 
सिद्धं वृद्धये कीत्ये वस्णायोदधानेऽश्विभ्या हृषदुप- 
लयोर्यावापथिवी भ्या मुलूखलमुसलयोरथ निष्क्रम्य 
भूमावप आसिच्य श्वचाण्डालपतितवायसेभ्योऽन्न भुमौ 
विकिरेत्‌ । ये भूता प्रचरन्ति दिवा बलिमिच्छन्तो 
वितुदस्य प्रेष्ठा । तेभ्यो बलि पुष्टिकामो हरामि मयि 
पुष्टि पुष्टिपितिदेदात्विति रात्री चेन्नक्त वा बालमिति 


२०६ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


ब्र यादथ प्रक्षालितपादपाणिराचम्य गृह प्रविशेत्‌ 

' शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्ष द्योर्नो देव्यभय नो अस्तु। 

शिवा दिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्यत परिपान्तु 

विश्वत इति जपित्वाऽन्यानि च स्वस्त्ययनानि ततो 
मनुष्ययज्ञपूवक भुञ्जोत । १० । 

१० इसके अनन्तर होम है । प्रतिदिन चेत्ययज्ञ वाला गृहस्थ प्राटिदिन 
इष्ट देवो का यजन करके अभीष्ट अथ का चयन करता है । उसके नित्य 
प्रति वे चेत्य है~ गणपति-स्क न्द सूय-सरस्वठी-गोरी-गौरीपति~श्री 
पति श्री अथवा अन्य जो कोई भी देव अभिमत होवे यथारुचि अथवा 
सभी देवो का यजन किया जाता है /कुछ लोग गणपति, आदित्य, शक्ति, 
अच्युत और शिव-इन पाँच ही देवो का प्रतिदिन यजन किया करते है उन 
देवो को जल मे अथवा अग्नि मे सूय मे अपने हृदय मे-स्थण्डिल मे अथवा 
प्रतिमाओ मे यजन करे । अक्षणिका प्र तमाओ मे आवाहन और विसजन 
नही होता है । अपनी आकृति वाली प्रशस्त प्रतिमाओ मे देवता नित्य ही 
से निहित रहा करते है । जो अस्थिरा है उनमे विक्रल्प होता है । स्थण्डि 
मे तो दोनो ही बाते होती है । प्राड मुखी प्रतिमा को उत्तर की ओर मुख 
वाला होकर ही यजन करना चाहिए । अन्यत्र प्र ड मुख होता हुआ सभी 
ससार से युक्त होकर यजन करने के भवन मे गमन करे । द्वार देश 
मे स्थित होकर हाय की तीन तालिया बजावे और यह विद्वान्‌ को बहा 
पर कहना चाहिए कि-जो प्राणी हो गये और जो भूमि मे सस्थित है तथा 
प्राणी विघ्नो के करने वाले है,वे सब भगवान्‌ शिव की आज्ञासे अपक्षपंण 
करे तथा नष्ट होजावे फिर अन्दर प्रवेश करे । “येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते 
पयएवापित्रे निम्न देवाय कृष्ण,-इसका जप करके शुचि आसन पर हे पृथ्वि! 
आपने लोको का धारण किया है और हे देवि | आपको भगवानु विष्णु ने 
धारण किया था हे देवि ! अब आप मुझको धारण करो और आसन को 
पवित्र करो । यह कह कर आसन पर उपविष्ट हो जावे । आचमन करके 
आयत प्राण होता उआ सडुल्प करके शुद्ध शख आदि पात्र को जल से 
प्रणव के द्वारा पूर्णं करके गन्ध अक्षत पुष्पो का प्रक्षेप करके सावित्री से 


हृितोयो$ध्याय ] [ २०७ 


अभिमत्रित करना चाहिए । तीर्थो का आवाहन करके पवित्र पुष्यो से 
अभ्यचन करे और उस उदक से 'आगोहिष्टामय भुव “इन ऋचो से 
अपने आपका ~ आयतन का और यजनाङ्की का अभ्युक्षण करना चाहिए 
क्रियाद्खोदककुम्भ का गन्धादि के द्वारा अभ्यर्चन करके उम उदक से 
अवध्य करे। अन्त मे नम '--यह लगा कर नामो से अथवा तन्लिङ्ग 

मन्त्र से क्रम से उपचारो को निवेदित करना चाहिए । पुष्योदक के द्वारा 
पाद्य और अध्व देवे । अन्य पात्र से ग वाक्ष1 कुसुमो को तिवेदित करे । 
आवाहन आसन-पाद्य अघ्य आचमनीय स्वान--आचमन-वस्त्र-अआचमन~ 
उपवीत आचमन-गन्ध ओर पुष्प-धूप-दीप नेवेद्य-पानार्थ जल उत्तर आच- 
मनीय-मुखवास स्तोत्र-प्रणाम दक्षिणा और विमजन करे । जो सम्पन्न न हो 
उसे मन से ही सम्पादन करना चाहिये । आचमन पृथक उपचार नही है । 
प्रणाम स्तोत्राञ्ग दक्षिणादि विसजनाङ्ग है । इसके अनन्तर इनके मन्त्र 
बतलाय जाते है “गणाना त्वा गणपति हवामहे --यह गणपति का 
मन्त्र है । “कुमारश्रित्पितर व-दमानम्‌? इति-यह स्कन्द का मन्त्र है ।” 
“आकृष्णेन रजसा वत्त मान ' इति-यह आदित्य का मन्त्र है । “पावकी 
न सरस्वती इति -यह सरस्वती का मन्त्र है । “जातवेदसे सुनवाम 
सोमम्‌” इति--यह शक्ति का मन्त्र है। ज्यम्बक यजामहे' इति-यह 
रुद्र का मन्त्र है । गन्धद्वाराम्‌, इति यह श्री का मन्त्र है । 'इद विष्णुविच- 
क्रमे इति --यहे भगवान्‌ विष्णु का मन्त्र है । इस रीति से इन पोडश 
(सोलह) उगचारो को पोरुष सूक्त से ही प्रत्येक ऋचा से सर्वत्र ही प्रयुक्त 
किये जाते है । अन्य सावित्री मे-जातत्रेदस्या स-प्राजापत्या व्याहूति से 
अथवा प्रणव से करते है । वह यह देवयज्ञ प्रतिदिन गोदान के समान 
है, समस्त अभीष्ट मनोरथो का देने वाला, स्वग्य अर्थात्‌ स्वग प्रदान करने 
और अपवग्य अर्थात्‌ मोक्ष देने वाला होता है । इस कारण से नित्यप्रति 
करना चाहिए । उस इसको वेश्वदेव को हुत शेष अथवा पृथक्‌ अन्न से 
करे । इसके शेष से वश्चरेव को नही करना चाहिए। इसके अनन्तर 
इसक शेष से गुह देवताओ की ब्रलि द्वार मे पितामह रुद्र के लिये देवे । 
इसके उपरान्त गृह मे, पूव दिशा मे, प्रति दिशा मे नवग्रहो के सहित 


२०८ ] [ आश्चलायनगृद्यसत्रपरिशिष्टस्‌ 


इन्द्र के लिये वलभद्र के लिये यम और विष्णु के लिये-स्कन्द वरुण के 
लिये सोम सूय के लिये-अश्विनीकुमारो के लिये बसुगण के लिये भौर 
नक्षत्रो के लिये देवे । इसके अनन्तर प्रागादिमिति मूलो मे सिद्धि के लिये 
वृद्धि के लिये, श्री के लिये, कीत्ति के लिये, वरुणायो दधामे अश्विनी 
कुमारो के लिये, हृषदुपलो के द्यावा पृथिवी का, उलूखल मुसलो का करे 
इसके उपरान्त निकलकर भुमि मे जल का आप्तेचन करके श्वान चाण्डाल 
पतित और कीजो के लिये अन्न को भूमि मे फना देवे। जां भी भूत 
(प्राणी) बलि की इच्छा करते हुए दिवा प्रचरण करते है और वितुह के 
रेष्ठ है उन सबके लिये पुष्टि को कामना करने वाला मै बलि का आहरण 
करता हूँ । पुष्टि का स्वामी मुझ मे पुष्टि प्रदान करे । यदि रात्रि मे हो तो 
“नक्त वा बलिस'--पह बोलता चाहिये । इसके अनन्तर हाथ पेर घो ईर 
आचमन करे और घर मे प्रवेश करना चाहिए । 'शान्ता पृथिवी शिवड 
मन्तरिक्ष द्योर्नो देव्यभय नो अस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिश्ये न आगे विद्युत 
परिपान्तु विश्वत ' इति--इस का जप करके और अन्य स्वस्प्यपनो का 
जाप करना चाहिए । इसके उपरान्त मनुष्य यज्ञ पूवक भोजन करे 1१०] 
११ भोजनप्रकार । 

अथ भोजनविधिराद्र पादपाणिराचान्त शुचो रेश प्राड्‌ 

मुख प्रत्यड मुखो वोपविश्य भस्मना वारिणा वा 

हस्तमात्रे चतुरस्रमण्डले पात्रस्यमन्त प्रणवव्याहृतिपू- 

वया सावित्याऽभ्युक्ष्य स्वादोपितोमधोपितो इत्यभिमन्य 

स य ल्र्तेन परिषिञ्चामीति दिवा परिषिञ्चेहृत 

त्वा सत्येन परिषिश्वामीति रात्रावथ दक्षिणतो 

भुवि भूपतये भुवनपतये भूताना पतय इति 

नमोन्ते प्राक्सस्थ प्रत्यक्सस्थ वा बलि विकी 

हस्त प्रक्षाल्य समाहितोऽमृतोपस्तरणमसीत्यप 

प्राइय सव्येन पाणिना पात्रमालस्य, तजनीमध्यमाड- 

गुष्ठ प्राधाय मध्यमानामिकाङ्‌गुष्ठे रपानाय कनिष्ठि- 

कानामिकाड गृष्ठ वर्यानाया कनिषठिकातर्जन्यड गृष्ठं रुदा- 


द्वितीयोऽध्याय | [ २०३ 
नाय सर्वाड गुलौभि समानाय च मुखे जुट्टयात्सर्वाभि- 
रेव वा सर्वेभ्यो जुहुयादेव वाग्यतो भुक्त्वाऽमृतापिधान- 
मसीत्याविधान प्राइय शोधितमुखपादपाणिदिराचामेदेव 
भुञ्जानोऽग्निहोत्रफलमश्नुते बलपुष्टिमान्भवति सर्वमा- 
युरोति । ११। 
११--इसके अनन्तर भोजन विधिका वर्णन किया जाता है । भीमे 

हुए हायो वाला आचान्त होकर शुचि देश मे प्राइ्‌मुख अथवा प्रत्यड मुख 

होकर बेठकर भस्म से अथवा जल से एक हाथ भर के चतुरस्र मण्डल 
से पात्र मे स्थित अश्न को प्रणव और व्याहृूतियो के सहित सावित्री से 
अभ्युक्षण करके “स्वावीयितो मधोपितो” इससे अभिमन्त्रित करके 

“सत्यु नवर्तेन पारषिश्वामि” इससे दिन मेपरिषिच्चन करना चाहिए । 

"नुत रदा सत्येन परिषिञ्चामि इससे रात्रि मे परिषिञज्चन करना 

चाहिए । इमके अनन्तर दक्षिण की ओर भूमि मे “भूपतये भुवन पतये 

भूताना पतये” इमसे अन्त मे नम यह लगाकर प्राक्‌ सस्थ अथवा 
प्रत्यक्‌ सस्थ बालिका विकिरण करके हाथ को धोकर समाहित होकर 

“अमृतोपस्तरणपाश '। इस मन्त्र से जव का वाशन करक सव्य हाथ से 

जल का स्पश करके तजनी-मध्यमा और अडू ्ठ से "प्राणाय स्वाहा ' 

मध्यमा अनामिका और अङ्ग, स 'अपानाय स्वाहा -कनिष्ठिका-4नामिका 
और अगुष्ठ से व्यानाय स्वाहा कनिष्ठिका तजनी और अगुष्ठ से 

“उदानाय स्वाहा --सब अंगूलियो से समानाय स्वाहा मुख मे हनन करे 

अथवा सबसे सबके लिये हवन करना चाहिए । इस प्रकार से वाग्यत 

(मौन) होकर भोजन करके अमृतापिधान मसि इससे अपिधान 

करके शोधित मुख और हाथो वाला होकर दो बार आचमन करना 

चाहए इम प्रकार से भोजन करन वाला अग्नि होत्र का फल प्राप्त 

करता है--वल और पुष्टि वाला है पूरी आयु को पाता है 1११। 


१२ शयनादितिधि । 


अयास्तमिते सायसध्यामुक्तवदुपास्य होमवश्वदेवगृहब- 
ल्यतिथ्यचनाति कृत्वा यदि देवादितकर्माण्यकृतानि 


२१० |) [ आश्चलायनग्द्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


यावत्प्रहर यामिन्यास्तावत्क्रमेण सर्वाणि सौर वजे- 
यित्वा कुर्यादाक्कष्णीययैवाध्व दद्यादिति विशषोऽष्टमी 
चतुर्दशी भानुवार श्राद्धदिन तत्पूवदिन च वजयित्वा- 
ऽवशिष्टरात्रिषु नियमेनामात्यं परिवृतो लघु भोजन 
कृत्वा पत्न्या सह ताम्बूलादिसेवन कृत्वा सध्याया 
शून्यालये श्मशाने चकवृक्षे चतुष्पथे शिवमातृकायक्ष 
नागस्कन्दभेरवाद्य ग्रदेवगृहेषु धान्यगोदेवतिप्रास्निरूपा- 
णामुपरि वाऽशुचो देशऽशुचिराद्र वस्जगादी न नग्न 
शयन कुर्यात्‌ । रात्रीव्यख्यदायतीति सूक्त जपित्वा 
प्राकशिरा दक्षिणत [शिरा वा] शिरो वेष्टयत्वा देवता 
नत्वा स्मरण च कृत्वा वंणवदण्डमुदक पात्र च शयन- 
समीपे निधाय प्रक्षालितपाद शयन कुर्यात्‌ । प्रदोष 
परयामौ निद्रयाऽतिक्रम्याथ प्रभात इष्टदेवता मनसा 
नत्वा तदह कृत्य स्मृत्वा ध्मंशाखोक्तविधिना मूत्रपुरी- 
षोत्स ्गादि कुर्यात्‌ । १२। 


१२--इसके अनन्तर सूय के अस्तगत होने के समय मे उक्त के 
समान साय सन्ध्या को उपासना करकं होम वश्वदेव गृह बलि और 
अतिथियो का अभ्यचेत करके निवृत्त हावे । यदि दिन मे बताये हुए कम 
न किये हुए होवे तो यामिनी क॑ प्रहर तक क्रम से समस्त कर्मो को 
सौर कम को छोडकर करना चाहिए । आकृष्णीया से ही अध्य देवे- 
यह विशेष है कि अष्टमी चतुदशी-रविवार श्राद्धका दिन तथा उससे पूर्व- 
दिन को वजित करके अवशिष्ट रात्रियो मे नियम से अमात्या से परिवृत 
होता हुआ हल्का भोजन करके पत्नो के साथ ताम्बूल आदि का सेवन 
करके सन्ध्या मे शून्यालय मे श्मशान म-चकवृक्ष मे चौराहो मे शिव, 
मातृका, यक्ष नाग, स्कन्द, भरव आदि उग्रदेवो के गृहो मे-धान्य, गौ, 
विप्र देव और अग्नि रूप वालो के ऊपर अथवा अशुचि देश मे अपवित्र 
और ग्रीले वस्त्र और परो वाला तथा नग्न होकर कभी शयन नही 


द्वितीयोऽध्याय ] [ २११ 


करना चाहिए । “रात्रो व्यख्पहायति'' इम सूक्त फा जप करके पूव की 
ओर भिर वाला होमर दक्षिण की जोर घिर को वेष्टित करके, देवता 
को नमस्कार करे आर दव का स्मपण करे । वेणव दण्ड और जल का 
पात्र को शयन के समीप मे रखकर पेर धोकर शयन करना चाहिए । 
प्रदोप के वर यामो को निद्रा से अधिक्रमण करके प्रभात मे इष्ट दवता 
को मन से नमस्कार करके उसदिन मे किये जाने वाल कृत्यो का! स्मरण 
करे और फिर फम ताम्प्र में वणित विधि से मृत मल आदि का त्याग 
क्रे । 


१३ श्राद्धविवि । 
अथ श्राद्धानि । तान्थष्टौ । पूर्व्य पावणमष्टम्यन्वष्टक्य 
मासिमामि काम्यमाभ्युदयिकमेकोददिष्ट पावण चेति । 
पर्वामावास्या यत्र भव पावणम्‌ । तदाहितार्नि पिण्ड- 
पितृयज्ञो कृत्वा करीत्यनाहिताग्निस्तु तदितरेण व्यतिष- 
ज्यते यथाऽऽदां पिण्डपितृयज्ञो यावदिन्माधानादथ 
पावण ब्र द्वाणपच्छौच द्याच्छादनान्त पुन पितृयज्ञ आ 
मेक्षणानु+हरणात्पुन पार्वणमा तृप्तिज्ञानादथी भयशेष 
क्रमेण समापयेदित्येष व्यतिष ङ्गस्तमिममुदाहरिष्याम 
पितृयज्ञऽपराहणोऽग्निमुपसमाधाय, तस्येकमुट्मुक प्राक्‌- 
दक्षिणा प्रणयेद्ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमान' असुरा सन्त 
स्वधया चरन्ति। परापुरो निपुरो ये भरन्त्यस्निष्टॉ- 
ल्लोकात्प्रणुदात्वस्मादिति सोऽग्निरतिष्रगीतो भवति । 
तञ्चोपसमाधायोभौ ग्रादक्षिणा ग्रेदेमे परिस्तृणीया 
त्सव कर्मा णाह्व प्राग्दक्षिण गमयेत्‌ । अथोौपास- 
नाग्ने आगुदकप्रत्यम्वा प्राग्दक्षिणाग्नान्दर्भानास्ती येके 
कश पात्राणि प्रग्रृनक्तिचस्स्याली शूप रफ्यमुलूखल 
स्र व भ्रू वा कृष्णाजिन सक्षदाच्छिन्नामिध्म मेक्षण कम- 
ण्डलुमिति दक्षिणतो ब्रीहिशकट भवति । शूर्पे स्थाली 
प्रगृह्य दक्षत शकटमारुह्य स्याली ब्रोहिभि पुर- 


३१२ ] | आश्वलायनगृह्मस्त्रपरिशिष्टम्‌ 


यित्वा, शूर्पे निमुज्य शू पपतिताञ्शकटे प्रास्य स्थाली- 
स्थान्कुष्णाजिन उलूखल कृत्वा षत्न्यवहन्यादविवेचम- 
वहतान्सकृत्प्रक्षाल्यौपासने श्रपयेत्‌ । अर्वागतिप्रणीता- 
त्स्फ्येन प्राग्दक्षिणायता लेखामपहता असुरा रक्षासि 
वेदिषद इत्युल्लिख्य तामभ्युक्ष्य सकृदाच्छित्र न बहिषा- 
ऽवस्तीयं बिलीनानुत्पूतमाञ्य दक्षिणतो निधाय स्रवेण 
स्थालीपाकमभिघार्योदगुद्वास्य प्रत्यगतिप्रणीतादासाद्य 
दक्षिणतोऽभ्यञजनाञ्जनक्रशिपूपबहुणानि चतदन्त 
पिण्डपितृयज्ञ अत्वा पावणमारमेत । १३ । 


१३--इसके अनन्तर श्राद्धो का वणन किया जाता हे । श्राद्ध 
सख्या मे आठ होते है । पूर्वे -पावं ण-अष्टमी अन्वष्टका-मास मास मे 
काम्य-अभ्युदायिक एकोदिष्ट पावण है । पर्वे आमावस्या, उसमे होने 
वाला पावण होता है । वह आहिताग्नि पिण्ड पितृयज्ञ करके किया 
करता है । अनाहिताग्नि तो उससे अतिरिक्त के द्वारा व्यतियक्त 
होता है। जिस तरह से आदि मे पिण्ड पितृयज्ञ जब तक इध्मका 
आधान होता है । इसके अनन्तर पार्वण ब्राह्मण यच्छो चाद्य से आछादन 
के अन्ततक और पुन पितृ यज्ञ मेक्षणानुप्रहरण से पुन पार्वण तृप्ति ज्ञान 
तक है इसके अनन्तर उभय शेष के क्रम से समाप्त करना चाहिए । 
यह व्यतिषङ्ग है । उस इसका उदाहरण देंगे । पिता यज्ञ मे अपराहन' 
मे अग्नि का उप समाधान करके उसके एक उल्मुक को प्राक्‌ दक्षिण 
मे प्रणयन करे --'ये रूपाणि प्रतिनुञ्चमाना असुरा सन्त स्वधया 
चरन्ति। परापुरो निपुरो ये परमयग्निट्ॉल्लोका (प्रण्ड दात्व एतात्‌ 
इससे वह अग्नि अति प्रणीत रोता है। और उसका उपस छान करके 
दोनो प्राक्‌ दक्षिणाग्रदर्भो से परिवरण करना चाहिए 1 यहा पर सब्र 
ह को प्रागृदक्षिणा को ही समझना चाहिए । 


इसके अनन्तर औपासम अग्नि के प्राक उदक्‌ प्रत्थक्त्वा प्रादक्षिणाग्र 
दर्भो को आस्तरण करके एक एक पात्रो का प्रयोग करता है। चरस्थाली- 


द्वतोयो-ध्याय' ! १ २१, 


शुर्पे- रफ्यू-उलुखल-मुमल-सू व~ ध्र वा-क्ृुष्णांजन सकत आख्छिन्न 
इच्म मेक्षण-कमण्डलु-इति । दक्षिणन ब्रीहि शकर होता है शूप मे 
स्थाली को प्रगृहोत करके दक्षिण से शकट पर समारोहण करे १ स्थाली 
को ब्रीहियो से पूण करके शूप मे निमाजित करे और शूप मे पतितो 
को शकट मे रखकर स्थाली मे स्थितो को कृष्णानिल म उलुख्लल को 
करे ओर पत्नी अवहनन करे। अबिवेच अवहतो को एक बार प्रक्षालन 
करक ओषासन अग्नि मे श्रयण करना चाहिए “अर्वागति प्रणीता 
स्स्फ्येन प्रागूदक्षिणायतर लेखमयडता असुरा रक्षासिदेदिषद” इति-- 
उल्लेखत करके उसका अभ्युक्षण करे और सकृदाच्छिन्न वाह्‌ से अवस्तरण 
करके विलीनानुसुत आज्य को दक्षिण की ओर रखकर स्व से स्थाली 
पाक का अवधारण करक उत्तर को उद्घासित करे । प्रत्यगति प्रणीत 
से प्राक्त कर दक्षिण की ओर अन्यञ्जनाज्जन कशियूप बहुणो को चेतदन्न 
पिण्डपितृ यज्ञ को करक पार्वण का आरभ्भ करे ।१३। 


१४ ब्राह्माणसख्यानियमादि । 


अथ हविररहान्ब्राह्मणान्देवे दौ त्रीन्पित्र्या एकेक वोमयत्र 
शक्तावेकस्यानेकान्वा काले निमन्त्रितान्स्वागतेनाभि 
पूज्य प्राच्या शुचौ गृहाजिरे गोमयाम्भसा चनुरस्रमुत्तर 
चतु ल दक्षिणो मण्डनद्वयमुल्लिख्य प्रागग्रान्दर्मान्सयवा 
नुत्तरेणास्य दक्षिणाग्रान्सतिलानितरत्रोभे अभ्यच्यं 
ब्राह्मणा यथोद्दश यथावाक्य पित्र्ये ज्यायासो देवे 
कनीयास उमयत्र दक्षिणेन विचियुज्याथ प्रत्यड मुख 
उत्तरे मण्डले दैवनियुक्तयोर्यवाम्भसा पाद्य दत्त्वा 
शुद्ध न शनोदेव्या पादान्परक्षाल्य दक्षिणे चेतरेषा प्राची- 
नावीती तिलाभ्भसा पाद्य दत्त्वा तथेव क्षालयेत्‌ । 
अथ तानुदर्हिराचान्तानुदिष्टरूपान्ध्यायन्परिश्रिते दक्षि- 
णप्रवण उपलिप्त गृहे दैवे प्राडमुखावुदगपवर्ग दक्षिणत 
पित्र्य उदड मुखान्प्रागपवर्गानुपवेश्याऽऽचान्तो यज्ञोप- 


२१४ | [ आश्वलायनगृह्मसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


वीती प्राणानायम्य कम सङ्ऋल्प्य देवे सर्वमुपचारमुदड_- 
म॒खो यज्ञोपवीती प्रदक्षिण कुर्या त्पित्र्ये प्राग्दक्षिणामुख 
प्राचीनावीती प्रसब्यमथ तिलहस्त 'अपहता असुरा 
रक्षामि पिशाचा ये क्षयन्ति पृथिवीमनु । अन्यत्रेतो 
गच्छन्तु यत्रतेषा गत मन ' इति सवतन्तिलरवक्रीया- 
दीरतामवर उत्परास इति जपित्वा दर्भाम्भसाऽन्नान्य- 
भ्युक्ष्य गयाया जनार्दन वस्वादिरूपान्पितृ श्र ध्यात्वाऽथ 
प्रथम देवे ब्राह्मणहस्तयोरपो दत्त्वा युग्मानृजून्प्रागग्र!- 
न्दर्भान्विश्वेषा देवानामिदमासनमित्येककस्थाने दक्षि- 
णत प्रदायाणो दद्यात्‌ । एव सर्वोपचारेष्वाद्यग्तयोरपो 
दद्यात्‌ । अथाभ्युक्षिताया भूवि प्रागग्रान्दर्भानास्तीय 
तेषु न्यग्बिल पात्रमासाद्योत्तानयित्वा तस्मिम्प्रागग्रे दभ 
युग्मार्न्ताहते अप आसिच्य श नो देव्या अनुमन्त्र्य 
' यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसथुत । निर्णोद 
सर्वंपापाना पवित्रमुषिभि स्मृतमिति ' यवातीप्य 
गन्धादीनि च क्षिप्त्वा देवपात्र सपन्नमित्यभिमृश्य «व- 
हस्तो विश्वान्देवानावहृयिष्यामीत्युक्त्वा ताभ्यामावाह 
येत्युक्त ' पश्वे देवास आगतेति ' पादादिमूर्घान्त सढ - 
सस्थितयोयवानवकीय ' आगच्छन्तु महानागा विश्व 

देवा महाबला । ये अत्र विहिता श्राद्ध सायवाना 
भवन्तु ते ' इत्युपस्थाय स्वाहार्ध्या इत्मपथमुमया सक्ग- 
निवेद्याय प्रत्येक प्रथममन्या अपो दत्त्वाऽ्ध्यादर्घ्यमा- 
दायेद वो अर्घ्यमिति दत्त्वा “या दिव्या आप पयसा 
सबभूवूर्या अन्तरिक्ष्या उत आयिवीर्या । हिरण्यवर्णा 
यज्ञियास्ता न आप शिवा झ स्योना भवन्तु ' इत्यनु- 
मच्त्र्येव द्वितायस्यापि शष दत्त्वाऽनुमन्त्र्य गन्ध पुष्प 
धूपदी पानुभयोद्वि्दत्वाऽऽच्छादन दद्य।त्‌ । अथार्चनविधे 
सम्पूर्णता वाचयित्वा पित्रचनायामनुज्ञात प्राचीना- 


ड्रितीयोश्ध्याय ] | २१४ 


वीतो प्रादक्षिणाभिभुख पित्रचेन कुर्यात्‌ । १४। 


१४---इसक्र अनन्तर हवि क योग्य ब्राह्मणी को जो देव कार्य दो 
तीन और पित्र्य कम में एक-एक अथवा दोनो जगह अथवा शक्ति होने 
पर एक के अनेको समय पर तिमन्तितो को स्वागत क द्वारा अभिपूजन 
करक पूव दिशा मे पवित्र गृह के आगन मै गोमय जल से चतुरस्र 
उत्तर वत्तुल दक्षिण मे दो मण्डलो का उल्लेखन करे और प्रागग्र दर्भो 
को यवो के सहित उत्तर की ओर इसके दक्षिणाग्रो को तिलो के सहित 
इतरत्र दोनो को अभ्यर्चन करके ब्रह्मा के द्वारा उद्देश के अनुसार 
पित्र्य कम मे ज्यायान अर्थात्‌ ब? दव कम मे और कनीयान अर्थात्‌ छोट 
दोनो कर्मो मे दक्षिण भाग मे विनियुक्त करके प्रत्यटमुख होते हुए 
उत्तर मण्डल मे दैव नियुक्तो को यत्र सहित जल स पाद्य समर्पित करके 
शुद्ध जल से “शन्नो देव्या” इस मन्त्र मे पेरोको धोकर और दक्षिण 
से इतरो का प्राचीनावीती होकर तिलो से युक्त जल से पाद्य देकर उमी 
प्रकार से प्रक्षालन करता चाहिए । इसके अनन्तर उत्तर की ओर दो 
बार आचमन किये हुए उदिष्ट रुप वाले उनको ध्यान करते हुए 
परिश्रित-दक्षिण प्रवण-उपलिप्त गृह मे दव कम मे पूव की ओर मुखो 
चालो को उदगम वग और पित्र्य कम म दक्षिण मै उदड्मुख प्राग 
पवर्गो को त्रिठाकर आचान्त, यज्ञोपवीती प्राणायाम कर करके तथा कम 
मे मम्पूण उपचार को उदड मुख और यज्ञोपवीती होकर प्रर्दादाण करना 
चाहिए । पित्र्य कमे मे प्राग्दक्षिणा सुख होकर प्राचीनावीती हाथ में 
तिल लेकर प्रसव्य हो “अपहता असुरा रक्षासि पिशाचा ये शयन्ति 
पृथिवी मनु । अन्यत्रे तो गच्छन्तु यत्र तेषा गत मन” इस मन्त्र से सब 
ओर तिलो का अवकिरण कर ' उदीरता भवर उत्परास्त इसको जप 
करे और दर्भ युक्त जल से अघो का अभ्युक्षण करना चाहिए । गया मे 
जनादन का और वसु आदि रूप पितुगण का ध्यान करे । 


इसके अनन्तर सव प्रथम देव कम मे ब्राह्मणो के हाथ मे जल 
देकर दो ऋजु, प्रागग्र दर्भो को 'विश्वेषा देवानामिदमासतम्‌' यह कह 


२१६ । । आश्वल,यनगृह्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


कर एक एक स्थान म दक्षिण की ओर देकर जल देवे । इसे रीतिस 
सभी उपचारो मे आदि और अन्त मे जत देना चाहिए । इसके उपरान्त 
अभ्युक्षित भूमि मे पृं की ओर जिनके अग्रभाव होव ऐसे दमा का 
आस्तरण करते उन पर न्यम्विल पात्र को रखकर उत्तान कराकर 
उस पर प्राजग्र दो कभ के भन्तहित मे जलका भासेचन कर शर्तों 
देव्या” इस अन्त्र स अनुपन्त्रित करे । फिर ”मवोऽमि धान्य राजो वा 
वारुणो मधुसयुत , निर्गोह सव फाफण्ना पवित्र मुपिभि" स्मृतम्‌” इस 
से यवो का वपन कर गन्वादिक का कोगण करे । देवपात्र सम्पन्न हो 
गया है - ऐसा अभिमशष वारके यक हाथ मे लेकर विश्वेदेवों का 
आवाहन करू गा--यह कह कर उन दोनो से आवाहन करी-एऐमा कहते 
पर ' विश्वेदेवास आगता” इमसे पाद से आद लेकर मूर्धा के अन्त 
तक सव्य मे को झस्थितो यको का अर्वाकरणकर ' आगच्छन्तु महाभागा 
विश्वेदेवा महाबला । ये अत्र विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते 
इससे उपस्थान फर “स्वाहाघ्या” इससे दोनों को अध्य एक बार 
निवेदित करके पत्येऊ को अन्य जल दकर “अर्घ्या दघ्य मादाप्रेद वो 
अध्यम्‌” इससे देएर “या दिव्या आप पेयसा सवभूदर्या अन्तरिक्ष्य ) 
उत पाथिवीर्या । हिरण्य वर्णा यज्ञिया स्ता न आप शिवा श स्योना 
भवन्तु” इससे अनुर्मा त्रत करे इभी प्रकार से द्वितीय को भी शेष देकर 
अनुमन्त्रण कर मन्ध पुष्प धूप दीपो को दो वार दवे और आच्छादन 
दैना चाहिए । इसके अतन्तर भचनविधि क, सम्पणता का वाचन 


कराकर पित्रचना मे अनुज्ञात हं।त। हुआ प्राचीच गळती प्राम्दक्षिपा्ि- 
मुख होकर पित्रव न करना चाहिए ॥६४॥ 


१५ गन्धाद्य पचार पिण्डपितृयज्ञान्त कर्म च । 

पित# पितामह, प्रपितामह इति त्रयस्तेषा प्रत्येकमेक द्व 
बहुवद्वा निदेश कुर्यात्‌ । अपो दत्त्वा दर्भान्द्विगुण भुग्ना त- 
युर्ममान्दक्षिणाग्रानेवगात्रनाम रूपाणापितृणा मिदमासन- 
मित्येवमासनेपु सब्यतादद्यादुक्तमफोदानम्‌ । अवभुवम- 
भयुक्ष्यदक्षिण ग्रान्दर्भानास्तीय त्रीणि तेजसाइ्ममृन्मयानि 


द्वितीयोऽध्याय ] [ 


पात्राण्यभाव ए7द्रव्याणि वा न्यग्थिलानि प्राग्दक्षिणा- 
पवग निधायोत्तानानि कृत्वा, तेपु तेष्वयुग्मद 
भान्तिहितेष्वप आसिच्य त्रीण्यपि सकृच्छ नो देवो- 
रित्यनुमन्त्रय 'तिनाऽमि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिमित । 
प्रत्नववल्क प्रत्त स्वधया पितृनिमॉह्लोकान्ध्रीणयाहि 
न स्वधा नम ' इति पुथबित्रषु तिलानोप्य गन्धादी- 
च्क्षिप्वा पितृपात्र सपन्नमित्येव तानि यथालङ्ग- 
मभिमृश्य तिलहम्तो यथालिङ्ग पितृन्पितामहान्प्रपिता 
महानावाहयिष्यमीत्युकत्वा, तेराव हयेत्युक्त मूर्धादिपा 
दान्त दक्षिणाद्भसस्थरेककम्मिन्नुशन्तस्त्वा निघीम- 
हीति तिलानवकीय 'आयन्तु न पितर सोभ्यास' 
इत्युपस्त्ायाथोपवीती स्वधा अर्घ्या इति पूवमर्थ्य 
निवेद्यान्या अपो दत्त्वा सशेषमघ्यमादाय दक्षिणोन 
पाणिया सव्योपगृरीतेन ' पितरिद ते अर्ध्य पिताम- 
हेद ते अध्यस्‌ ' इति पितृतीर्थेन दत्त्वा प्रत्येकम्‌ * या 
दिव्या आप इत्यनुमन्त्रयेत । उभयत्रेकेकब्राह्मणपक्षे 
देवे सवमध्यमेकस्म दद्य त्पित्र्येकमेस्म निवेद्य पुनर- 
न्याब्दानपूर्वं त्रीण्यपि तस्मा एव दद्यात्‌ । अर्थेक्स्ये- 
कस्यानेकपक्षे यावन्त एककस्य तेभ्यस्तेभ्य एकक 
तत्पात्र सक्रभ्चिवद्याध्यमेकक तावद्वा विगृह्य दद्यान्नतु 
प्रत्येक पात्राणि कुर्यात्‌ । अथेतराघ्यशेषानाद्यपात्रा- 
ध्यशेबे च निनीय ताभिरद्धि पुत्र कामो मुखमनक्ति 
तत्पात्र शुचो देशे ' पितृम्य स्थानर्मास ' इति निधाय 
पितामहाघ्यपात्रेण निदध्यात्‌ । न्युब्ज वा तत्कुर्यात्‌ । 
अथ प्राचीनावीती गन्वााच्छादनान्त दत्त्वाञ्चेनविघे 
सपूणता वाचयेदेवमेतत्पार्वणस्य कृत्वा पुनरनन्तर्‌ 
पिण्डपितृयज्ञ कुर्यात्‌ 1६५। 


२१७ 


२१८ | अ'श्वलायनगृह्यसत्रपरिशिष्ट्म्‌ 


१५-पिता-पिभामह-प्रपितामह-ये तीन है उनमे प्रत्येक को एक दो 
अथवा वहुवन्‌ निर्देश करना चाहिए। जल देकर द्विगुण भुभ्त, अयुग्म, 
दक्षिणाग्र दर्मो को इथ प्रकार से गोत्र-ताम रूप वाले पितरो का इद 
मासनम्‌ । ऐसा कहकर सव्य भाग मे आसनो पर देना चाहिए। अयोदान 
कह दिया गया है । इसके अनन्तर भूमि का अभ्युक्षण करके दक्षिण की 
ओर अग्रभाग वाले दर्भो को बिछाकर तीन तेजस, अश्ममय और 
मात्रित पात्रा को अथवा अभाव होने१र एक ही द्रव्य से निमित पात्रो 
को न्यात्विल प्रसाद दक्षिणापवग रखकर उत्तान करे । उन उनमे अयुग्म 
दर्भोन्तिहितो मे जल का आपेचन करके तीनो को एक वार “शनोदेवी " 
इससे अनुमत्रित करके “निलोर्शन सोमदेत्यो भोजने देव निमित । प्रत्न 
वद्धि प्रत्त स्ववया पितृ निमाल्लोकान्प्राणया दि न स्वघा नम '' इस 
मन्त्र से प्रथक तीनो मे तिवो का वयन कर ग वादिक का क्षोपणकरे । 
पितृपात्र सम्पन हो गया यह कहकर उनको यथा लिङ्ग अभिमशण करे 
और हाथ मे तिल लेकर लिङ्ग के अनुपार पिता--पितामह और प्रपिता- 
महो को अवाहन कह गा यह कहकर उन ब्राह्मणो के द्वारा आवाहन 
करो--ऐसा कहने पर मूर्धा से आदि लेकर पादो के अत तक दक्षिणाङ्क 
सस्थ को एक-एक मे 'उश तस्त्वा निधी मही' इससे तिलो को फॅवाकर 
“आय तुन पितर सोभ्याम ' इस मन्त्र से उपस्थान करे । फिर उप- 
वीती होकर “स्वधा अर्ध्या इससे पहिले अघ्य को निवेदित करके अन्य 
जल देकर सशेप अध्य को लेकर दक्षिण हाथ से सव्योपगुहीत से “पित- 
रिद ते अर्ध्य पितामह इद ते जप प्रमितामहेद ते आयभू इस प्रकार 
से कहकर पितृनीय फे द्वारा देव और प्रत्येक को या दिव्या आप” इसस 
अनुमत्रित करना चाहिए । दोनो जगह एक एक ब्राह्मण के पक्ष मे देड 
कम मे सम्पूण अघ्य एक के ही लिये देना चाहिए । मित्य कम से तीनो 
पात्रो को एक को ही निवेदन करके पुन अन्य जलदान पुर्वक तीनो को 


उसी के लिये देना चाहिए । 
इतक अनन्तर एक क अनेक पक्ष में जितने एक एक के है उनके उन- 


के लिये एक एक उस पात्र को एकवार निवेदन करके एक एक अध्य या 


द्वितीयोऽध्याय ] [ २१६ 


तब तक निप्रहण करके देवे प्रत्येक पात्रो को न करे । इसके पश्चात इतर 
अघ्यं शेषो को आद्यपात्राध्य शेष मे निनयन करके उन जलो से पूत्र की 
कामना वाला मुख मे अनक्त करता है उम पात्र को शुचि देश मे पितृम्य 
स्थानमसि” इसको कहकर नियावित करे और पितामह के अध्य पात्र से 
निदध्यासन करे । अथवा न्युब्ज उसको करना चाहिए । इसके उपरान्त 
प्राचीनावीती गन्याच्छादनान्त देकर अचन विधि की सम्पूणता का वाचन 
करावे । इस प्रकार से यह पावण का करके फिर अनन्तर पिण्ड पितृ- 
यज्ञ करना चाहिए ॥१५॥ 


१६ अग्वोकरणादिकमं । 


अथ स्थालीपाकादन्नमुद्ध त्य घृतनावत्वाऽग्नौ करिष्या- 
मीति पृष्टा क्रियतामित्युक्त ऽतिप्रणीतेऽग्न। विष्ममुपसमा- 
धाय मेक्षणनाऽदायादानसपदा जुहुयात्‌ । “सोमाय 
पितृमते स्वधा नमाऽग्नय कव्यवाहनाय स्वधा नम 
इति स्वाहाकारेण वा पूवमग्नि यज्ञोवोती मेक्षण- 
मनुप्रहरेदित्येतावत्यिण्डपितृयज्ञस्याथ पुन पावणस्य 
भोजनाशयेषु दवे चतुरस्र मण्डले पित्र्ये वृत्तानि 
गोमयेनोपलिप्य सयवान्सनिलाश्व दभन्त्रस्य तेषु 
दत्रे सौवर्ण पित्र्ये राजतान्यभावे तदवसुष्टानि तजमानि 
वा पात्राणि निधायाऽऽज्येनो पस्तीर्याच्चानि परिविष्य 
पितृरात्रान्ने षु हुतशेष दत्त्वा दर्भ पात्राण्युपर्येधश्च।- 
भिगृह्याथ देवेऽच्न साविव्याऽभ्युक्ष्य तृष्णी परिषिच्य 
“पृयिवी ते पात्र द्यौरपिधान ब्राह्मणस्त्वा मुखेऽ- 
सृत जुहोमि ब्राह्माणाना त्वा विद्यावता प्राणा- 
पानयोजु होम्यक्षितममि मामेक्षेष्टा अमुत्रामुष्मि 
ल्लौँके ' इत्यभिमन्त्र्य, इद विष्णुविचक्रम इति ब्राह्मण- 
पाण्यङ्ग ष्ठ ' विष्णो हव्य रक्षस्वेति ' निवेश्य यवोद- 


२२० ] [ आश्वल।यनगृह्मसुत्रपरिंशिष्टम्‌ 


कमादाय 'वेश्व लेवा देवता इदमन्न हविरय ब्राह्मण 
आहवनीयार्थे इय भूमिगयाऽय भोक्ता गदाधर इदमन्न 
ब्रह्मणो दत्त सौवणपात्रस्यमक्षय्यवटच्छ'येयमस्‌ इत्युक्वा 
विश्वभ्यो देवेभ्य इदमन्नममृतरूप परिविष्ट परिवेक्ष्य- 
माण चाऽऽतृप्र स्वाहा! इत्युस्सृज्यव द्वितीयेऽपि दत्त्वा 
थे देवासो ठिव्येकादशस्थेत्युपस्थायाथ पित्र्ये प्राचीना 
वीती राजते स्वधाशर्ब्दावशेषणोन यथालिङ्गमुदिश्य 
“ ये चेह पितर ' इत्युपपस्थायाथोपवीत्यन्न षु मधु 
सापर्वाऽऽसिच्य सप्रणव्याहृति सावित्री मधुमती च 
जपित्वा ' मध्विति ' च त्रिरुक्त्वा पिठृननुस्मृत्या- 
पोशन प्रदाय ब्राह्मणान्यथासुख जुषध्वमिति 
भोजनायामिसुजेत्‌ । भु पनान्वश्चरेव रक्षोघ्नपित्रादीनि 
च श्रावयेत्‌ । अथ तृप्ताञ्ज्ञात्वा, “ मधृमतीरक्षन्नमी- 
मदस्ते ' श्रावयित्वा सपन्न पृष्टा सुसपन्नमित्युक्त 
भुक्तशेषात्सावर्वाणकमन्च पिण्डार्थ विकिरार्थं च 
प॒थगुत्द्धृत्य शेष निवद्यानुमते गण्डूष दत्त्वा तेष्वाचान्ते- 
ष्वनाचान्तेषु वा तदन्नशेषेण पिण्डान्निपृणीयात्‌ । 
यद्यनाचान्तेषु निपृणीझादचान्तानन्वक्ञ प्रकिरेत्‌। 


अथाऽऽचान्तषु निपःणमनुत्रकिरेन्नतु पूर्वं निपरणा- 
त्प्रकिरेत्‌ ।१६। 


१६-इसके अनन्तर स्थालीपाक से अन्न को उद्धृत करके घृत से अक्त 
करे । 'अग्नो करिष्यामि” अर्यात्‌ अग्नि मे करू गा यह पूछकर जब 'करो' 
यह कहा जावे तब अति प्रणीत अग्नि मे इध्म का उप समाधान करके 
मेक्षण से लाकर अवदान सुम्पत से हवन करना चाहिए ।"सोभाय पितृ- 
मते स्वधा नमोऽग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नम इति-इससे अथवा स्वा- 
हाकार से यज्ञोपवीती पूव अग्नि को मेक्षण की अनुप्रहरण करे। यह 
इतना पिण्ड पितृयज्ञ का हे । इसके अनन्तर पुन पार्वण के भोजनाशयो 
मे देवक्म मे चतुरस्र मण्डल मे पित्र्य कम मे वृत्तो को गोमय से उप 


द्वितोयोऽध्याय ] [ २२१ 


लेपन करके पत्रो के और तिलो के सहित दर्भो को प्रासित करके उन पर 
सुवण निमित को और पित्र्य क्म मे चाँदी से निर्मितो को यदि इनका 
अभाव हो तो उस दशा मे तद शि अथवा तेजम पात्रो को रखकर आज्य 
स उपस्तीण करके और अन्नो का परिदेषण करके पित्रपात्रान्नो मे हुत 
शेष देकर दर्भो स पात्रो को ऊपर नीचे अभिग्रहण करे। देवकम मे 
सावित्री से अभ्युक्षण कर तूष्णी भाव स परिपिश्वन करके “पृथिवी ते पात्र 
द्योर पिधान ब्राह्माणस्त्ना मुखेऽमृत जुहामि ब्राह्मणाना त्वा विद्या रता 
प्राणापानयो जु होम्थ क्षितिमसि मामे श्रेष्ठा अमत्रामुष्मिल्लोके इससे अभि- 
मन्त्रित करके इद विष्णुविचब्र मे इससे ब्राह्माण क पाणि-अगुष्ठ को* विष्णो 
हृव्य रक्षस्व इस से निवेशित करे और फिर यतोदक लेकर “विश्वेदेवा 
देवता इदमन्न हविरय ब्राह्माण आहेत्रनीयार्थे इय भूमिगयाऽय भोक्ता 
गदावर इदमन्न ब्रह्मणे दत्त सौवण पातस्य मक्षय्य वटच्छायेयम्‌” यह 
कहुकर “ विश्वेभ्पो देनभ्य इदमन्नममृर रूप परिविष्ट परिवेक्ष्य माण 
चाऽऽनुप्ते स्वाहा इसमे उत्सजन करे । द्वियम भी देकर यै देवा 
सो दिव्ये का दशस्थ' इसख उपस्थान करके पित्र्यक्रम म प्राचीनावीती 
होता है । 


स्वधा शब्द के विशेषण मे लिङ्ग त्र अनुसार उद्देश करके “ये चह 
तवर ' इममे उपस्थान करके उपवीती होकर अन्नो मे मधु अथवा घृत 
का प्रासेचन करके प्रणव के सहित और व्याहृतियो के सहित सावित्री 
और मधुमती का जप करके “मध्विति इम को तीन बार व हकर 
पितृगण का अनुस्मरण कर आपोशन देकर ब्राह्मणो को सुखपूवक सेवन 
कीजिए यह कहकर भोजन के लिये अति सृजन करना चाहिए । भोजन 
करते हुए ब्राह्मणो को और वश्वदेव रक्षोघ्न पित्रादि को श्रावण 
कर!वे। इसके अनन्तर तृप्त हुओ को जानकर “मधुमती रक्षन्नमी मदन्तेति” 
श्रवण कराकर सथ्यन्नमू अर्थात्‌ सब ठीक है-यह पूछ कर 
“सुसभ्यन्नम्‌ -ऐसा उत्तर कहने पर मुक्त से जो शेष रहे उस अन्न से साव- 
वर्णिक अन्न को पिण्ड के लिये और विकिरण के क्वास्ते पृथक्‌ उद्धत 
करके शेप को निवेदन करके अनुमत होने एर गण्डूष होकर अर्थात्‌ कुल्ली 


२०२ | [ आश्चलायनगुद्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


कराकर उनके आचान्त होने पर अथवा अनाचा त रहने पर उस शेष 
अन्न से पिण्डो का निपरण करना चाहिए । यदि अनाचातो मे निपरण 
करे तो आचान्तो को अन्वन्न प्रकिरण करना चाहिए। इसके अनन्तर 
आचान्तो क निपरण के पीछे प्रकरण करे निपरण से पहिले प्राकरण नही 
करना चाहिए ॥१६॥।। 
१७ पिण्डदानादिश्राद्धशेषसमापनम्‌ । 
अथ पिण्डायंमुद्ध तमन्त स्थालीपाकेन सम्मश्च प्राचीना 
वीतो सकृदाच्छिन्नास्तृताया लेखाया त्रिषु पिण्डदेशेबु 
प्राग्दाक्षापवर्ग शुन्धन्ता पितर शुन्धन्ता 
पितामहा शुन्धता प्रपितामहा इति पितृतीर्थेन 
तिलाम्बु निनीय तेषु पिण्डान्पित्रादिभ्य एतत्ते विष्णो 
ये च त्वामत्रानु तेभ्यश्च इति पराचीनेन पाणिना यथा- 
लिङ्ग दत्त्वा तानु अत्र पितरो मादयध्व यथाभागमा- 
दृषायध्वम्‌' इति सक्कदनुमन्त्रय सव्यावृदावृत्यादड्‌ रुखो 
यथाशक्त्यायतप्राण प्रत्यावृत्य ' अमीमदन्त पितर 
यथाभागमावृषायोषतेति' पुनरभिमन्त्र्य च तच्छेष- 
माध्राय, पूबवत्पुनास्तिलाम्बुपिण्ड तेषु निनीय “ अमा- 
वभ्यड क्ष्वासावड क्ष्वेति ' यथालिङ्ग पिण्डेप्भ्यङ्ज- 
नाङने दत्वा वासो दद्याइशामूर्णास्तुका वा वथस्यररे 
स्वह्ल्लोम ' एतद्व पितरो वासो मा नो तो$न्यत्पितरो 
युड र्ध्वम्‌ ' इति । अर्थेतान्गन्धादिभिरचयित्वा 
प्राक्ञषिल --“ नमो व पितरइषे नमो व पितर 
ऊर्जे नमो व पितर शुष्माय नभो व पितरो घोराय 
नमो व पितरो जीवाय नमो व पितरो रसाय। 
स्वधा व पितरा नमो व पितरो नमो एता युष्माक 
पिटर इमा अस्माक जीवा वो जीवन्त इह सन्त 
स्याम ' इति 'मनोऽन्वा हुवामहे’ इति तिसृ- 
भिरुपस्थायाथ पिण्डस्थान्पतुन्प्रवाहयेत्‌ । 'परेतन 


द्वितीयोऽव्याय | २२३ 


वितर सोम्यासो गम्भीरेभि पथिभि पूविशेमि । 

दत्त्वायास्मस्थ द्रविणेह भद्र रायि च न सववीर 

नियच्छत ' इति । अग्ने तमद्य त्यौपासनाग्नि प्रत्येन्य 

यदन्तरिक्ष पृथिवीमृत द्या यन्मातर पितर वा 

जिहिसिम । अगननर्मा तस्मादेतत प्रमुञ्चतु करातु 

ममानहसम्‌ ' इति जपित्वा, अथ पिण्डान्नमस्कृत्य 

मध्यम ` वीर मे दत्त पितर ' इत्यादायाऽऽघत्त पितरो 

गर्भ कुमार पुष्कर खजम्‌ । यथायमरपा असत्‌ 

इतिपुत्रकाम प(नी प्राशयेन्नं तदशुभश्वाद्ध प्‌ कुयादप्स्वि- 

तरावतिप्रणीतेऽग्नो वा जुहुयात्‌ । गव वा ब्राह्मणाय 

वा दद्यात्‌ । अथ यज्ञपात्राणि द्विवदुत्सुजेत्‌ । उांद्रक्त 

तृण द्वितीय कुर्यात्‌ । एव पिण्डपितृयज्ञ समाप्याथ 

श्राद्धशेष समापयेत्‌ ।१७। 

१७ - इसक अनन्तर पिण्ड के लिप उद्धत अन्न वो स्थाली पाक मे 
समिश्रित करके प्रावीनावीठी एक वार आच्छिन्तास्तृता शाखाये तीन 
दर्शाये प्राग्दक्षिणा पवर्ग--'गु घ ता तितर शुधन्ता पितामहा", 
गुन्धन्ता प्रपितामहा ' यह पितृ तीथ से तिलाम्बु अर्थात्‌ तिलमिश्रित 
जज का निनयन करके उन पर पिण्डो को पिता आदि के लिय-- एतत्ते 
विष्णो ये चत्वामात्रानु तेभ्यश्च’ इससे पराचीन पाणि के द्वरा लिङ्ग के 
अनुसार देकर उनको “अत्र पितरो मादयध्व यथा भागमावृषायध्वम्‌' 
इससे एक बार अनुर्मान्त्रत करे सव्य वृदा वृति से उदडमुख होकर 
शक्ति के अनुसार आयत प्राण होवे ओर प्रत्यावृत होकर “अमी मदत 
पितरो यथा भागमावृषा यीषत' इसमे पून अभिमन्त्रण करके और 
उसके शेष का आवुरण करके पूव की ही भाति पुन तिलाम्बु£ण्ड को 
उनपर निनयन करे । “असावम्यडक्ष्वा सा वड़क्ष्वेति यथालिङ्ग पिण्डो 
पर अभ्यज्ञनाङ्गनादेकर वस्त्र देना चाहिए अथवा दशाूर्णास्तुका को अपर 
वय मे स्वहुल्लोम 'एतद्व पितरो वासो मानो तोऽन्टा तरो युड्ध्वम्‌' 
इस मन्त्र से देना चाहिए । 


२२४ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


इसके अनन्तर इनका गन्धादि के द्वारा अचन करे और प्राञ्जलि 
होकर-- नमो व पितर इषे नमो व पितर ऊर्जे नमो व पितर शुष्माय 
नम) व पितरो घोराय नमो व पितरो जीवस्य नमो व पितरो रसाय । 
सधा व पितरो नमो व पितरो नम एता युष्माक पितर इमा अस्माक 
जीवा वो जीवन्त इह सन्त स्याम” इति “ मनोऽ वा हुवा महे” इति 
इन तीनो से उपस्थान करके गण्डा मे ।स्थत पितरो को प्रवाहित कर 
देना चाहिए। “परतेत । पितर सोभ्यासो गम्भीरेभि पर्थिभि 
पूर्वणिभ । दत्वा यस्मभ्य द्रविणेह भद्र रयिच न सर्व वीर नियच्छत” 
इति हे अग्नि । उसको आज यह कह कर औपासन अग्नि के समीप 
आकर ' यदन्तरिक्ष पृथिवीमुत द्या यन्मातर पितर वा जि हि सिम । 
अग्निर्मा तस्मादेनस प्रमुञ्चतु करोतु मामनेहमम्‌” इम मन्त्र का जप 
करके इसके उपरान्त पिण्डो को नमस्कार करके मध्यम पिण्ड को “बीर 
मे दत्त पितर इममे लेकर आद्यव पितरो गर्भ कुमार पुष्कर ख्रजम्‌ । 
यथाय मरपा असत्‌ ' इससे पुत्र की कामना वाला पुरुष पत्नी को प्राशन 
करा देवे । यह दशम श्राद्धो मे नही करना चाहिए । दूसरो को जल मे 
अथव] अग्नि मे हवन कर देवे । गौ अथवा ब्राह्माण के लिये दे देना 
चाहिए । इसके उपरान्त यज्ञ पात्रो को द्विवत्‌ उत्सृष्ट कर देवे । उद्रिक्त 
मे तृण को द्वितीय करे ? इम प्रकार से पितु पिण्ड शज्ञ को समाप्त काके 
इसक अनन्तर श्राद्ध शेष का समापन करना चाहिए ॥१७।। 


१८ प्रकिरविकिरादि । 


अथ ब्राह्मणानाचमय्य यत्स।वर्वाणक पृथगुद्ध त तत्प्र- 
केराक्नमम्भसा प्रिप्लाव्योच्छिष्टाच्ते दर्भान्दक्षिणा- 
ग्रान्प्रकीर्य तेषु ' ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा ' इति 
तदन्न प्रकोर्य, 'येऽग्निदग्धा कुले जाता येऽप्यदग्धा 
कुले मम । भूमौ दत्तेन तृप्यन्त तृप्ता यान्तु परा गतिस्‌’ 
इति तिलाम्बु च निनीयाऽऽचामेत्‌ । अथ ब्राह्मणहस्तेष्वपो 
दर्भाश्च दद्यात्‌ । यवास्तिलाश्रावधाय पुनरपो दद्यादेष 
हस्तशुद्धि । अथ ब्राह्मणानभिवाद्योपबीयादस्मद्‌ण।त्र 


द्वितीयोऽध्याय ] { २२५ 


वधतामिति गोत्रवृद्धि वाचयित्वां पात्राणि चालयित्वा 
देवान्पितृ श्र यथालिङ्गमामन्तर्य स्वस्तीति ब्र तेत्यपो 
दद्यात्‌ । अथ देव दत्त श्राद्ध देवानामक्षय्यमस्त्विति 
ब्रतेति पृथग्‌ यवाम्बु दत्त्वा, पित्र्ये प्राचीनावीती 
दत्त श्राद्ध च पितृणामक्षय्यमस्त्विति ब्रतेति यथा- 
लिङ्ग तिलाम्बु दत्वा न्युब्ज पात्र विवृत्योपवीती 
ब्राह्मणोभ्यो मुखवासताम्बूला दि दक्षिणा च दत्त्वा तान्या- 
दावस्यद्भादिभि प्रियोक्तिभिश्च परितोष्य कमंसपूर्णता 
वाचयित्वा ३ स्वधोच्यतामिति चास्तु स्वघेति 
चोक्त्वा पितृपूर्वं विसजेयेत्‌ । तथा ३७ स्वघेति वाऽस्तु 
स्वघेति वा ब्रवन्त उत्तिष्ठ युविश्व देवा प्रीयन्तामिति 
देवब्राह्मणो विसृजेत्‌ । प्रीयन्ता विश्वदेवा इति ताभ्या- 
मुक्त पिण्डनिपरणदेश समृज्याक्षतान्प्रास्य तत्र शान्ति- 
रस्त्वित्युदकधारामासिच्य दक्षिणामुख प्राञजलि- 
स्तिष्ठन्‌ ' दातारो नोऽभिवधन्ता वेदा सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्बहु धेय च नोऽस्तु ' इत्यनेन 
वरान्याचेतेति पार्वणकल्प एष चास्य पिण्डपितृयज्ञेन 
व्यतिषद्ध एवमेवान्वष्टक्य पूवय मासिमासि श्राद्धानि 
नयेदस्ति हि तेषु पिण्डपितृयज्ञकल्प इति तत्र पूर्वद्य रेक- 
कतन्त्रस्था होममन्त्रा एस्योऽन्येषु चतुष्वाहिताग्नि- 
पार्वणे च पिण्डपितृयज्ञकल्पाभावात्‌ । अभ्यनुज्ञाया 
पाणिष्वेव इति ब्राह्मणाना पाणिहोमो भुक्तशेषेण 
वोच्टिष्टान्ते निपरण यथा ब्राह्माणानाच्छादनान्तेर- 
भ्यच्ये भोजनार्थादन्नादुद्द त्य सपिषाऽड कत्वा होमप्रश्न 
विवव ब्राह्मणपाणिषु दक्षिणाग्रान्दभानन्तर्धाय मेक्षणोन 
पाणिना वा तास्यामेव मन्त्राग्या हू हैं आहेती 
जुहोति सर्वेषु विगृह्य वेकंका नात्र मेक्षणानुप्रहरणम्‌ । 


२२६ | [ आश्वलायनगृह्यसत्रपरिशिष्टम 


यदि पाणिना जुहुयात्सव्येन चावदान सपादयेदथ 

भुक्तशेषेणोच्छिष्टान्ते पिण्डान्निपृणीयान्न हाग्ने तमद्य ति 

समानमन्यदेव प्रत्यन्दिकादीनि मासिश्चाद्ध यदि पर्वणि 

स्यात्पार्वण तदा तेन विकल्पते काम्य चेत्क्रियते तदा 

पावण मासिश्राद्ध च तेनेव सिध्यत । ५। 

१८--इसके अनन्तर ब्राह्मणो को आचमन कराकर जो सावेवणिक 
पृथक उद्धृत है उसको प्रकिरण करता हुआ जल से परिप्लावन करके 
उच्छिष्ट के अन्त मे दक्षिण की ओर अग्रभाग वाले दर्भो को प्रकीण करके 
उनपर“ये अग्निदग्धा ये अनग्नि दग्वा उस अन्न का प्रकिरण करके 'येऽस्नि 
दग्धा 'कुले जासा यऽप्य दग्धा कुले मम । भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ताय तु 
परागतिम्‌ इससे तिल मिश्रित जल को निनयन कर आचमन करे । इसके 
अनन्तर द्राहमणो के हाथो मे जल और दर्भो को देदेना चाहिए । यवो और 
तिलो को अवधारण कर पुन जल देवे-यह हस्त शुद्धि है । इसके उपरान्त 
ब्राटमणो का अभिवादन करके उपनीय हमारा गोत्र बढ़े-इससे गोत्र वृद्धि 
का वाचन कराकर पात्रो को चालित करी कर देवो को भौर पितरो को 
लिद्धानुसार आमन्त्रित करके 'स्वस्ति' यह बोलो यह कह कर जल देवे। 
इसके अनन्तर दैव कम मे दिया हुआ श्राद्ध देवो को अक्षय्य होवे-यह 
बोलो यह कह कर पृथक्‌ जल देकर पित्र्य कम मे प्राचीनावीती ओर 
दिया हुआ श्राद्ध पितरो को अक्षय्य होवे-यह बोलो-यह कहकर यथा लिङ्क 
तिलाम्बु देकर पात्र को न्युब्ज, त्रिवृत्योपवीती होकर ब्राहमणो के लिये 
मुख वास ताम्बूल आदि और दक्षिणा देकर उनको आदि मे अभ्यद्ध 
आदि से और प्रिय उक्तियो से परितुष्ट करके कम की सम्पूर्णता का 
वाचन कराकर “52 स्वधोच्यताम्‌” इति और “अस्तु स्वधा” यह कहकर 
पितृ पूवक विर्साजत करना चाहिए । 


“तथा 3 स्वधा इति बा अस्तु स्वधा-इति वा बोलते हुए उठें । 
“विश्वेदेवा प्रीयन्ताम्‌” इति य्ह कहकर देव भौर ब्राह्मण दोनो का 
विसर्जन करना चाहिए । “प्रीयन्ता विश्वदेवा ” यह उन दोनो के द्वारा 


द्वितीयोऽध्याय. } [ २२७ 


कहने पर पिण्ड निपरण देश को भली भाँति समाजित करके अक्षतो को 
डालकर वहा पर शान्ति होवे--यह कहकर उदक की धारा का आसेचन 
करे और दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला होकर हाथ जोड कर स्थित 
होता हुआ “दातारोनो$मि ववत्ता वेदा सन्ततिरेव च । श्रद्धाच तोमा 
च्यगमद्वहुतेयच नोऽस्तु'' इसके द्वारा वरो की याचना करं-यह पार्वण 
(लय हे शौर यह इसका पिण्ड पितृ यज्ञ से व्यतिषङ्ग है। इसी प्रकार 
स अन्तष्टक्य पूर्व्य मास मास मे श्राद्धो को करे । उनमे पिण्ड पितृ यज्ञ 
कल् हु --इति । वहा पर पूर्वेच्चु म एक तन्त्रस्थ होम के मन्त्र हैं । इनसे 
अन्य चारा मं आर आहिताग्वि पावण मे पिण्ड पितृयज्ञ कल्प का 
अभाव होता है । 
अभ्यनुज्ञा मे हाथो मे ही ब्राह्मणो का पाणि होम अथवा मुक्त शेष 
से उच्छिष्ट के अन्त मे निपरण यथा ब्राह्मणो को आच्छादनान्तो से 
अभ्यचित करके भोजनाथ अन्न से लेकर घृत से अक्त करे ओर होम 
प्रश्‍न के बिता ही ब्राह्मणो के हाथ मे दक्षिणा ग्रदभ्ये को रखकर मेक्षण 
से अथवा पाणि से उन्ही मन्त्रो से दो-दो आहुतियो के द्वारा हवन करता 
है । अथवा सब मे विग्रहण कर एक-एक का यहा पर प्रेक्षणानु प्रहरण 
नही होता है । यदि पाणि पे ही हवन करे और सव्य से अवदान का 
सम्पादन करना चाहिए । इसके अनन्तर मुक्त शेष से उच्छिष्टान्त मे 
पिण्डो का निपरण करना चाहिए । यहाँ पर “अग्ने तमद्य '' इति इसके 
समान नही है । इसी प्रकार स अन्यत्‌ प्रत्यब्दिकादि मासि श्राद्ध है। 
यदि पर्वे मे होवे तो पावण है, उस समय मे उससे विकल्प होता है। 
यदि काम्य किया जाता है तब पावण और मासिश्राद्ध भी उसी स ही 
सिद्ध होते है ।१८॥ 


१९ आभ्युदयिकश्राद विशेष । 


अथाभ्युदयिके नान्दीमुखा पिरत एककस्य युग्मा 
ब्राह्मणा अमूलदर्भा प्रदक्षिणमुपचारो यवैस्तिलाथ 


२२८ ] [ आश्वलायनगृह्यसूत्रपरि शष्टमु 


घाडमुखो यज्ञोपवीति कुर्याइृजुन्दर्भानासन दक्षिणतो 
दद्यादघ्य पात्राणि प्राक्सम्थानि स्यु । ' यवोऽसि 
सोददेवत्यो गोसवे देवनिमित । प्रत्वर्वाद्ध प्रत्त 
पुष्या नान्दीमुखान्पितुनमॉल्लोकान्प्रीणयाहि न 
स्वाहा ' इति यवावपन नान्दीमुखा पितर प्रीयन्ता- 
मिति यथालिङ्ग सकृदघ्य सिवेद्य नान्दीमुखा पितर 
इद वो अध्य मिति प्रत्येक विगृह्य दत्त्वाऽनुमन्त्रण 
द्विद्विगंन्धादि दद्यात्‌ । अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा 
सोमाय पितृमते स्वाहेति पाणिपूक्तवद्धोमस्तृप्त पुपाप्मै 
गायता नर इति पञ्च मधूमतीरक्षन्नमीमदम्तेति 
श्रावयेदनाचान्तेषु भुक्ताशयानुपलिप्य, प्रागग्रा- 
न्दर्भानास्तीय पृषयाज्यमिश्रण भुक्तशेषेणक्रस्य द्वो द्वौ 
पिण्डौ दद्यात्पूर्वेण मन्त्रेण नान्दीमुखेभ्य पितृभ्य 
स्वाहेति वा । यथालिङ्गमन्यदुदकेनानुमन्व्रणादीच्छन्ति 
नेह पिण्ड इत्यन्ये । सपिषि दध्यानयति, एवमेतत्पृषदा- 
ज्यमाह । सपन्नमिति विसुजेत्तदेतत्पु सवनादिष्वपत्य- 
सस्कारेषु, अग्न्याधेयादिषु श्रौतेष च पूर्तेषु च क्रियते 
महत्सु पूर्व्य स्तदहरल्पेषु तदिदमेके मातृणा पृथक्‌ 
कुर्वन्त्यथ पितृणा ततो तामामहानामिति त्रितय- 
मिच्छन्ति तस्माञ्जीबत्पिता सुतसस्कारेष्‌ मातृमाताम- 
हयो कुर्यात्तस्या जीवत्या(न्त्या) पितृमातामहयो 
कुर्यात्पित्रोजींवतोर्मातामहस्यं व॒ कुर्यात्रिष्‌ जीवत्सु 
न कुर्यात्रिषु जीवत्सु न कुर्यात्‌ 1१९) 
इसके अनन्तर आभ्युदयिक मे नान्दीमुख पितर एक-एक के युग्म 
ब्राह्मण, अमूल दर्भ, प्रदक्षिण उपचार, यवो से तिलो का प्रयोजन, प्राड - 
मुख, यज्ञोपवीती-इति~यह करना चाहिए । ऋजु दर्भो को आसन दक्षिण 
से देवे । अध्यं पात्रो की स्थिति प्राकसस्थ होनी चाहिए । "यवोऽसि 
सोम देवत्यो गोसवे देव निमित । प्रलवदिभ प्रत्त पृष्टया नान्दीमुखा 


आशलायनगृद्ययूत्रपरिशिष्टिम्‌ ] [ २२६ 


पितृ निमॉल्लो कान्त्रोणयादि न स्वाहा” इसमे भवो का आवपन नान्दी- 
मुख पितर प्रसन्न होवे--यह कह कर यथालिद्ध एक बार अघ्यं का 
निवेदन करके“नान्दीमुख! पितर इद वो अध्यम्‌ इसको कहकर प्रत्येक 
का विग्रहण कर अनुमत्रण कर दे और दो दो बार गन्यादि दैना चाहिए । 
अग्तये कब्य वाहनाय स्वाहा --सोमाय पितृमते स्वाहा--इससे हावो 
मे उक्तवत्‌ होम करे । “तूस यूपा स्मै गायता नर” ये पाँच “मघुमखी 
रक्षन्नमी मदन्त” इसका श्रवण करावे । अनाचान्त होते पर मुक्ताशयो का 
का उपलेपन कर प्राग दर्भो को आस्तरण कर पृषदाज्य मिश्र के द्वारा 
भुक्त शेष मे एक-एक को दो-दो पिण्ड देवे । अथवा पुर्व मन्त ते 'नान्दी- 
मुखेस्य पितृभ्य स्वाहा' इससे देना चाहिए 1 

अन्य विद्वान्‌ ययालिद्ध अन्य उदक से अनुभन्वणादि की इच्छा 
करते है और यहाँ पिण्ड नही चाहते हे । सपि (घृत) मे दधि का 
आनयम करना है । इस प्रकार से वर पृषदाज्य कहा है। सम्माननम्‌ 
इति-इससे विसजय करे । वह यह पु सवन आदि अपत्य सस्कारो मे और 
अग्न्याधेय आदि श्रौतो मे ओर मूर्तो मे किया जाता है । महानो मे पूर्व्य, 
अल्पो मे वह दिन वह यह कतिपय लोग मातृगणो का पृथक करते हे । 
इसके उपरात पितृगणो का और फिर मातामहो का त्रितय चाहते हे । 
इससे जीवत्पिता सुत के सस्कारो मे मातृमातामहादि दोनो का करे। 
माता के जीवित रहने पर पिता मातामह दोनो का करना चाहिए। 
माता-पिता दोनो के जीवित रहने पर केवल मातामह का ही करे। 
तीनो जीवित रहने पर नही करना चाहिए ॥१९॥ 


शांखायन गृह्यसूत्र 
प्रथमं सघ्याप 


।। अथ आवसथ्याधानम्‌ ॥ 


अथात पाकयज्ञान्‌ व्याख्यास्याम ।१। अभिसमावर्त्स्यं 
मानो यत्रान्त्या समिघमभ्यादध्यात्‌ तमरिनिमिन्धीत ।२। 
वेवाह्य वा ॥३। दायाद्यकाल एके ।४। प्रेते वा गुहपतो 
स्वय ज्यायान्‌ ।५। वेश।ख्याममावास्यायामच्यस्या वा 
।६। कामतो नक्षत्र एके ।७। पुरु पशुविट्कुलाम्बरीषबहु 
याजिनामन्यतमस्मादग्निमिन्धीत ।८। सायध्रातरेके 1९! 
सायमाहुतिसस्कारोऽध्वयु प्रत्यय इत्याचार्या ।१०। प्रात 
पूर्णाहुति जुहुयाद्वं ष्णव्यर्चा तूष्णी वा ।११। तस्य प्रादु 
करणहवनकालावग्निहोत्रेण व्याख्यातौ ।१२। यज्ञोपवो- 
तीत्यादि च सम्भवत्सवं कल्पेकत्वात्‌ 1 १३। तदध्याहु ।१४ 
पाकसस्था हवि सस्था सोमसस्थास्तथापरा । 
एक्रविशतिरित्येता यज्ञसस्था प्रकोतिता 1१५॥ 
इसके अनन्तर पाक यज्ञो की व्याख्या करगे ॥१॥ अभिसमा- 
ब्त न किये जाने वाले पुरुष को चाहिए कि जिस अग्नि मे अन्तिम जो 
समिधा हो उस का ग्रहण करे और उस अम्नि को धारण करना चाहिए । 
इससे अन्तिम अग्निकाय लक्षित होता है ॥२।। अथवा विवाह के समय 
मे होने वाली अग्नि को धारण करे ॥३॥ कुछ लोगो कामत हैकि 
, रायाय काल मे अग्नि को धारण करना चाहिए ॥४॥। गुहपति के प्रेत हो 
जाने पर जो भी सब से बडा हो वह स्वय करे तात्पय यह है कि पर्तोक्त 


प्रथमोऽध्याय } [ २३१ 


काल मे अग्नि का यदि आधान नही किया गया हो और गृह का स्वामी 
पिता के द्वारा आधान नही किये जाने पर जो भी ज्येष्ठ हो बही अग्नि 
का आधान करे। ब्र ह्मण क्षत्रिय और वश्यो मे ज्येष्ठ ब्राह्मण होता है। 
बह्‌ स्वय पाक यज्ञो को करता है और इतर वर्णो मे पुरोहित के द्वारा 
पाक यज्ञ करने चाहिए । इसी तात्पय के प्रकाशन के लिये यहाँ पर 
स्वय शब्द को ग्रहण किया गया है । अर्थात्‌ आभ्युदयिक पूवक उक्त 
योनि से अग्नि को लाकर चनुख्र मे सस्थापित करके सौ ब्राह्मणो के 
भोजन के साथ कर्म को समाप्त करना चाहिए ॥५। वैसाख मास की 
अमावस्या मे अथवा अन्य किसी मे आधान करे ॥६॥ कुछ मनीषियो का 
मत है कि स्वेच्छया नक्षत्र मे करे ॥७॥ वित्त बाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय- 
वेश्य हो उनके यहाँ से अग्नि का आहरण करना चाहिए ॥८॥ कुछ 
विद्वानों का कथन है कि सायङ्काल मे और प्रात काल के होने के समय 
मे करे ।।९॥ कुछ आचाय कहते है कि सायङ्काल मे समाहरण की हुई 
अग्नि का आहुतियो के द्वारा अध्वयु को करना चाहिए किन्तु इस प्रकार 
का आधान दो दिन मे होता है और अन्य आंधाच तुरन्त ही हो जाया 
करता है 11१०1 प्रात काल मे पूर्णाहति का हुवन करना चाहिए। 
अथवा चुप घाप तूष्णी भाव से वेष्णवी अर्चा करे॥११॥ उसके 
प्रादुष्करण और हनन करने के काल अग्निहोत्र के द्वारा व्याख्यात कर 
दिये गये हे ॥१२॥ और यज्ञोपवीती--इत्याद सब सम्भव एं» कल्प 
होने से ही होता है ॥१३॥। यह भो कहा गया है ॥१४ पाक सस्था- 
हवि सस्था सोम सस्था तथा दूसरी ये सब इक रीस है जोकि यज्ञ सस्था 
कोत, की गयां है ॥१५॥ 


॥ अथ ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
कर्मापवर्गे ब्राह्मण भोजनम्‌ ।१। वाग्न पवय श्रृतशीलवृत्ता- 
नि गुणा ।२। श्रृत सर्वानप्येति ।३। न श्र तमतीयातु ।४। 
अधिदेवमथाध्यात्ममधियज्ञमिति त्रयस्‌ । 
मन्त्रेषु ब्राह्मणे चेव श्र तमित्यभिधीयते ।५। 


२३२ | [ शाखायनगृह्यसूत्र 


क्रियावन्तमधीयान श्र्‌ तवृद्ध तपस्विनस्‌ । 

भोजयेत्‌ त सक्कद्यस्तु न त भूय क्रुदश्नुते ।६। 

या तितपंयिषेत्‌ काञ्चिह वता सर्वकर्मसु । 

तस्या उद्दिश्य मनसा दद्यादेवविधाय वै ।७। 

नैवविधे हृविन्यंस्त न गच्छेह वता कचित्‌ । 

निधिरेष मनुष्याणा देवाना पात्रमुच्यते ।=। 

कमें के अपवगं मे अर्थान्‌ अवसान में ब्राह्मणों का भोजन होता है । 
अर्थात्‌ जब कम समाप्त हो तो विप्रो को अन्त मे भोजन कराना चाहिए 
1! १॥ वाणी-रूप-पय-श्रुत-शील और वृत्त (चरित्र) ये गुण होते है। 
॥२॥ इन उपयु क्त गुणो मे श्रत गुण ही आदर करने के योग्य होता है 
जो कोई श्रृतवान्‌ हो उसी का आदर करना चाहिए क्योकि श्रत सब 
अन्य गुणो का अतिक्रमण करके रहा करता है। आपस्तम्भ ने भी यही 
बतलाया है कि श्रतवान्‌ का अपक्रमण नही करना चाहिए | श्रूत का 
कभी अतिक्रमण न करे ॥३-४॥ अधिदेव-अध्यात्म ओर अधियज्ञ-ये 
तीन है । मन्त्रो मे और ब्राह्मण मे श्रत-इस नाम से कहा जाता हैं 
॥ ५॥। क्रियावान्‌-आधीयान-श्रत मे वृद्ध-तपस्वी ब्राह्मण को ही 
भोजन कराना चाहिए । जिमको एक बार भोजन करा दिया है उसको 
पुन नही कराना चाहिए ॥६॥ जिस किसी देवता को समस्त कर्मोमे 
तृप्त करने की इच्छा रक्खे उसी देवता का मन से उद्देश्य करके इस 
उपयुक्त गुण से सम्पन्न ब्राह्मण को देना चाहिए ॥७॥ यदि इस प्रकार 
के ब्राह्माण को हवि का निन्यास नही किया गया हो तो कही पर भी वह 
उस देवता को प्राप्त नही होता है । मनुष्यो की यह निधि है जो देवो 
का पात्र कहा जाया करता हैहँ।।८। ' 


॥ अथ दर्शपूर्णमासौ ॥ 


अथ दशेपूर्णमासा उपोष्य ।१। प्रातयंत्रतन्महावृक्षाऽग्राणि 
सूर्यं आतपति स होमकाल स्वस्त्ययनतम सर्वातामावृ- 
तामन्यत्र निह शात्‌ ।२। सुमना शुचि शुचौ वरूथ्यदेशे 


प्रथमोऽध्याय ] [ २२३ 


पूर्णेविधन चरु श्रपयित्वा दशँपूर्णमासदेवताम्यो यथावि- 

भाग स्थालीपाकस्य जुहोति ।३। स्थालोपाकेषु च ग्रहणा- 

सादतप्रोक्षणानि मन्त्ररेवतास्य ।४। अवदानधर्माइच 1५। 

पूर्व तु दशंपूर्णेमासाम्यामन्वारम्भणीयदेवताभ्यो जुहुया- 

त्‌ ।६। आ पोणंमासाहृशस्यानतीत काल , आ दर्शात्पोणं- 

मासस्य ।७। प्रातराहुति चक्रे सायमाहुतिकालेऽत्ययान्म- 

न्यन्ते ।5। नियतम्त्वेव कालोऽग्निहोत्रे प्रायश्चित्तदशं- 

नाद्‌ भिन्नकालस्य 181 नित्याहुत्योत्रीहियवतण्डुलानाम- 

न्यतमद्धवि कुर्वीत ।१०। अभावेऽन्यदप्रतिषिद्धम्‌ 1११) 

तण्डुलाँर्चेत्‌ प्रक्षाल्यैके 1१२1 इतरेषामसस्कार ।१३। 

सायमग्नये प्रातस्सूर्याय ।१४। प्रजापतये चानूभशीस्तू- 

ष्णीम्‌ ।१५। प्राक्‌ प्रागाहृते समिधमेके ।१६। यथोक्त 

पथु क्षणस्‌ ।१७। 

इसके अनन्तर दशै और पुणमास को उपोषित करना चाहिए । 
प्रातः काल के समय मे बडे वृक्षो के अग्रभागो पर जहॉ कि सूय देव 
की किरणे आकर पड़ा करती है वही होम का समय अधिक स्वस्त्ययन 
करते वालः होता है। सब का आवृत है ऐसा अयत्र निदेश किया जाता 
है ॥१-२॥। सुन्दर मन वाला और शुचि होकर पवित्र वस्थ्य देश मे 
विधन चरु को श्रवण करके दर्श पूर्ण मास देवताओ के लिये स्थाली- 
पाक का विभाग के अनुसार हवन करता है ॥३॥ स्थालीव पाको मे 
मे ग्रहण--आसादन और प्रोक्षण मन्त्र देवताओ केलिये करे ॥४॥ 
और अवदान धम होते है ।।५॥ दश पूण मासो के पूर्व मे अन्वारम्भणीय 
देवताओ के लिये हवन करना चाहिए 11६॥ पोणमास मे लेकर दश का 
अनतीत काल होता है और दश से लेकर पौण माय का काल अतीत 
नही होता है ॥७॥ कुछ मनीपीगण प्रात काल मे आहुति को सायकल 
मे अत्यय से मानते है ॥5॥ अग्नि होत्र मे काल नियत ही होता हे 
क्योकि भिन्न काल का प्रायश्चित्त देखा जाता है ॥6॥ नित्य आद्तियो 
मे व्रीहि-यव~तण्डुल-इनमे ६ अन्यतम हवि करनी चाहिए ॥१०॥। 


RR) [ शाखायनगृह्यसूत्र 


प्रभाव मे अय सिद्ध होती है ॥६१॥ यदि तण्डुल ही हवि होतो 
उनका प्रक्षालन करके करे--ऐसा कुछ विद्वान मानते है । अन्यो के 
मत मे सस्कार नही होता है ॥१२-१३॥ सायकाल मे आन के लिए 
व प्रात काल मे सूर्य के लिये देनी चाहिए 1१४। प्रजापति के लिये दोनो 
मे तूष्णी भाव से देवे । कुछ विद्वानो का मत है कि पहिले प्राक्‌ आहुति 
की समिधा देने ।।१५-१६।। जेसा कि पयु क्षण कहा गया है। १७॥ 


।। अथ स्वाध्यायविधि ॥ 

उत्थात प्रातराचम्याहरह स्वाध्यायमधीयीत “अ द्या 

नो देव सवितरिति” द्व “अपेहि मनसस्पत इति सूक्तम्‌, 

ऋत च सत्य चेति” सूक्तम्‌, आदित्या अव हि ख्यतेति” 

सुक्तशेष , “इन्द्र श्र ष्ठानीति” एका, “हस शुचिषदिति” 

एका, “नमो महद्भ्य इति” एका, “यत इन्द्र भयामह 

इति” एका, “अध स्वप्नस्येति” एका, “यो मे राजः 

न्निति एका, “मयाग्ने वर्च इति” सूक्तम्‌, “स्वस्ति नो 

मिमोतामिति च पञ्च ।२। 

प्रात काल मे उठकर आचमन करके दिन प्रति दिन स्वाध्याय का 
अध्ययन करना चाहिए ॥ १।।“अद्यानो देव सवितरि ति ये दो हे । अणेहि 
मनस्यत'' इति--यह सूक्त है ।' ऋत च सत्य चेति” यह सुक्त है। 
“आदित्या अब हि ख्यतेति यह सुक्त शेष है । “इन्द्र श्र डानीति”--यह 
एक ऋचा है । “हस शुचिप्रद्‌ इति” यह एक ऋचा है “नमो महद्भ्य 
इति? यह एक ऋचा है। “यत इन्द्र भयामह इति" यह एक ऋचा है । 
“अघ स्वप्नस्येति’ - यह एक ऋचा है । “योमे राजन्निति यह एक 
ऋचा है । “ममाग्ने वच इति) --यह सूक्त है। ' स्वस्तिनो मिमीताम्‌ 
इति’ ये पाँच है ॥२ । 

॥ अथ कन्थालक्षणानि ॥। 
चत्वार पाकयज्ञा हुतोऽहुत प्रहुत प्राशित इति 1१। 
पश्चसु बहि शालाया विवाहे चुडाकरण उपनथने केशान्ते 


प्रथमा $व्याय [ २३५ 


सीमन्तोन्नयन इति ।२। उर्पालप्त उद्धतावोक्षितेऽग्वि 

प्रणीय ।३। निर्मेथ्येके विवाहे 1 उद्गयन आपूयमाण- 

पक्षे पुण्याहे कुमार्य पाणि गृह्णीयात्‌ ।४। या लक्षणसपन्ना 

स्यात्‌ ।६। यस्य अभ्यात्ममङ्गानी स्यु ।७। समा केशा- 

न्ता ।८। आवर्तावपि यस्ये स्यात्ता प्रदक्षि गौ ग्रीवायान्‌ 

।६। षड्‌ वीराञजनयिष्यतीति विद्यात्‌ ।१०। 

चार पाकयज्ञ होते हे--हुत--आहुत ~ प्रहुत प्राशित-ये चार 
प्रकार हे ॥ १॥। विवाह मे--चूडाकरण मे--उपनयन मे--केशान्त मे 
~—सीमन्तोपनयन मे पाँचो मे शाला के बाहिर करना चाहिए ।।२।। उप- 
तिप्त मे--उद्धता वोक्षित मे अग्नि का प्रणयन करे । कुछ विद्वानों का 
मत है विवाह मे निमथन करके करे ।।३-४॥ उदगयन मे आपूयमाण पक्ष 
मै पुण्यदिन मे कुमारी का पाणिग्रहण करना चाहिए ॥५॥ उसी कुमारी 
का पाणिग्रहण करे जो कुमारी लक्षणो से सम्पन्न होवे ॥६॥ जिस 
के अङ्ग अध्यात्म होवे। यहाँ पर आत्म शब्द से हृदय लिया गया है 
क्योकि उसमे ही अनुभव किया जाया करता है। कन्या के हृदय को 
अभिलक्षित करना चाहिए | हृदय के अभिमुख होने के ही समान जिम 

व्या के अङ्ग होवे-वे अङ्ग भी कधरा-नाभि—अङ्भाष्ठ उत्तरोष्ठ 

और नासिका है ।।७॥। जिस कन्या के केशो के अग्रभाग सम अर्थात्‌ 
अकुटिल हो उमी के साय उद्वाह करता चाहिए ,॥८॥ जिसकी ग्रीवा मे 
भ्रमर प्रदक्षिण हो अर्थात्‌ दक्षिग की जोर जाने बाले हो उसका तरण 
करे । ऐसी कन्या छै वीरो का जनन करेगी--ऐसा ही जानना चाहिए 
11९-१०॥ 


॥ अथ कन्यावरणम्‌ ॥ 


जायामुपग्रहीष्यमाणोऽनुक्षरा इति वरक्रान्‌ गच्छतोज्नु- 
मन्त्रयते ।१। अभिगमने पुष्पफलयवानादायोदकुम्भः््च 
।२। “अयमह भो इति त्रि प्रोच्य ‹३। उदिते प्राङ मुखा 
गृह्या प्रत्यड मुखा आवहमाना गोत्रनामाच्य नुकीतेपन्त 


२३६ | [ शाखायनगुद्यसूत्र 


कन्या वरयन्ति।४। उभयतो रुचिते पूर्णपात्रीमभिमृशन्ति 
पुष्पाक्षतयवहिरण्यमिश्राम-- 


“अना धृष्टमस्यानाधृष्टय देवानामोजो ऽनभिशस्त्यभि- 
शस्तिपा अर्निभशस्तेन्यम्‌ अञ्जसा सत्यमुप गेषम्‌ सुविते 
मा धा इति” 1५ “आन प्रजामिति त्वयि कन्याया 
आचार्य उत्थाय मूर्धनि करोति “प्रजा त्वयि दधामि, 
पञ्‌ स्त्वयि दधामि, तेजो ब्रह्मवचस त्वयि दधामी- 
ति” ।६। 


जाया को ग्रहण करने वाले अनृक्षर है--यह गमन करते हुए 
वरणो को अनुमन्त्रित किया जाता है । कन्या के वरण करने के लिये 
गमन करने मे मल्लिका आदि के पुष्प-नारिकेल प्रभृति फल--यव 
और जल का कलश आदि ग्रहण करके वरके पिता आदि जाया करते है । 
फिर आचार्य के सहित वर के पिता आदि सब कन्या के दाता के घर मे 
पहुच कर मण्डप मे स्थित होकर तीन बार 'मै यहा पर उपस्थित हू 
ऐसा ऊचे स्वर से कहता है । इसके पश्चात्‌ कन्या! के पक्ष वालो के 
द्वारा 'हमारी कन्या आप वर के लिये देनी है--ऐसा कहने पर कन्या के 
पक्ष वाले सब गद्य अर्थात्‌ घर मे रहने चाले बाल वृद्धो के सहित प्राइ - 
मुख होकर वहाँ बेठ जाते हे वर के पक्ष वाले आचार्य प्रत्यड मुख 
होकर स्थित होते हे । जो भी वहा पर आवहमान हे वे अपने गोती 
और नामो का अनुकीर्तत करते हुए ही कया का वरण किया करते हे । 
दोनो ओर से रुचत होने पर पूर्वोक्त पूण पात्रो को “आन प्रज्याम्‌”इस 
मन्त्र के द्वारा स्थापित वर पक्ष का आचाय किया करता है। बह पूण 
पात्री पृष्प-अक्षत-यव और हिरण्य से मिश्रित होती है । कन्या का 
आचार्य उठकर मूर्धा मे करता है और यजुर्वेद के तीन मन्त्रो को पढ़ते 
ही कन्या के मूर्धा मे आचाय किया करता है । उन तीन मन्त्रो का 
अथ है-- तुझ कन्या मे प्रजा को-पशुओ को और ब्रह्मवचस को धारण 
करता हू । 


प्रयमोऽध्याय ] [ २३७ 
॥ अथ प्रतिश्रृते होम ॥ 


प्रतिश्न ते जुहोति ।1६। चतुरत्ष॒ गोमयेन स्थण्डिलमुप- 
लिप्य ।२। पुर्वेयोव्विदिशोदेक्षिणा प्राचो पित्र्ये ।३। 
उत्तरा देवे ।४। प्राचीमेवेके ।५। उदकसस्था मध्ये लेखा 
लखित्वा ।६। तस्यं दक्षिणत उपरिष्टादू्ध्वामेका मध्य 
एकामुत्तरत एकाम्‌ ।७। ता अभ्युक्ष्य ।८। 
“अग्नि प्र णयामि मनसा शिवेनाऽयमस्तु सङ्ग मनो वसूनाम्‌ । 
मा नो हिसी स्थविर मा कुमार, शन्नो भव द्विपदे श चतुष्पदे” 
इत्यग्नि प्रणीय ।९। तूष्णी वा ।१०। प्रदक्षिणमग्ने सम- 
न्तात्पाणिना सोदकेन त्रि प्रमाष्टि तत्समूहनमित्याचक्षते 
।११। सकुदपसव्य पित्र्ये ।१२। 
प्रतिश्रुत होने पर हवन करता है ॥१॥ चौकोर स्थण्डिल को गोमय 
से उपलिप्त करे ॥२॥ पूव मे जो आग्नेयी और ऐशानी विदिशाऐ हे उन 
दोनो मे जो दक्षिणा पूर्वाग्नेयी विदिशा है उसको पिश्य कम मे मास- 
मास मे पितृगण को देवे-इत्याद मे पूर्वा की कल्पना करे | आग्नेयी मे 
पित्रपकम करने चाहिए देव कम मे उत्तरा को ग्रहण करे ॥३-४॥ 
कुछ विद्वानो का मत है कि देव कम मे प्राची को ही ग्रहण करना 
चाहिए ॥५॥ स्थण्डिल के मध्य मे उदक सस्था लेखा को लिबे। जो 
साग्निक हो वे खड्घ से ओर जो निरारिन हो उनको स्रव से लिखना 
चाहिए ॥६॥ उनके मध्य मे दक्षिण से उदीची को कुश के मूल आदि से 
एक सरल लेखा को लिखता है। उसके दक्षिण भाग से उसका निन्दन 
करते हुए ही उसके ऊपर प्राची मे तीन रेखाऐ लिखता हे । एक ऊपर 
को -एक मध्य मे और एक उत्तर को लिखे । उन रेखाओ का अभ्युक्षण 
करे ॥७ ८ फिर अग्नि प्रणयानि मनसा शवेनायमस्तु सङ्गमनो 
वसूनाम्‌ । मा नो हिती स्थविर मा कुमार शन्नो भव हियदे शस चतुष्पदे” 
-- इस मन्त्र का उच्चारण करके अग्नि का प्रणयन करे ॥€॥। अथवा 
चुपचाप करे । अग्नि के प्रदक्षिण मे चारो ओर जल के सहित हाय मे 


२३८ ] [ शाखायनगृह्यसूत्र 


तोन बार प्रमाजेन करता है उसको समूहन कहते है । पित्र्य कमं मे एक 
बार अपसव्य करे ॥१२॥ 


॥ अथ परिस्तश्णम्‌ ॥ 

अथ परिस्तरणस्‌ ।१। प्रागग्र कुशै परिस्तृणाति त्रिवृत्‌ 

पञ्चवृद्ढा ।२। पुरस्तात्‌ प्रथममथ पइचाद्‌ अथ पश्चात्‌ 

।३। सूलान्यग्र प्रच्छादयति ।४। सर्वाइचावृतो दक्षिण 

प्रवृत्तय उदकूसस्था भवन्ति ।५। दक्षिणतो ब्रह्माण प्रति 

छाप्य “भूभु व स्वरिति” ।६ सुमनोभिरलकृत्य ।७ 

उत्तरत प्रणीता भ्रणीय “को व॒ प्रणयती”' ति ।5। 

सव्येन कुशानादाय दक्षिणोनापनोति ।६। दक्षिण 

जान्वाच्य ।१०। सव्य पित्र्ये ।११। नाज्याहृतिषु नित्य 

परिस्तरणस्‌ ।१२। नित्याहृतिषु चेति माण्डुकेय ।१३। 

कुशतरुणो अविषमे अविच्चछिन्नाग्र अनन्तर्गभे प्रादेशेन 

मापयित्वा कुशेन छिनत्ति “पवित्रे स्थ इति” 1१४ द्वे 

त्रीणि वा भवन्ति ।१५। प्रागग्र धारयन्‌ “वेष्णव्याविति” 

अभ्युक्ष्य ।१६। कुशतरुणाभ्या प्रदक्षिणमग्नि त्रि पयु 

क्ष्य ।१७। “महीना पयोऽसीति आज्यस्यालीमादाय।१५। 

इषे त्वेति” अधिश्रित्य ।१६। “ऊज त्वेति” उदगुद्वास्य 

।२०। उदगग्रे पवित्रे धारयन्नङ्मुष्ठाभ्या चोपकनि- 

छिकाभ्या चोभयत प्रतिगृह्योर्ध्वाग्र प्रह्वे कृत्वाज्ये 

प्रत्यस्यति । “सवितुष्ट्रा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्र ण पवि 

त्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरिति 1२१॥ आज्यसस्कार 

सवत्र ।२२। नासस्कृतेन जुहुयात्‌ ।२३। स्न्‌ वे चाप “साव- 

तुवे इति” ।२४। ता प्रणीता प्रोक्षणीरच । २५। 

पहिले अग्र कुशाओ से त्रिवृत अथवा पञ्चवृतपरिस्तरण करता है।१- 
२। पहिले प्रथम को ओर इसके अन तर पीछे करे 1३) अग्रभागो से मूलो 
का प्रच्छादन करता है ।४। सब आवृत्त दक्षिण प्रवृत्तियाँ उदक सस्था 


प्रथमोऽध्याय ] [ २२९ 


होती हे इसके अनन्तर दक्षिण मे ब्रह्मान और कुगोत्तर उत्तर मे 
प्रणीताथ आसन कुशोत्तर देवे । इसके पश्चात्‌ कुशमय ब्रह्माको “भूभु व 
स्व ” इसमे प्रतिष्ठापित करना चाहिए और उसको पुष्पो से अलकृत क्रे 
।५-७। उत्तर की ओर प्रणीताओ का प्रणयन करे अर्थात्‌ प्रणीता पात्र 
को सोदक करके दर्भासन पर “को न प्रणयति इस मन्त्र से प्रणयन 
करना चाहिए । इनके पश्वात्‌ परिस्तरण होता है | सब्य प्राणि मे 
स्तरण योग्य पृथकक्कत पत्र कुशलादि को लेकर दक्षिण को जान्वाच्य 
करे । देव और पित्र्य मे वाम को करे | दक्षिण कर से कुशाओ का 
आकषण करता हुआ प्रागग्र उनमे अपवर्गतया अग्नि के आगे स्तरण 
करता है । फिर आगे विस्तृत कुश मूलो को आच्छादित करते हुए उसक 
पीछे स्तरण करता है ।5।११। आज्याहुतिगो मे नित्य परिस्त- 
रण नही होता है ।१२। माण्डूकेम कहता है । नित्याहुतियो मे होता है 
।१३। जिसका अग्र भाग अविछिन्न हो ऐसे अविपमकुशतरुण मे प्रादेश के 
द्वारा अन्तगभ मे माप करबे “ पवित्रेस्थ ” इस मन्त्र से कुशा से छेदन 
करता है ।१४। दो अथवा तीन होते है। प्राक्‌ भग्र मे धारण करते हुए 
“वेष्णव्याविति” इस मन्त्र से अभ्युक्षण करे ।१५-१६। कुश तरुणो से 
प्रदक्षिण अस्ति को तीन पयु क्षण करे। “ महाना पयोसीति” इस मन्त्र 
से आज्य (धृत) की स्थाली का ग्रहण करे 1१७ १८। ''ऊर्धे त्वेति” इस 
मन्द्र से चरु का उद्वास न करे ।१९-२०। उदगग्र पवित्री धारण करते हुए 
अगू ठो से और उग कनिष्ठकाओ से दोनो से प्रतिग्रहण करके ठर्ध्वाग्र प्रन 
मे करके आज्य मे प्रत्यसन करता है । “सवितुष्टा प्रसव उत्पन्नाम्य- 
च्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूयस्य रश्मिभिस्ति" यह मन्त्र है । आज्य 
(घृत) का सस्कार सवंत्र होता है ।२१-२२। कभी भी जिसका सस्कार 
नही हुआ है उस घृत से हवन नही करता चाहिए ।२३। सवितुवति”-- 
इस मन्त्र से खव मे आग लगावे ।२४। ये प्रणीता और प्रोक्ष्णी पात्र 
हैं ।२५। 


२४० ] | शाखायनगृह्यसूत्र 


॥ अथ आज्यहोम ॥ 
स्व पात्रम्‌ ।१। अर्थलक्षणग्रहणम्‌ ।२। सव्येन कुशाना- 
दाय दक्षिरोन मूले स्रव “विष्णो इस्तोऽसीति।३। स्र्‌_ 
वेणाज्याहुतीजु होति।४। उत्तरपश्चार्धादन्नेरारभ्यावि- 
च्छिन्न दक्षिणतो जुहोति “त्वमग्ने प्रमतिरिति” ।५। 
दक्षिपर्चार्धादग्नेरारभ्याविच्छिन्नपृत्त रतो जुहोति “यस 
येमे हिमवन्त इति ।६ आग्तेयमुत्तरमाज्यभाग सोम्य 
दक्षिणम्‌ ।७। मध्थेऽच्या आहुतय ।5। अग्निजनिता स॒ 
मेऽमू जाया ददातु स्वाहा ॥। सोमो जनिमान्त्स माऽमृया 
जनिमन्त करोतु स्वाहा । पूषा ज्ञातिमानन्त्स माऽमुष्ये 
पित्रा मात्रा ्रातृभिज्ञातिमन्त करीतु स्वाहेति ।£। 
नाज्याहुतिइच नित्यावाज्यभागो स्विष्टकृच्च ।१०। नित्या- 
हुतिषु चेति माण्डूकेय ।११। महाव्याहृतिसर्वेप्रायश्चित्त 
प्राजापत्यान्तरमेतदावापस्थानम्‌' १२।आज्येहविषि सव्ये 
पाणौयेकुशास्तानूदक्षिरोनाग्र सगृह्यमूले सव्येन तेषामग्र 
स्रवे समनक्ति मध्यमाज्यस्थाल्याम्‌ मूल च।१३। भथ 
चेतु स्थालीपाकेषु स्र च्यग्र मध्यस्त वेमूलमाज्य स्थाल्याम्‌ 
।१४। ताननुप्रहृत्य अन्नेर्वासोऽसीति।१५।तित्र समिधो$* 
याधाय।१६। यथोक्त पयुक्षणम्‌ ।१७। अनाम्नातमन्त्रार- 
वादिष्टदेवतासु अमुष्यै स्तराहाऽमुष्ये स्वाहेति जुहुयात्‌ 
स्वाहाकारेणशुद्ध न ।१५। व्याख्यात प्रतिश्र्‌ ते होमकल्प ।१६। 
स्नव पात्र है ।१। स्नूवादिक के जो लक्षण चिह्न परिमाण आदि हैं 
तथा जसा जिस पद का अथ अर्थात्‌ प्रयोजन है उसका ग्रहण है अर्थात्‌ 
जानना चाहिए । जिसका जहा पर जसा भी अर्थ हो उसका वेसा ही परि- 
णाम आदि करना चाहिए ।२। हाथ से कुशाओ को लेकर दक्षिण से 
“विष्णोहस्तो सीति” इस मन्त्र से मूल मे सरव को ग्रहण 
करे ।३। ख्व से आज्याहुतियो का हवन करता है ।४! उत्तर 
पक्षाध अग्नि के अभ्याविच्छिन्न दक्षिण से “ट्वमने घ्रमतिरिति'' -इस 


प्रथमोऽध्याय | [ २४१ 


मन्त्र हवन करता है ।५। दक्षिण पक्षार्ध अग्नि के अभ्याविच्छिन्न उत्तर से 
“यस्येमे हिमवन्त इति " इस मन्त्र से हवन करता है।६। आग्नेय 
उत्तर आज्य भाग सोम्य दक्षिण है ।७। मध्य मे अन्य आहुतिण होती हैं 
।८। “अग्निजनिता समेऽमू जाया ददातु स्वाहा”--“सोमो जमियान्त्स 
माऽमुया जनियन्त करोतु स्वाहा”-“पूषा ज्ञातिमानन्त्स मा मुष्ये पित्रा 
मात्रा ्रातृभिज्ञातिमन्त करोतु स्वाहा” इन मन्त्रो मे आहुतिया होती 
है । अन्याहुतियो मे अन्य आहुतिया नही होती है। नित्य आज्य भाग 
भोर स्विष्टकृत्‌ है 141१० माण्डूकेम कहता है--भऔर नित्याहुतियो मे 
होता है ।११। महाव्याहृतिया चार है-यथा भू स्वाहा-भुव। स्वाहा 
स्व स्वाहा--भूभु व स्व स्वाहा महाव्याहृति प्रायश्चित प्राजापत्यान्तर 
यह आवाप स्थान है।१२। आज्य मे-हवि मे-सव्य पाणि मे जो कुशा हैं 
उन को दक्षिण से आगे सग्रह करके मूल मे सव्य से उनके अग्र को स्रव 
मे समनक्त करता है और मध्यमाश्रयस्थालो मे मूल को करता है ।१३। 
इसके अनन्तर यदि स्थाली पाको मे सुच्यग्र मध्य स्रव मे आज्यस्थाली 
मे धूल होवे ।१४। उनको “अन्नेर्वासोसीति”-इस मन्त्र से अनुप्रहरण 
करे ।१५। तीन समिधाओ का अभ्याधान करे 1१६) जेसा भी पहिले 
कहा गया है कसे ही पयु क्षण करे ।१७। अनाम्नात मन्त्रो वाले आदिष्ट 
देवताओ मे “अमुष्ये स्वाहा-अमुष्यँ स्वाहा '' इस क्रम से शुद्ध स्वाहा" 
कार से हवन करना चाहिए ।१८। प्रति श्रत मे होम कल्प व्याख्यात है 
।१६। 


॥॥ अथ पाकयज्ञभेदा ॥ 


प्रकृतिभू तिकर्मणास्‌ ।१। सर्वासा चाज्याहुतीनाम्‌ ।२। 
शाखापशूनास्‌ । ३। चरुपाकयज्ञाना च ।४। त एते प्रजाया 
अननुयाजा अनिला अनिगदा आसामिधेनीकाइच सर्वे 
पाकयज्चा भवन्ति ।१। तदपि श्लोका ।६। 
हृतोऽर्निहोत्रहोमेनाऽहुतो बलिकर्मण । 

प्रहृत पितृकमंणा प्राशितो ब्राह्मणो हुत ।७। 


२४२ ] [ शाखायनगुह्यसूच 


अनृध्वेज्ञ व्यु लजानुजु हुयात्‌ सर्वेदा हवि । 

न हि बाह्यहुत देवा प्रतिगृह्हन्तिकहिचित्‌ ।५। 

रौद्र तुराक्षस पित्र्यमासुर चा55भिचारिकम्‌ । 

उक्त्वा मन्त्र स्पशेदप आलभ्यात्मानमेव च ।६। 

भूति कर्मो की प्रकृति है । आचार्य के* लिये, अग्नि के लिये, ऋत्विक 
के लिए और बाहंस्पति के लिये एवमादिको की यह प्रकृत्ति होती 
है।१। और सत्र आज्याहुतियो की भी होती है ।२। शाखा पशुओ की 
होती है ।३॥ और चरु पाक यज्ञो की होती हैं । वे ये प्रयाज-अनतुयाज 
अनिल अभिगह और असामधेनीक सब पाकयज्ञ होते हे । बे श्लोक 
भी हे ।४-६। अग्निहोत्र होम के द्वारा हुत बलि कर्म के द्वारा अहुत 
पितृ कमं के द्वारा प्रहुत-ब्राह्मण मे प्राशित हुत होता है।७। अनुध्वज्ञ, 
व्यूल जानु सर्वेदा हवि का हृत्रन करे । देवगण बाहय हुत को कभी 
भी ग्रहण नही किया करते है ।८। रौद्र राक्षत पित्र्य असुर और आभि- 
चारिक के मन्त्र का उच्चारण करके जल का स्पशं करो और आत्मा 
का आलभन करके करे । &। 


॥ अथ इन्द्राणीकम ॥ 
अथेता रात्री श्वस्तृतीया वा कन्या वक्ष्यन्तीति ।१। तस्या 
रात्र्यामतीते निशाकाले सर्वोंषधिफलोत्तमे सुरभिमिश्रे 
सशिरस्का कन्यामाप्लाव्य 1२। रक्तमहत वास परिधाय 
।३। पश्चादग्ते कन्यामुपवेश्यान्वारब्धाया महात्र्याहूति- 
भिहु त्वाऽऽज्याहुतीजु होति-- 


अग्रयेसोमायप्रजापतयेमित्रायवरुणायेन्द्रायेन्द्राण्ये गन्धर्वाय 
भगाय पृष्णो त्वष्ट्र बृहस्पतये राज्ञे प्रत्यानीकायेति ।४॥ 
चतस्रोऽष्टौ वाऽविधवा शाकपिण्डीभि सुरयऽन्नेन च 
तर्पयित्वा चतुर्‌ आनतंन कुयु ।५ एता एवदेवतापु स 
1६) वेश्रवणमीशान च ।७। अतो ब्राह्मणभोजनम्‌ 15। 


प्रथमोञ्ध्याय ] [ २४३ 
इसके अनन्तर विवाह के अङ्ग इन्ट्राणी कम बतलाया जाता है 
स्त्रियो का मन्त्र मे अनाधिकार होने से आचार्य करता हे । इसके 
अनन्तर इस रात्रि को अथवा श्वस्तृतीया को कन्या को बोलेगे। उस 
रात्रि मे निशा काल के अतीत हो जाने पर सुगन्ध से मिश्रित सर्वो- 
षधि फनोत्तमो से शिरके सहित कन्या को आप्लावित करे ।१ २। रक्त 
वर्ण का जो हवन हो ऐसा वस्त्र का परिघान करे ।३। अग्नि के पीछे 
कस्या को बिठाकर अन्यारब्धा मे महा आहुतियो से हवन करके फिर 
आज्य की आहुतियो का हबन करना है । अग्नि के लिये सोम के लिये 
प्रजापति के लिये मित्र के लिये वरुण के लिये, इन्द्र के लिये, इन्द्राणी 
के लिये, गन्धव के लिये, भग के लिये, पूषा के लिये, त्वष्टा के लिये, 
बृहस्पति के लिये और प्रत्यानीक गुणविशि्ट राजा के लिये आहुतियाँ देता 
है ।४। चार अथवा आठ अविधवा शाक पिण्डीयो से, सुरा से ओर अन्न से 
तर्पण करके चार आवर्तन करे । पुरुष के ये ही देवता हैं 1५-६। और 
वेश्रवण ईशान को करे । अत ब्राह्माण भोजन है ।७-५। 


॥ अथ विवाहकम ॥ 
स्तात कृतमङ्गल वरमविधवा सुभगा युवत्य कुमाय 
वेश्म प्रपादयन्ति ।१। तासामप्रतिकृुल स्यादन्यत्राभक्ष्य- 
पातकेभ्य ।२। ताभिरनुज्ञातोऽथास्ये वास प्रयच्छति 
रेम्यासीदिति ।३। चित्तिरा उपवर्हणमिति आञ्जनकोश- 
मादते ।४॥ समञ्जतु विश्वे देवा इति समञ्जनीया ।५। 
दक्षिणो पाणौ शलली त्रिवृत ददाति ।६ रूप रूपमिति 
आदश सव्ये ।७। रक्तकृष्णमाविक क्षौम वा त्रिमणि प्रति- 
सर ज्ञातयोऽस्या बघ्नान्ति नीललोहितमिति ।५।मधुमती- 
रोषधीरिति मधूकानि बघ्नाति।&। विवाहे गामहयित्वा 
गृहेषु गा ते माघुपकिक्यौ ।१०। पश्चादग्ने कन्यामुपवे- 
इयान्वारब्याया महाव्याहृतिभिस्तिल्रो जुहोति।११। समः 
स्ताभिइचतुर्थी प्रतोयेत्तेतस्या चोदनायाम्‌ ।१२। एवमना- 


२४४ | [ शाखायनगृह्यसूत्र 


देशे सवेषु भूतिकमंसु पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चैताभिरेव जुहु- 
यात्‌ 1१३॥ 


स्नान किये हुए तथा मद्धुल कृत्य किये जाने वाले वर को सौभाग्य - 
वती सुभगा युवतिया कुमारी के लिये वेश्म (गृह) का प्रपादन करती 
हे 1१॥ अन्यव अभक्ष्य पातको से उन के अप्रतिकूल होवे।२। उनके 
द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किया हुआ इसके अनन्तर उसके लिये वस्त्र प्रदान 
किया करता है और “रेभ्यासीदर इस मन्त्र का उच्चारण करके 
ही वस्त्र देता है 1३1 चीत्तरा उपवहंणम्‌” इस मन्त्र के द्वारा आञ्जन 
कोश का दान करता है।४। “समञ्जन्तु विश्वे देवा” इत्यादि मन्त्र 
के द्वारा भली भाति अञ्जन करने के योग्य होती है । वर के कौतुका 
गार गमन से पहिले कन्या का दान करने वाला मधुपक करता है। 
कौतुक गृह से निकले हुए जामात का श्वशुर के द्वारा अघ करना चाहिए। 
जिस प्रकार से इसने शची की तथा सुपुत्रो वाली अदिति की रक्षा की 
उसी प्रकार से अविधवा तुम्हारी रक्षा की है, यहा पर इभकी रक्षा करो। 
दक्षिण हाथ मे शलली को त्रिवृत करके देता है ।५-६। ' रुप रूपम्‌” 
इस मन्त्र से सव्य हाथ मे आदर्श (शीशा) देता है । ।७। रक्तकृष्ण आविक 
अपना क्षौम और त्रिमणि प्रति सर इसके ज्ञात्ति वाले “नील लोहितम्‌” 
इस मन्त्र से वाँधते है।८। “मधुमती शेषधी ” इस मन्त्र से मधुको 
को बॉधती है 8) विवाह मे गौ की पुजा करके और “माता रुद्राणास्‌'” 
इस ऋचा का जाप करके गुहो का परिणाम करके आगात के द्वारा मधुपकं 
से सम्बन्ध रखने वाली गो का पूजन करता है । वहाँ पर आचाय मधु- 
पकं से इस वर का अर्घं करता है। तुम्हारे लिये ये गौऐ मधुपक 
सम्बन्विनी होवे ।१०। पीछे अग्नि के समीप मे कन्या को बिठा कर 
अन्वारव्धा मे महांव्याहृतियो से तीन आहुतियाँ देता है।११। इस 
प्रेरणा मे समस्तो से चतुर्थी का प्रत्यय करना चाहिए ।१२। इसी प्रकार 
से अनादेश मे सम्पूर्ण भूतिकमों मे पहिले से और ऊपर से इन्ही से हवन 
करना चाहिए ।१३। 


प्रथमोऽध्याय ] २४५ 
।! अथ पाणिग्रहणम्‌ ॥ 


सम्राज्ञी श्वशुरे भवेति पिता भ्राता वाऽस्यग्रेण मूर्धनि 

जुहतिस्न वे णवातिष्ठन्नासीनाया प्राङ मुख्या प्रत्यड मुख।१। 

गृभ्णामि ते सौभगात्वायु हस्तमिति दक्षिणेन पाणिना 

दक्षिण पाणि गृह्हाति साङ्ग ष्ठमुत्तानेनोत्तान तिष्ठन्ना- 

सीनाया प्राड मुख्या प्रत्यड मुख । । पञ्च चोत्तरा 

जपित्वा ।३। 

अमोहमस्मि सा त्व सा त्वमस्यमोह द्यौरह पृथिवी त्वम्‌ 

ऋक्त्वममि सामह सा मामनुतब्राभव । 

तावेह वि बहाव है, प्रजा प्र जनयावहे, पुत्रान्विन्दावहै 

बहून्‌, ते सन्पु जरदष्टय इति ।४। उदकुभ्पन्नव भू भुव 

स्वरिति पुरयित्व। ।५। पुच्चाम्मो वृक्षस्य सक्षी रान्त्सपला- 

शात्सकुशानोप्य ।६। हिरण्यमिति चेके ।७। त ब्रह्मचारि- 

शो वाग्यताय प्रदाय ।5। प्रागुदीच्या दिशि 

ता स्थेया प्रदक्षिणा भवन्ति ।९। अरमान चोत्तरत उप- 

स्थाप्य ।१२। एहि सूनरीति उत्थाप्य 1११। 

एह्यशमानमा तिष्ठाइमेव त्व स्थिरा भव । 

अभि तिष्ठ पृतन्यत सहस्व पृत्रनायत इति ॥” 

दक्षिरोन प्रपदेनाइमानमाक्रमय्य ।१२। प्रदक्षिणमग्नि 

पर्याणीय 1१३। तेनेव मन्त्रेण द्वितीय बसन प्रदाय ।१४। 

लाजाञङच्छमीपलाशमिश्राच्‌ पिता भ्राता वा स्य।दञ्जला- 

वावपति ।१५।उपस्तरणामिघारणप्रत्यभिघारण चाज्येन 

।१६। ताञ्जुहोति ।१७। 

पित्ता अथवा भ्राता “साम्राज्ञी शवशुरेभव'' इस मन्त्र से अस्यग्रभाग 
से मूर्धा मे हवन करता है अथवा स्व से हवन करता है । स्बय प्रत्यड_ 
मुख हो कर खडे होते हुए पूर्वे की ओर मुख करके बेठी हुई के मूर्धा 
मे आहुतियाँ दी जाती है ॥१॥ “गृभ्णामि ते सोभगात्वायु हस्तम्‌" 


२६ | [ शाखायनगृद्यसुत्र 


इत्यादि मत्र का उच्चारण करते हुए वर अपने दाहिने हाथ से कन्या 
के दक्षिण करको ग्रहण करता हे अ गुष्ठ के सहित उत्तान से प्रत्य मुख 
गाला हो कर खडे होते हुए पूवं की ओर मुख वाली बठी हुई कन्या 
का कर ग्रहण करना चाहिए ॥२॥ पाँच उत्तराओ का जाप करे ।वे 
पाँच ये हे --“अमोहमस्मि सात्व सा त्वस्य मोहमृ-झौरह पृथिवीं त्वमु- 
ऋक्‌ त्वमसि सामह सा-मामतुब्रताभव तावेह विवहावहै प्रजा प्रजनयाव- 
है पुत्रन्विन्दाक्टै बहून ते सन्तु जरदष्ट्य” ॥४॥ जल के कुम्भ को “भू = 
भुव -स्व ” इन महा व्याहृतियो से परित करके पुन्ताम वाले 
उदुम्बर आदि वृक्ष के क्षीर सहित नवीन पल्लवो को कुशाओ के साथ 
प्रक्षप करे ॥५ ६॥ कुछ विद्वानो का मत है कि हिरण्य भी लावे ॥७॥ 
उसको वाग्यत ब्रह्मचारी के लिये प्रदान करे ॥८॥ प्राग्‌ उदीची दिशा 
मे बे प्रदक्षिणाऐ स्थेय होती है + आचाय का कत्त व्य है कि उत्तर की 
भोर पाषाण को उपस्थापित करे ॥४-१०॥ “एहि सुनरिति-इत्यादि 
मन्त्र से उत्थापित करे । यहा आओ और इस पाषाण पर स्थित हो 
भोर इसी पाषाण की ही भाति तुम स्थिरा ही जाओ । पृतन्य के समक्ष 
स्थित होओ और प्रथनायत सहन करो ) अश्म पर पदाक्रमण का कायं 
कराना चाहिए । दक्षिण प्रपद्‌ से अशम पर आक्रमण करे ॥११ १२।। 
प्रदक्षिण अग्नि का घर्याणयनं करके उसी मन्त्र से द्वितीय बस्त्र 
का प्रदान करना चाहिए ॥१३-१४॥ पिता अयवा भ्राता लाजाओ को 
जो शमी और पलाश के मिश्रित होवें अपनी अति मे बपन करता है 
11 १५॥॥ आज्य से उपस्तस्ण धारण तथा प्रत्यभिधारण करे ॥१६॥ 
उनका फिर हवन करता है !।१७॥ 


॥ अथ सप्तपदक्रमणम्‌ ॥ 
“इयन्नय्युं प रते लाजानावपन्तिका । 


शिवा ज्ञातिभ्यो भूयास चिर जीवतुमेपतिस्वाहेति॥” 
तिष्ठन्ती जुहोति पतिमन्त्र जपति ।१। अश्मक्रमणद्य व 


द्वितीयमु ।२। एव तृतीयम्‌।३।तूष्णीकामेनचतुर्थंमु ।४। 


प्रथमोऽध्याय | [ २४७ 


प्रागुदीच्या दिशि सप्तपदानि प्रक्रमयति 1५। इष एकपदी 
ऊज द्विपदी रायस्पोषाय त्रिपदी, आयोभव्याय चतुष्पदी 
पशुभ्य पञ्चपदी, ऋतुभ्य षट्पदी, सखा सप्तपदी 
भवेति” ।६। तान्यद्धि शमयति ।७। आपोहिष्ठीया- 
भिस्तिसृभि स्थेयाभिरद्धिर्माजयित्वा 1८1 मूर्धन्यभि- 
षिच्य।&। गा ददानीत्याह ।१०। ब्राह्मरोभ्य किञ्वि- 
इद्यात्सवत्र स्थालीपाकादिषु कर्मसु 1१% सूर्या विदुषे 
वाधूयम्‌ ।१२। गोर्ब्राह्मणस्य वर ।१३। ग्रामो राजच्यस्थ 
।१४। अश्चो वेश्यस्य 1१५। अधिरथ शत दुहितृमते ।१६। 
याज्ञिकेभ्योऽश्च ददाति ।१७। 


लाजाओ का आगमन करने बाली नारी बोलती है ज्ञाति वालो को 
शवा नारी कहती है मेरा पति बहुत अधिक काल तक जीवित रहे 
स्वाहा । वह खडी होती हुई हवन करती है और पति मन्त्र का जाप 
करता है ॥१॥ इस प्रकार से अश्म क्रमण आदि द्वितीय है ॥२॥ 
इसी प्रकार से तृतीय ॥३॥ तूष्णी काम वाले के द्वारा चतुर्थ है 
॥४॥। प्राक्‌ उदीची दिक्षा मे सत्तपदो का प्रक्रम होता है ॥५॥ वे सप्त 
पदियाँ निम्न भाँति से हैं-“इष”-यह एक पदी है। “ऊर्जे” यह 
द्विपदी है। “रायस्वोषाय यह त्रिपदी है | “आयोभष्याय “यह 
चतुष्पदी है । “पशुभ्य”--यह पञ्चपदी है । “सच्वा सप्त पदी भव -यह 
षट्पदी है ॥६॥ उनको कुलो से शमन करता है 1७1 आपोहिष्ठीय 
तीन स्थेयाओ से जल से माजन करके मूर्धा मे अभिषेचन करे ॥८ ९॥ 
फिर 'गददाति”--यह कहे ॥१०॥ सर्वत्र स्थाली पाकादिक कर्मो मे 
ज्ञाह्वाणो को कुछ देना चाहिए ॥११।। विद्वान्‌ के लिये सूर्या वाय है 
॥१२ ब्राह्मण का वर गौ है ॥१२॥ क्षत्रिय का ग्राम है| वेश्य का 
अश्व है । दुहिता वाले के लिये शत अधिरथ है । य ज्ञिको के लिये अश्‍व 
देता है ॥१३-१७॥ 


२४८] [ शाखायनगृह्यसूत्र 
अथ वरगुहप्रस्थानस्‌ ॥ 


“प्र त्वा मुञ्चामीति'' तृच गृहात्‌ प्रतिष्ठमानायास्‌ ।१। 
जीव रुदन्तीति प्ररुदन्त्याम्‌ ।२। अथ रथाक्षस्योपाञ्जन 
पत्नी कुरुते अक्षन्नमीमदन्तेति एतया सपिषा ।३। शुची 
ते चक्र ह ते चक्र इति चेताभ्या चक्रयो पुर्वया पूर्वमु- 
त्तरयोत्तरम्‌ ।४। उस्रो च ।॥ खे रथस्येति एतया फल- 
वतो वृक्षस्य शम्यागर्तेष्वेकेका वयान्निखाय ।६। नित्या 
वाऽभिमन्त्र्य ।७। अथोस्रौ युञ्जन्ति युक्तस्ते अस्तु दक्षिण 
इति द्वाभ्याम्‌, शुक्रावनड्वाहाविति एतेनाद्ध चन युक्ता- 
वभिमन्त्र्य 1६1 अथ यदि रथाङ्ग विणीयेत छिद्यत वाऽऽ- 
हिताग्न गृहान्‌ कन्या प्रपाद्य ।€। अभि व्ययस्व खदिर- 
स्येति एतया प्रतिदध्यात्‌ 1१० त्य चिदश्वमिति ग्रन्थिम्‌ 
।११। स्वस्ति नो मिमीत्रामिति पञ्चर्च जपति ।१२। 
सुकिशुकमिति रथमारोहन्त्याम्‌ ।१३। मा विदन्‌ परिप- 
न्थिन इति चतुष्पथे ।१४ ये वध्व इति इमशाने ।११। 
वनस्पते शतवल्श इति वनस्पत।वद्धर्चं जपति।१६। 
सुत्रामाणमिति नावमारोहन्त्याम्‌ ।१७। अश्मन्वतीति 
नदी तरन्त्याम्‌ ।१८। अपि वा युक्त नेव 1१७ उद्ठ ऊमि- 
रिति अगाधे ।२०। प्रेक्षण च ।२१। इह्‌ प्रियमिति सप्त 
गृहान्‌ प्राप्ताया कृता परिहाप्य ।२२। 
गुह्‌ से प्रतिष्ठमान होते के समय मे “प्रत्वामुचामि' इस तृच को 
पढे । प्ररुदन कपने वाली मे “जीव रुदन्तीति'-इसको पढे ॥१-२।॥ 
इसके अनन्तर “अक्षन्नमी मदन्त” इससे सि के द्वारा पत्ती 
रथ के अक्ष का उपाज्ञन करती है ॥३॥ “शुची ते चक्र --द्वे ते चक्र 
इत्यादि दो मन्त्रो से चक्रो का करे । पहिली ऋचा से प्रथम 
का और दूसरी से दूमरे का करे। दोनो उस्रो का भी करे ॥४-५॥ 
“खे रथस्य “इत्यादि ऋचा से फल वाले वृक्ष के शम्य थे कृत गत्तो मे 


प्रथमोऽध्याय ] [ २४६ 


वय से निखनन करे ।।६।। अथवा नित्या अति मन्त्रण करके कम करे । 
नित्या युगस्था ही होती है जो पुरातना है वह शम्या है उस र्थाद्ध 
सस्कार के अन तर स्वस्ति न'-इस स्वस्त्ययन को माग मे कल्याण के 
सम्पादन के लिये जाप करता है ॥७॥ इसके पश्चात्‌ दोनो उस्रो 
का योग करते हैं । “युक्त स्ने अस्तु दक्षिणा” इन दो से योजन करे। 
“शुक्कावनड्वाहौ --इस अघ ऋचा से युक्त हुए दनो को अभिमन्त्रित 
करना चाहिए ।।८।। इसके उपरान्त यदि रथ का अङ्क विशीर्ण हो जावे 
अथवा छिन्न हो जावे तो आहिताग्नि वाले के गृहो मे कन्या को प्रपन्न 
करा देवे ॥६॥ ''अभिव्ययस्व खदिरस्थ'' इम ऋचा से प्रतिधात करना 
चाहिए । “त्व चिदम्वमु'- इससे ग्रन्थिका करे ॥१०-११॥ “स्वस्ति नो 
मिमिताम्‌” इत्यादि पाँच ऋछचाओ का जाय करता है । 
॥१२॥ जब रथ पर आरोहण करे उस समर्थ मे 'सुकिशुकम्‌” इसका 
जाप करे ॥१३॥ “माविदन्‌ परिपन्थिन इसका चतुष्पथ मे जप करता 
है । “थे बध्व”-इससे मशान मे-“वनस्पते शतवल्श” इसका वनस्पति 
मे आधी ऋचा को जपता है ॥१४-१६। जब वह नाव मे आरोहण 
करती है उस समय मे “सुत्रामाणमु --इसको जपत' है ॥१७॥ जिस 
सनय मे नदी मे तरण करे उस समय मे “अश्मन्वतीति” इसको जपा 
चाहिए ॥१८॥ अथवा युक्त से भी करे ॥१९॥ अगाध में जब हो तो 
“उद्य ऊम ” इस को जपे ॥२०॥ और प्रेक्षण करे ॥२१॥ “इह्‌ 
प्रियम्‌” इससे सात गृहो मे प्राप्त का कृत पा ह प्यन करे ॥ २२॥। 


॥ अथ गृहप्रपादनम्‌ ॥ 


आनडुहमित्तुक्तम्‌ ।१। तस्मिन्नुपवेश्यान्वारब्धाया पति- 
श३चतस्रो जुहोति । । अग्निना देवेन पृथिवीलोकेन लोका 

नामृग्वदेन वेदाना तेन त्वा शमयाम्सौ स्वाहा । वायुना 
देवेनान्तरिक्षलोकेन लोकाना यजुवदेन वदाना तेन त्वा 
शमयाम्यसौ स्वाहा । सूर्यण देवेन द्यौर्लोकेन लोकाना 
सामवेदेन वेदाना तेनस्वाशमयाम्यसौ स्वाहा चन्देणदेवेन 


२५० |] | शाखायनगृद्यसूत्र 


दिशा लोकेन लोकाना ब्रह्मवेदेन वेदाना तेन त्वा शमया - 
म्यसोस्वाहा।३। भूर्यातिपत्तिध्व्यलक्ष्मीदेवरध्नीजारध्तीता 
करोम्यसो स्वावेति वा प्रथमया तहाव्याहृत्या प्रथमो- 
पहिता द्विवीयया द्वितीया तृतीयय 1तृतीयासमा भिश्चतु- 
थी।४ अघोरचक्षुरितिआज्यलेपेनचक्षुषी विमृजी त १।कया- 
नश्चित्र इति तिसृभि केशान्तानभिमृर्य ।६। उतत्या 
दैव्याभिषजेतिचतस्रोऽनुदर त्णान्तेस्वाहाकारेण सूधनिस- 
स्रावम्‌।७। अत्रहेके कुमारमुत्सञ्ज मानयन्त्युभयत सु जा व- 
मुआतेयोनिमिति एतया ।८। अपि वा तूष्णीम्‌।९।तस्याऽ 
ञजलो फलानिदत्त्वावाचयति।१०।पु सवतीह भवति।११। 
इहैव स्तमिति सृक्तशेषेण गृहान्‌ प्रपादयन्ति ।१२। 
आनडुहम्‌-यह कह दिया गया है । उस पर अर्थात्‌ जुते हुए बेलो 
चाले रथ पर उसको बिठाकर अन्वारब्धा मे पति चार आहुतियो का 
हवन करता है ॥१-२।। “अग्निना देवेन पृथिवी लोकेन लोकानाम्‌- 
ऋग्वेद के द्वारा-“वेदाना तेनत्वा शमयाम्यसौ स्वाहा । वायुना देवेनान्तरिक्ष 
लोकेन लोकाना यजुर्वेद के द्वारा- विदाना तेनत्वा शमया म्यसौ स्वाहा । 
सूर्येण देवेन द्योतोकिन लोकाना सामवेद से “वेदाना तेनत्वा शमयाम्यसौ 
स्वाहा ।चद्रे ण देवेन दिशा लाकेन लोकाना ब्रह्म वेद के द्वारा अथवा वेदाना 
तेनत्वा शमयाम्यसौ स्वाहा ॥३॥ भूयति पतिध्म्य लक्ष्मी देवराघ्नी 
आरघ्नी ता करोभ्यसौ स्वाहा” इससे प्रथमा महा व्याहति से प्रथमा 
उपहिता है-द्वितीय ब्याहूति से द्वितीया-तृतीय व्याहृति से तृतीया और 
समस्त व्याहृतियो से चतुर्थी उपहिता होती है ॥४। “अघोर चलु ” 
द्वारा आज्य के लेपन से दोनो नेत्रो का विमृजन करना चाहिए ॥५॥ 
“कयानश्चित्र” इससे तीनो से केशा तो का अभिमृशन करे ॥६॥। 
उतन्या देव्या मिषजा” इत्यादि चार ऋचाऐ है । अनुद्रूति के अन्त में 
स्वाहाकार से मूर्धा मे स्राव करे ॥७॥ यहा पर कुछ मनीषियो का मत 
है कि कुमार को उत्सङ्ग मे आननयन करने वाली दोनो ओर से 
सुजात से “आते योनिम्‌'' इससे करना चाहिए ॥८॥ या तूष्णी भाव से 


प्रथमोऽन्याय ] [ २५१ 


ही करे ॥९॥ उसकी अञ्जलि मे फलो को देकर पुण्याह वावन 
बाचता है ॥१०।। यहाँ पर पु सवती होती है ॥११॥ “इदव स्तम्‌” इस 
सुक्त शेष से गृहो को प्रतिपादन करते है ॥१२।। 


॥। अथ श्र वदर्शनम्‌ ॥ 

दधिक्राव्णो अकारिषमिति दधि सपिवेयाताम्‌ ।₹। वाग्य 

तावासीयातामाध् बदशनात्‌।२। अस्तमिते ध्रव दशयति 

ध बे घिपोष्या मयीति ।३। ध्रुव पश्यामि प्रजा विन्इयेति 

ब्र यात्‌ ।ॐ त्रिरात्र ब्रह्मचर्य चरेयाताम्‌ ।५।अघ शयीया- 

ताम्‌ ।६। दध्योदन सभुञजोयातास्‌ पिबतञ्च तृष्णुत 

चेति तृचेन ।७। सायप्रातर्वेवाह्ममग्नि परिचरेयातामु 

अग्नये स्वाहाऽग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति ।५। 

पुमासौ मित्रावरुणो पुमासाश्चिनामुभो । 

पुमानिन्द्रइचारिनिशुच पुमास वधता माय स्वाहेति ॥ 

पूर्वा गभक्रामा ।€। दशरात्रमविप्रवास ।१०। 

“दधि क्राब्णो अकारिषमू इत्यादि मन्त्र के द्वारा दधि का पान 
करे । ध्रव दशन से वाग्यत अवास करे ।।१-२॥ सूय के अस्तमित हो 
जाने पर “धभ्र्‌ वेधिपोष्या मयी” इससे ध्रूत्र को दिखाता है ॥३॥ “घव 
पश्यामि प्रजा निन्दय “यह बोलना चाहिए ॥४॥ तीन रात्रि तक ब्रह्म- 
चय ब्रत का समाचरण करना चाहिए । ॥५॥ नीचे भूमि पर शयन 
करे ॥६॥ दध्योदन का भोजन करे । और वह भोजन भी “पिवतच्च 
तणुतच” इस तूच से करना चाहिए ॥७11 सांयड्धाल और प्रात काल 
दोनो समयो मे ववाह्य अग्नि का परिचरण करना चाहिए ।“अग्तये 
स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इम मन्त्र का पड कर करना चाहिए । 
॥८॥ मित्रावरुण दोनो पुमान्‌ है-दोनो अश्विनी कुमार पुमात्‌ है-इन्द्र 
और अग्नि पुमान्‌ हैं-मुझमे पुमास का वृद्धि होवे । पूर्वा गर्भे की कामना 
वाली है । दश रात्रि तक विप्रवास नही हाना चाहिए ॥६ १०॥ 


संकरे एहि प्याया वउम्ााडसयरक 


२५२ ] [ शाखायनगुद्यसूत्र 


॥ अथ चतुर्थीकर्म ।। 


अथ चतुर्थीकर्म ।१। त्रिरात्रे निवृत्ते स्थालीपाकस्य जुहो- 
ति ।२। 

अग्ने प्रायदिचित्तिरसि त्व देवाना प्रायश्चित्तिरसि । 
याऽस्या पतिघ्नी तनूस्तामस्या अप जहि॥ 
वायो प्रायश्चित्तिरसि त्व देवाना प्रायश्चित्तिरसि । 
याऽस्या अपुत्रिया तनूस्तामस्या अप जहि ॥ 
सूर्य प्रायर्वित्तिरसि त्व देवाना प्रायदिचत्तिरामि । 
यास्या अपशव्मस्या तनूस्तामस्या अप जहि॥ 
अर्यमणनुदेव कन्या अर्निमयक्षत सेमा देवो अय्यमा प्रेतो 
मुञ्चातु मामुत । वरुण नु देव कन्या अग्निमयक्षत सेमा 
देव पृषा प्रेतो मुञ्चातु मामुत ।३। प्रजापत इति सप्तमी 
।४। सोविष्टकृत्यष्टमी ।५। 


इसके अनन्तर चतुर्या होता हे ॥१॥ तीन रात्रि व्यतीत हो जाने 
पर स्थाली पाक का हवन करता है॥२॥ हे अग्ने! आप प्रायश्चित्त 
है। आप देवो के प्रायश्चित्त है। जो इसकी पत्नि का हनन करने 
चाली तनू है इसके उसका आप अपत्याग करदे अर्थात्‌ उसे हरा देवे । 
हे वायुदेव ? आप प्रायश्चित्ति है और देवो के प्रायश्चित्ति होते है जो 
इसकी अधुत्रिया तनु है । इसके उसका आप अपहरण करे । हे सूर्य । आप 
प्रायश्चित्ति हैं और आप देवो के प्रायश्चित्ति है। जो इसका अपसव्या 
तनु है इसके उसको आप अपत्याग करे । कन्या ने अयमा देव का 
और अग्नि का यजन जिया वह यह है अयमा देव प्रेत इसको छोड देवे 
मेरे लिये । कन्या ने वरुण देव अग्नि का यजन किया है वह देव पूषा प्रेत 
इसको मेरे लिये मुक्त कर देवे । “प्रजायत” -यह सप्तरी है । सौविष्ट- 
कृती अष्टमी है ॥३-५॥। 


॥ अथ गर्भाधानम्‌ ॥ 
अध्याण्डामूल पेषयित्वतु वेलायाम्‌ उदीष्वांत पतिवतीति 


प्रथमोञ्ध्याय ] [ ३१३ 


द्वाभ्यामन्तेस्वाहाकाराभ्या नस्तो दक्षिणतो निषिञ्च त्‌ 

।१। गन्धवेस्य विशवावसोमु खममीति उपस्थ प्रजनयिष्य- 
माणोऽभिमृशेत्‌ ।२। समाप्ते अर्थ जपेत्‌ ।३। प्रारो ते रेतो 
दधाम्यसाविति अनुप्राण्यात्‌ । ४। 

यथा भूमिरग्निगर्भा यथा द्योरिन्द्र ण गभिणी । 

वायुर्यथा दिशा गभ एव गर्भ दधामि तेऽसाविति वा।५। 

आ ते योनि गर्भ एतु पमान्‌ बाण इवेपुषिस । 

आ वीरो अत्र जायता पुत्रस्ते दशमास्य ।६। 

पुमास पुत्र जनय त पुमाननु जायताम्‌ । 

तेषो माता भविष्यसि जाताना जनयामि च ।७। 

पुस वै पुरुषे रेतस्तत्स्त्रयामनु षिञ्चलु । 

तथा तदब्रवीद्धाता तत्प्रजापतिरब्रवीत्‌ ।=। 

प्रजार्पातव्यंदघात्‌ सविता व्यकल्पयत्‌ । 

स्त्लीषूयमन्यात्‌ स्वादधत्तुमासमा दधादिह 1९। 

यानि भद्राणि बीजानि पुरुषा जनयन्ति न । 

तेभिष्ट व पुत्र जनय सुप्रसूर्धनुका भव ।१०) 

अभिक्रन्द वीलयस्व गर्भमा घेहि साधय । 

वृषाण वृषच्ना धेहि प्रजाये त्वा हवामहे ।११। 

यस्य योनि पतिरेतो गृभाय पुमान्‌ पुत्रो धीयता गर्भ अन्त । 
तपिपृहिदशमास्योऽन्तरुदरेसजायताश्चेष्ठयतम स्वानामितिवा॥ 


अध्याण्डर पण फलिनी है-इस कम को भर्ता ही करता है क्योकि 
षु स सस्कार का जनन होता है अत अन्य नही किया करता है। 
अध्याण्डा के मूल को ऋतु के समय मे पेषण करे“नदीष्वति पतीवतीति” 
इस मन्त्र से अत मे स्वाहाकार वाले दोनो से दक्षिण से निषिळ्चन करे 
॥१।। गन्धवेस्य विश्वावमोमुं खमस्तीति” इस मन्त्र से उपस्थ को 
प्रजन मिष्यमाण अभिमशित करना चाहिए ॥३॥ अथ के समाप्त होजाने 
पर जाप करे । अनुप्राण्य होने से “प्राणे ते रेतो दधाभ्यसाविति”--इस 
मन्त्र से जाप करे ॥३-४॥ जिस प्रकार से यह भूमि अग्नि को गर्भ मे 


२५४ ] [ शाखायवगृह्यसूत्र 


धारण करने वाली है और यह इद्र के द्वारा गर्भ वाली है । जिस 
तरह से वायु दिशाओ का गभ होता है। इसी प्रकार से तुझको इस 
गर्भे को धारण करता हूँ ॥।५॥ तेरी योनि मे गर्भ मे पुमान्‌ आवे जैसे 
धनुष मे बाण आया करता है इसमे दशम मास मे होने वाला वीर पुत्र 
जन्म ग्रहण करे ॥६॥ पुमान्‌ पूत्र को जन्म दे । उसके पीछे पुमान्‌ ही 
उत्पन्न होवे । उन जन्म ग्रहण करने वालो की माता हो जायगी और 

जन्म देगी ॥७॥ पुरुष पुमात्‌ मे बह रेत (वीय्य) स्त्री मे पीछे सिञ्चन 
करे ¦ उस प्रकार से धाता यह बोला और प्रजापति ने यह कहा ॥८॥ 
पति ने किया था और सविता ने विशेष रूप से कल्पित किया था। 
स्त्रियों में उप मनन करे । पुमान्‌ को धारण किया है और इसमे यह 
धारण हुआ है ॥६॥ जिन भद्र बीजो को पुरुष जनन करते है तुझे 
अभीष्ट पुत्र को जन्म दे और सुदर प्रसव करने वाली धेनुका होवे 
अभिक्रन्दन और वीलन करो गभ को धारण करो और उसको साधो । 
वृषस्ना वृषाण को धारण करो प्रजा के लिये नुझको हवन करते है। 
॥११॥ अर्थात्‌ प्रजा को उत्पत्ति के लिये ही तेरी योनि मे वीयं का 
सिचन करते हें जिसको योनि मे पुमान्‌ पति रेतस्‌ को धारण करता है 
गर्भे मे अन्दर पुत्र धारण करे । उसको दशमासा तक परिपालन करो 
और अन्दर उदर मे दशमास तक रखे जब दशम मास का हो जावे तो 
उस श्रष्ठतम का जनन करे जो अपनो मे परम श्रेष्ठ होवे । 


॥ अथ पु सवनम्‌ ॥ 


त॒तीये भासि पु सवनम्‌ । १। पुष्येणश्चवणे नवा।२।सोमाशु 
पेषयित्वा कुशकण्टक वा न्यग्रोधस्य वा स्कन्धस्यान्त्या 
शुङ्गा यूपस्य वाऽग्निष्ठाम्‌ ।२। सस्थिते वा यज्ञ जुह्व 
सस्राबम्‌ ।४। अग्निना रयिसूतन्नस्तुरीपम्‌ समिद्धारिपिवे- 
नवत्‌ पिशङ्गरूप इति चतसृभिरन्तेस्वाहाकाराभिनस्तो 
दक्षिणतो निषिञ्चेत्‌ ।५। 


प्रथमोऽध्याय [ २५५ 


गर्भ के धारण करने के तीसरे मास मे पु सवन नाम वाला सस्कार 
होता है अर्थात्‌ किया जाता है । यह संस्कार पुष्य नक्षत्र मे अथवा श्रवण 
नक्षत्र मे करना चाहिये । ॥१-२॥ सोमाशु का अथवा कुश कण्टक को या 
न्यग्रोध के स्कन्ध की अन्त मे होने वाली शुङ्गा को अथवा भूप की 
अरिनष्ठा को पेषण करे ॥३॥ अयता यज्ञ के सस्थित होने पर स्नाव 
का जुह्व करे ॥३-४॥ “अग्निनारयिम्‌”-“तन्न स्तुरीयम्‌ --समिद्धा- 
ग्तिवंनवतु”--“पिशद्ध रूप इति”इन चार ऋचाञ्रो से अन्त मे 
स्वाहाकार वाली करके निषिञचन करना चाहिए ॥ ५ 

॥ अथ गर्भरक्षणम्‌ ।। 

चतुर्थे मासि गर्भरक्षणम्‌ ।१। ब्रह्मणाऽन्नि सविदान इति 

षट्‌ स्थालीपाकस्य हुत्वा ।२। अक्षीभ्या ते न सिकाभ्या- 

मिति प्रत्यूचमाज्यलेपेना ड्रान्यनु विम्ृज्य । ३। 

चौथे मास मे गर्भ का रक्षण होता है ॥१॥ “ब्रह्मगारित सविदान 
इति इससे वह स्थालीपाक का हवन करे ।।२। “अक्षीभ्या 
तेनासिकाभ्यामिति,, प्रत्येक ऋचा के हारा आज्य (घृत) लेपन से अद्धो 
का अमुमुजन करे ॥३॥। 


॥ अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ 
सप्तमे मासि प्रथमगर्भे सीमन्तोन्नयनम्‌ ।१। स्तातामहत- 
वासस पर्चादग्नेरुपवेइय ।२। अन्वारब्धाया महाव्याहू- 
तिभिहुं त्वा ।३। स्थालीपाक श्रपयित्वा ।४। मुग्दोदनमि- 
त्येके ।५। पु वदुपकरणाति स्युनक्षत्र च ।६। 
घाता ददातु दाशुषे प्राची जीवातुमक्षितिमु । 
वथ देवस्य धीमहि सुमति सत्यधमंण ॥ 
धाता प्रजाया उतराय ईशे धातेद विश्व भुवन जजान । 
घाता पुत्र यजमानाय दाता तस्मा उ हव्य घृतवज्जुहोतेति । 
नेजमेष परा पतेति तिस्र प्रजापत इति षष्ठी।७। त्रि इवे- 
तया शलल्या दर्भसूच्या वोदुम्बरशलाटुभि सह मध्या" 


२५६ | [ शाखायनगृह्यसत्र 


दृर्व्व सीमन्तमुन्नयति भूभु व स्वरिति ।८। उत्सङ्ग नि- 

धाय ।६। त्रिवृति प्रतिमुच्य कण्ठे बभ्नाति अयमूर्जावतो 

वृक्ष ऊर्जीव फलिनी भवेति ।१०। अथाऽऽह वीणा गाथि- 

न राजान सगायतेति यो वाप्यन्पो वीरतर इति 1११ 

इदपात्रेऽक्षतानवनिनीय विष्णुर्योनि कल्पयतु राकामह 

मिति ।१२। षडङ्ऋचेन पाययेत्‌ ।१३। अथास्या उदरम- 

भिमुरेत्‌ ।१४। 

सुपर्णोऽसि गरुत्मॉरित्रवृत्ते झिरो गायत्र चक्षु । 

छन्दास्य ङ्गानि यजू षि नाम साम ते तनू ।१५ 

मोदमाती गापयेत्‌ ।१६। महाहेमवती वा ।१७। ऋषभो 

दक्षिणा । १८। 

प्रथम गर्भ मे सात मास मे सीमन्तोच्यन सस्कार होता है ।१। स्नान 
की इई महत वस्त्र धारिणी महाव्टाहृतियो से हवन करे ।२-३। स्थाली 
पाक का हवन करना चाहिए। कुछ विद्वानों का मत है कि मुग्दोदन का 
हवन करना चाहिए ।४-५। पु वत उपकरण होने चाहिए और नक्षत्र भी 
होना चाहिए । धाता अशुष मे प्राची को देवे और अक्षिति जीवातु को 
प्रदान करे हम सत्य घमं वाले देव की सुमति को ध्यान मे लाते है। 
धाता प्रजा का और राय का ईश है । धाता ने इस विश्व भुवन को 
जन्म दिया है । अर्थात्‌ धाता जीने इस सम्पूर्ण विश्व एव भुवन 
को समुत्पतन किया है । धाता यजमान के लिये पुत्र का प्रदान करने 
वाला है | उसी के लिये हव्य को घृत की भॉति हवन करो । “नेजमेष 
परा वतेति ” ये तीन हे । “प्रजापत” यह षष्ठी है ।७। तीन श्वेत वाली 
शलसी से अथवा दर्भ (कुश) की सूची से उदुम्बर शलादुओ के साथ 
मध्य से ऊध्व को “भुव स्व इनसे सीमन्त का उन्नयच करता है । 
।८। उत्सद्ध मे रखे ।8। त्रिवृत्‌ मे प्रतिमोचन करके कण्ठ मे बाधता है । 
“आयुमृ जायतो वृक्ष ऊर्जीविकलिनी भवेति' --इस ऋषा से बाधना 
चाहिए ।१०। इसके अनन्तर वीणागाथियो को कहता है । और “राजान 
सगामतेति यो वाप्यन्यो वीरतर इति '-इस मन्त्र का उच्चारण करके ही 


प्रथमोऽध्याय ] [ २५७ 


कहना चाहिए ॥११। जल के पात्र मे अक्षतो को अव विनयय करके इस 
निम्न ऋचाओ का उस समय मे उच्चारण करे-“विष्णुयोनि कल्प मनु" 
“राकामहामोति” 1१२३ षट्‌ ऋच से पायन करना चाहिए ।१३। इसके 
अनन्तर उदर त्रिवृत्त मे शिर और चक्षु का याने वाले का त्राण करन 
बाले हे । यजुर्वेद के छन्द अङ्गो की रक्षा करे और साम तुम्हारे तनू की 
रक्षा करे ।१५१ मोदमानी का गान करावे ।१६। अथवा महा हेमवती का 
कराना चाहिए 1१७! ऋष मे दक्षिणा से है 1१५ 


॥ अथ सूतिकाग्रहोपलेपनम्‌ ॥ 

काकातन्या मचकचातन्या कोशातक्या बृहत्या काल- 

क्लीतकस्येति मुलानि पेषयित्वोपलेपयेदद श यस्बिन्‌ 

प्रजायेत रक्षस।मपहत्यं । १। 

राक्षसो के विनाश के लिये जो सूतिका गृड हो अर्थात्‌ जिसमे जनस 
होवे उस घर का काकातनी मचक चातणो कोशातकी-कालकीलक 
और वृहती इस पाचो बनस्पतियो के मूलो को पीसकर उस भागका 
उप लेपन करना चाहिए । इन उक्त वनस्पतियो को लोक मे काककदली 
प॒योटी धोषावती काली घेर और वृहती इन नामो से प्रसिद्धि है । यह 
गभ का सस्कार नही है केवल राक्षसो के विनाशार्थं ही प्रिय लेपन 
होता है । १ 

॥ अथ जातक्रम ॥ 

अथ जातकर्म ।१। जात फुमार त्रिर्‌ अभ्यवान्यानुप्रा- 

प्यात्‌ ऋचा प्राणहि यजुषा समनिहि, साम्नोदनिहीति 

।२। सर्यिमधुनी दध्युदके च सन्चिनीय ब्रोह्यिवी वा 

सञ्चिधृष्य त्र प्राशयेज्जातरूपेण ।३। 

प्र ते यच्छामि मधुमन्मखाय वेद प्रसुत सवित्रा मधोना । 

आयुष्मानुगुपितोदेवताभि शतजीवशस्दोलाकेअस्मित्रिति ॥ 

असाविति नामास्य दधाति घाषवदादयन्तरन्तस्व दुव्यक्षर 

चतुरक्षर वाऽपि वा षडक्षर कृत कुर्याच्चत डितत्‌ ।४ 


२५८ ] [ शाखायनगृह्यसूत्र 


तदस्य पिता माता च विद्याताम्‌ ।५। दशम्या व्यावहा- 
रिक ब्राह्मणज्ष्टस्‌ ।६ गो कृष्णस्य शुक्लकृष्णानि 
लोहित।नि च रोमाणि मष कारयित्वतस्मिन्न व चतुष्टये 
सन्निनीय चतु ध्राशयेदिति माण्डूकेय ।७ भूऋ ग्वेद 
त्वयि दधाम्यसौ स्वाहा, भुवो यजुर्वेद त्वयि दधाम्यसौ 
स्वाहा, स्व सामवेद त्वयि दधाम्यसौ स्वाहा, भूभु व 
स्वर्वाको वाक्यमितिहामपुराणमो सर्वान्‌ वेदास्त्वयि 
दधाम्यसौ स्वाहेति वा ।८। मेधाजनन दक्षिणो कर्ण 
वागिति त्रि ।£। वाग्देवी मनसा सविदाना प्राणेन वत्से 
न सहेन्द्रप्रोक्ता । जुषतात्वा सौ मनसाय देवी महोमन्द्रा 
वाणी वाणीची सलिला स्वयभ्भूरिति। चानुमन्त्रथेत।१०। 
शणसूत्रेण विग्रग्थ्य जातरूपम्‌ ।११। दक्षिणो पाणावपिनह्य 
आ उत्थानात्‌ ।१२। ऊर्ध्व दशम्या ब्राह्माणोभ्यो दद्यात्‌ 
।१३। अमा वा कुर्वीत ।१४। 


इसके अनन्तर प्रसूत हुए शिशु का कमं बतलाया जाता है।१। 
जो कुमार जन्म ग्रहण करके माता के उदर दरी से बाहिर आया है 
उसको अनुघ्राणित करने के लिये “ऋच, प्राणीहि यजुषा समनिहि साम्नो 
दतिहि इति” इसका उच्चारण करे 1२। घृत मधु दधि-उदक मे भली 
भाति निनयन करके अथवा ब्रीहि और यवो को सन्निघषण करके जात- 
रूपसे तीन बार प्राशन कराना चाहिए ।३। मख के लिये नुझको सविता 
मघवान के द्व रा प्रसूत मवुमतृ वेदको देता हुँ । तू देवताओ के द्वारा 
आयुष्मान और सुरक्षित किया हुआ हे इस लोक मे सौ वरस तक जीवित 
रहो । यह है-ऐसा इसका नाम धारण कराता है । घोष वाला आद्य- 
न्तस्थ दो अक्षरो वाला-भथवा चार अक्षरो वाला नाम किया जाना 
चाहिए । षडक्षर भी नाम करे किन्तु बह हित कर नही होता है।४। 
वह इसके माता और पिता जाने ।% दशमी मे व्यवहार सम्बधी हे जो 
ब्राह्मणो से जुष्ट होता है 1६1 कृष्ण गौ के शुक्ल कृष्ण हित रोमो का भ्रष्ट 


प्रथमोऽध्याय ] [ २५६ 


करा कर इसी चतुष्टय मे भली भाति निनयन करके प्राशन कराना 
चाहिए-यह माण्डूकेय प्रतिपादित है ।७। भू ऋग्वेद को तुझ मे धारण 
करता हुं यह स्वाहा है-भुव” यजुर्वेद को तेरे अन्दर रखता हुँ-यह स्वाहा 
है-स्व सामवेद को तुझ मे धारण करता हू यह स्वाहा है-भूभुव स्वः 
वात्ये वाक्य इतिहास पुराण समस्त वेदो को तुझ मे धारण करता हूँ-यह 
स्वाहा है अथवा यहकरे।८। मेधा के जनन को दक्षिण कर्ण मे “वाणीति” 
इसको तीन वार करे ।&। वाग्देवी मन से सविधाना होती हुई प्राण के 
चरम के साथ इन्द्र प्रोक्ता है। देवी मही मन्द्रा वाणी वाणीची सलिला 
स्वयम्भू तेरा सेवन करे । और अनुर्मा तत करे ।१०। शणा सूत्र से जात- 
रूप को विग्रथित करे 1१ (। जव तक सूतिका उत्थान हो दक्षिण हाथ मे 
बाँचे ।१२१ दशमी के ऊपर ब्राह्मणो को दे देवा चाहिए ।१३। अथवा अमा 
करे ।१४। 


।। अथ नामक्स ॥ 


दशरात्रे चोत्थानम्‌ ।१' मातापितरौ शिर स्तातावहस- 
चाससौ ।२। कुमारश्च ।३। एतस्मिन्तेव सूतिकास्नौ स्था- 
लीपाक श्रपयित्वा ।४| जन्मतिथि हुत्वा त्रीणि च भानि 
सदेवतानि ।५।तन्मध्ये जुहुयाद्यस्मिन्‌ जात स्यात्‌ पूर्व तु 
दैवत सवत्र ।६। 

आयुष्टे अद्य गीभिरयमग्तिवरेष्य । 
आयुर्नो दहि जीवसे आयुर्दा अग्ने हविषा वृधानो । 
घृतप्रतीको धृतयोनिरेधि घृत पीत्वा मधु चारु गव्यम्‌ । 
पितेवपुत्रमिहरक्षतादिममिति॥ त्वसोममहेभगमिति। 
दशमो स्थालीपाकस्य 1७1 नामधेय प्रकाश कुत्वा ।5। 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्य द, एवमेव मासि-मासि जन्म" 
तिथि हुत्वा ।१०। ऊर्ध्व सवत्सराद गृह्य ऽग्नौ जुहोति।११। 


२६० |] [ शाखायनगृद्यसूत्र 


दश रात्रियो के समाप्त होने पर सूतिका का उत्थान होता है ।१। 
शिशु के माता-पिता दोनो शिर से स्नान किये हुए अहत धारण करे ।२। 
ओर उद्भव जात कुमार को भी स्नान कराकर सुन्दर वस्न धारण कराना 
चाहिए ५३ इसी दिन मे-इसी सायक से ऐसा स्पष्ट होता है कि पहिले 
सूतिक गृह मे रक्षण बे लिये अनि को धारण रखना चाहिए भौर उसीमे 
जातकर्म करना चाहिए । इमी सूतिकाग्नि मे स्थालीणाक का श्रवण करे 
अर्थात्‌ हवन करना चाहिए ।४। जन्म तिथि को हुवन करके और तीन 
सदेवतो को करे ।५। जिसमे जात होवे उसके मध्य मे हवन करना 
चाहिए । पूर्वं मे तो संत्र देवत करे ।६। हे आयुषे! आज वाण्यो के 
द्वारा यह अग्नि वरेण्य हे । हे अन्ने ! हाव के द्वारा वधमान होते हुए 
आयु के देने वाले हमको आयु दो जिससे जीवित रहता है घृत प्रतीक 
घुनयोनि घुत-मधु और चारुगव्य को पीकर वृद्धि को प्राप्त होवे । पिता 
की ही भाति इम पुत्र की यहाँ पर रक्षा करो। आप सोम है भग का 
यजन करे । दशमी स्थाली पाक का है ।७। नामधेय को प्रकाशित करे 
।८। ब्राह्मणो से स्वस्ति वाचन कराना चाहिए ।&। इस तरह से मास मास 
मे अर्थात्‌ प्रत्येक मास मे जन्म तिथि को हवन करे।१०। एक वषं के 
ऊपर गुह्य अग्नि मे करता है ।११। 


।। अथ होम ॥ 


अग्नये कृतिकाभ्य ।१। प्रजातये रोहिण्यें ।२। सोमाय 
मृगशिरसे । । रुद्रायाऽऽद्रास्य ।४ अदितये पुनवसुभ्यामु 
।५। बृहस्पतये पुष्याय ।६। सर्प्पेम्यो उश्लेषास्थ 15) 
पित्र्येभ्यो मघाभ्य ।८। भगाय फल्गुनीम्याम्‌ ।९। अयं- 
म्ण फल्गुनीभ्यास्‌ ।१०। सवित्रे हस्ताय 1१५ त्वष्ट्रे 
चित्राये ।१२। वायवे स्वातये १३। इन्द्राग्निभ्याविशाखा- 
भ्यासु 1१४ मित्राय।ऽनुरावाये ।१५। इन्द्राय ज्येष्ठाय 
।१६। निक्र त्यै सूलाय ।(७। अद्भ्योऽषाढाभ्य ।१८। 


प्रथमोऽध्याय ] | २६१ 


विश्वेभ्यो देवेभ्योऽषाढाम्य 1१8। ब्रह्मणेऽभिजिते ।२०। 
विष्णवे श्रवणाय ।२१। वसुभ्यो धनिष्ठाम्य ।२२। वरु" 
णाय शतभिषजे ।२३। अजायेकपदे प्रोष्ठपदाभ्य ।२४। 
अहिबु ष्न्याय प्रोष्ठपदाभ्य ।२५। पूष्णरेवत्ये ।२६। 
अश्वि भ्यामर्विनीम्याम्‌ ।२७। यमाय भरणीभ्य ।२८। 


‘अग्नये -इत्यादि प्रक्षि्त खण्ड है तथापि देवताओ के ज्ञानके लिये 
इसकी व्याख्या की जाती है-अग्नि देवता के लिये कृत्तिकाओ को 
आहुति देवे ।१। रोहिणी का देवत्ता प्रजापति है अत एव प्रजापति के लिये 
रोहिणी के देवे ।२। सोम देवता को लिये मृग शिरा को देवे ।३। रद्र के 
लिए आर्द्रोओ को देवे ।४। अदिति के लिए पुनवेसुओ को देवे ।४। वृह- 
स्ति देव के लिये पुरुष को देवे ।६। सर्पो के लिये अश्लेषाओ क देवे 1७1 
पितृगण के लिये सघाओ को देवे ।5। भगदेव के लिये दोनो पूर्वोत्तरा 
फाल्गुनियो को देचे ।६। अयमा के लिये फाल्गुनियो को देवे । १०। 
अविता के लिये हस्त को देवे ।११। त्वष्टा के लिये चित्रा को देवे ।१२! 
वायुदेव के लिये स्वाति को देवे ।१३। इन्द्र और अग्नि दोनो देवो 
के लिये विशाखाओ को देना चाहिए ।१४। मित्र के लिये अनुराधा को- 
देवे ।१५। इन्द्र के लिये ज्येष्ठा को देवे ।१६। निऋ ति के लिये मूल को 
देवे ।१७। जलो के लिये अषाढाओ को देव 1१८। विश्‍श्वेदेवो के लिये 
अषाढाओ को देवे ।१९। ब्रह्मा के लिये अभिजित को देवे ।२०॥ विष्णु 
के लिये श्रवण को देवे ।२१। वसुगण के लिये घनिष्ठाओ को देना चाहिए 
।२२। वरुण के लिये शतभिषा को देवे ।२३। अज एक पद के लिये प्रोष्ठ- 
पदाओ को देवे ।२४।अदिबू इत्य के लिये प्रोष्ठपदाओ को देवे ।२५। पूषा 
के लिये रेवती को देवे ।२६। अश्विनीकुमारो के लिये आश्विनियो को 
देवे ।२७। यम के लिये भरणियो को देवे ।२८। 


॥ अथ अन्नप्राशनम्‌ ॥ 


कष्ठे मास्यञ्ञप्राशनम्‌ ।१। आजमन्नाद्यकाम ।२। तंत्तिर 
ब्रह्मवर्चसकाम ।३। मात्स्य जवनकाम ।४। धघृतौदन 


३६२ | | शाखायनगृह्मसुत्र 


तेजस्काम ।₹। द्धिमधुघृतमिश्वमन्न प्राशयेत्‌ 1६) 
अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिण । 

प्र-प्र दातार तारिष ऊज्जन्नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे # 
यच्छिद्धि महश्चित्‌ 

इममम्न आयुषे वर्चसे तिम्ममोजो वरुण सोम राजन्‌ । 
मातेवास्मा अदिति शरमयसद्विइवे देवा जरदष्ट्रियथासदिति ॥ 
हुत्वा ॥७॥ अग्न आयू षीति अभिमन्त्र्य ।८॥ उदग्रं घु 
केशेषु स्योना पृथिवि भवेति उपवेश्य ।&। महाव्याहूति- 

भि प्राशनम्‌ ।१ ०। शेष माता फ्राइनीयातु ।११। 


छटवे मास मे अन्न का प्राशन करावे ॥१॥ अन्नाद्य की कामना 
वाला अजा के शरीर से समुत्पन्न को प्राशन करावे ॥२। ब्रह्मावरचस्‌ की 
कामना वाला तीतर का प्राशन करावे ।३1 जनन की कामना वाला 
मात्स्य आमिष का प्राशन करावे ।४। तेज की कामना वाला घृतोदन 
का प्राशन करावे ।५। दधि-घुत-मधु से मिश्रित अन्न का प्राशन 
कराना चाहिए ।६। “अन्नयतेऽन्नस्य नो देह्यनमी वस्य शुष्मिण । 
प्र-प्रदातार तारिष ऊज्जन्नी धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥”- यच्चिद्धी -- 
“महश्चित्‌ -“इममस्न आयुषे वचसे तिग्म मो जो वरुण सोम राजन्‌ । 
मातेवाम्मा अदिति शर्म य स विश्वेदेवा जरदष्टिं यंथासदिति'- इन 
ऋचाओ से हवन करे ॥७। “अस्ति आपु षि” .इससे अभिमन्त्रित करे | 
।८। उदग्र कुशाओ पर “स्योना पृथिवि भवेति¬इस मन्त्र से बिठा 
देवे ।९। महा व्याहृतियो से प्राशन कराव ।१०। शेष जो रह जावे 
उसको माता को खा लेना चाहिए 1१ १। 


॥ अथ चूडाकर्म ॥ 


सवत्सरे चूडाकमं ।१। तृतीये वा वर्ष ।२। पञ्चमे क्षत्रिय- 
स्य ।३। सप्तमे वैश्यस्य ।४। अग्निमुपसमाधाय ।५।ब्रीहि- 
यवाना तिलमाषाणामिति षात्राणि च पूरयित्वा ।६। 


प्रथमोञ्ध्याय ] { २६३ 


आनडुह च गोमय कुशभित्त च केशप्रतिग्रहणायादशचच- 
वनीत लोहक्षुर चोत्त रत उपस्थाप्य ।७। 

सपृच्यध्व ऋतावरीरूमिणा मधुमत्तमा । 
पृञ्चतीर्मधुना पयो मन्द्रा धनस्य सातय इति ॥ 
उष्णास्वप्सु शीता आसिञ्चति 151 

आप उन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्वाय वचसे । 

ज्यायुष जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । 

अगस्त्यस्य त्र्यायुष यह वाना त्र्यायुषम्‌ । 

तत्ते करोमि त्र्यायुषमिति ॥४ 

असाविति शीतोष्णाभिरद्भिदेक्षिण केशपक्ष त्रिरभ्यनक्ति 
।९। शलल्येके विजटान्‌ कृत्वा 11० नवनीतेनाभ्यज्य 
।११। ओषचे त्रायस्वंनमिति कुशतरुणमन्तदेधाति ।१२। 
केशान्‌ कुशतरुण चाऽदर्शन सस्पृरय ।१३। तेजोऽमि, 
स्वधितिष्टे पिता मैन हिसीरिति लोहक्षुरमादत्ते ।१४। 


धेनावपत्‌ सविता इमश्वम्र क्षुरेण राज्ञो वरुणस्थ विद्वान्‌ । 
थेन धाता बृहस्णतिरिर्द्रस्य चावपच्छिर । 
तेनब्रह्माणोवपतेदमद्याऽऽयुष्मान्‌दीर्घायुरयमस्तुवी रोऽसाविति॥ 


केशाग्राणि छिनत्ति कुशतरुण च 1१५॥ एव द्वितीयमेव 
तृतीयस्‌ ।१६। एव द्विरुत्तरत ।१७। निकक्षयो षष्ठसप्तमे 
गोदानकर्मणि ।१८। एतदेव गोदानकमं यच्चुडाकमं ।१६। 
षोडशे वर्षोष्टादशे वा ।२०। तृतीये तु प्रवपने गा ददा 
त्यहत च वास ।२१। तुष्णीमावृत कन्यानाम्‌ ।२२। 
प्रागुदीच्या दिशि बह्लौषधिके देशेऽपा वा समीपे केशा- 
न्लिखनन्ति ।२३। नापिताय धान्यपात्राणि नापिताय 
घान्यपात्राणि 1२४। 
सम्वत्सर मे चुडाकम होना चाहिए । अर्थात्‌ एक वर्ष के अन्दर ही 
चुडा सस्कार कर देवे ।१। अथवा यदि किसी अडचन के कारण प्रथम 


२६४ ] [ शाखायनगृह्यसूत्र 


वर्ष मे चुडाकमं न हो सके तो तृतीय वर्ष मे करे। तात्पर्य यह है कि 
द्वितीय वष मे इस कम को नही करना चाहिए ।२। यह नियम निप्र के 
लिये है । क्षत्रिय का चुडाकर्म पांचवे वष होता है॥३। वेश्य का 
खुडाकम सातवे वर्ष मे हुआ करता है 1४। अग्नि का उप समाधान करे ॥ 
।२। व्रीहियवो के और तिलमाषो के पात्रों को पुरित करके 1६) आनडुह 
और गोमय तथा मूल सहित कुशा को केशो के प्रति ग्रहग के लिये 
आदश--नवनीत और लोहे के छुरा को उत्तर की ओर उपस्थापित 
करता चाहिए 191 ' सपूच्ऊध्व ऋता नदी र्ूमिणा मधुमत्तमा पृञ्जती- 
मधुना पयोम द्रा धनस्य सातय ' इस मन्त्र का उच्चारण करके उष्ण 
जलो मे गीतलजव का आमिञ्चन करता है 151 “आप उन्दन्तु जीव से 
दीर्घायुत्वाय वचसे । त्र्यायुष जमदाने कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । अगस्त्यस्य 
त्रयुष यरदेवाना अणायुषम्‌ । तत्तेकरोमि त्र्यायुषम्‌? यह इस मन्त्र से 
शीतल और उष्ण जलो से दक्षिण केशो के पक्ष को तीन बार अभ्यनक्त 
करता है 18) कुछ विद्वानो का मत है कि शलली से विजटा करे 
1१०। नवनीत से अभ्यक्त करे ।११। “ओषदवे त्रायस्वेनमू ” इस मन्त्र से 
कुशतरुण की अन्तर्धान करता है 1१२) केशो को ओर कुञतरुणो को 
आदश (दपण) से सम्पशन करे ।१३। तेजोऽसि स्वाधितिष्ठे पिता, 
मेन हिंसी “-इस मन्व रे लौह के शुर का ग्रहण करता है ।१४।“येनाव- 
पतूसविता श्मच्वग्रे क्षरेण राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ । येनधाता बृहस्पति 
इन्द्रस्य चावपच्छिर तेन ब्रह्माणो वपते दमद्याळ्युष्मान दीर्घायुरय- 
मस्तु वीरोऽसाविति' -इस मत्र से केशो के अग्र भागो को और कुश- 
तरुण को छेदन करता है !१५। इमी प्रकार से द्वितीय, तृतीय को करे । 
।१६। इमी रीति से दो उत्तर की ओर मे करे ।१७। निकक्षो मे षष्ट 
सप्तम गोदान कर्म मे होता है 1१८] यह ही गोदान कर्म है जो कि 
चुडा कर्म होता है ।१६। सोलहवे वष मे अथवा अठारहुवे वष मे होता 
है ।२०। तृतीय वपन मे तो गो को देता है । और अहत अर्थात्‌ नुतन 
वस्त्र होता है ।२१। चुपचाप आवृत होता हुआ कन्याओ का करे ।२२। 
प्राक्‌उदीची दिशा मे-बहुत ओषधियो वाले देश मे अथवा जलो के 


प्रथमोऽध्याय ] [ २६५ 


समीप मे केशो को निखनन किया करते हे ।२३। नापित के लिये धान्य 


पात्रो को देना चाहिए । नाई को जो छुरा से वपन करता है उसको 
धान्य पात्लो को देवे ।२४। 


इति शा ह्घायनगृहच सूते प्रवमऽध्याय 


विती ए अपप 


॥ अथ उपनयन्‌ ॥ 


गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयेत ।१। ऐणोयेनाऽजिनेन 1२] 
गभेदशमेषु वा ।३। गर्भैकादशेषु क्षत्रिय रौरवेण ।४। 
गर्भेद्वादरीषु वेश्य गव्येन ।५। आ षोडशाद्‌ वर्षाद्‌ ब्राह्म- 
णस्याऽनतीत काल ।६। आ द्वाविशात्‌ क्षत्रियस्य 191 
आ चतुविशाद्‌ वश्यस्य ।८। अत ऊर्ध्व पतितसावित्रीका 
भवन्ति 181 नेनानुपचयेयु ।१०। नाऽध्यापयेयु ।११। न 
याजयेयु ।१२। नेभिव्यबहरेयु ।१३। अहतेन वा सर्वान्मेर 
खलिन ।१:। मोज मेखला ब्राह्मणम्य ।१५। धनुर्ज्या 
क्षत्रियस्य ।१६। ऊर्गासूत्री वश्यस्प ।१७। पालाशो बल्वो 
वा दण्डो ब्राह्मणस्य ।१८। नैयग्रोधः क्षत्रियस्य ।१९। 
औदुम्बरो वेश्यस्य ।२०। प्राणसमितो ब्राह्मणस्य ।२१। 
ललाटसमित क्षत्रियस्य ।२२। केशसमितो वेश्यस्य ।२३। 
सव वा सवषाम्‌ 1२४ येनाऽऽबद्क नोपनयेताऽऽचार्याधीन 


२६६ ] [ शाखःयनगृह्यसूत्रे 


तत्‌ ।२५। परिवाप्योपनेय स्यात्‌ 1२६। आपप्लुत्याऽलड - 

कृत्य ।२७। हुत्वा जघनेनाऽस्ति तिष्ठत प्राड्‌ मुख आचा- 

यं प्रत्यङ्मुख इतर ।२८।तिष्ठ स्तिष्ठन्तमुपनयेत्‌ ।२&। 
मित्रस्य चक्षु धरुण बलीयस्तेजो यशस्वि स्थिविर समृद्धम्‌ । 
अनाहनस्य बसन चरिष्णु परीद वाज्यजिन दधेऽहस्‌ ।३०॥ 


गभ धारण जव करे उससे आठवे वष मे ब्राह्मण का उपनयन 
करा देना चाहिए ।१। ऐणेय अजिन अर्थात्‌ मृग चम के द्वारा उपनयन 
ब्राह्मण का करे ।२। अथवा गर्भ काल से दशम वर्ष मे करना चाहिए 
।३। गर्भ से ग्यारहवे वर्ष मे रौरव अर्थात्‌ रुरु के चर्म के द्वारा 
क्षत्रिय का उपनयन करे ।४। गभ काल से बारहवे वर्ष मे वेश्य का 
उपनयन सस्कार गव्य चम के द्वारा करे ।५। सोलह वष तक ब्राह्मण 
का काल अतीत नही होता है ।६। बाईस वर्ष तक क्षत्रिय का उपनयन 
काल अतीत नही होता है 1७1 चौबीस वर्ष की आयु तक वेश्य के 
उपनयन सस्कार का समय अनतीत रहा करता है 1५1 इन बतायी हुई 
तीनो वर्णो की अवस्थाओ से ऊपर ये सब सावित्री के अधिकार से 
पतित हो जाया करते हैं 18) सावित्री से पतित हो जाने वाले इन 
लोगो का फिर उपनयन नही करना चाहिए।१०। न इन लोगो का 
अध्यापन ही करवा चाहिए ।११। इन पतितो से याजन कमें भी न 
करावे 1१२। इन पतित दशा मे पहुच जाने वालो के साथ कोई व्यवहार 
भी नही रखना चाहिए । ।१३। जिनका उपनयन कराना हो ओर जो 
इस सस्कार के योग्य पात्र हो उनको अहत के द्वारा सबको मेखला 
वाले वनावे ।१४। मुञ्ज की बनी हुई मखला ब्राह्मण वण वाले की 
होती है। क्षत्रिय वण वाले बालक की मेखला धनुष की प्रत्य्चा की 
बनवानी चाहिए ।१६। वेश्य वण के बालक की मेखला ऊन सूत की 
होनी चाहिए ।१७। ढाक वृक्ष का अथवा विल्व वृक्ष का दण्ड ब्राह्मण 
का होता है 1१८) क्षत्रिय वर्ण के बालक का दण्ड वट वृक्ष का होता 
है। वेश्य का दण्ड गूलर वृक्षका हुआ करता है 1१५-२०। ब्राह्मण 


द्वितीयोऽध्याय ] [ २६७ 


का प्राण समित होता है अर्थात्‌ प्राण वायु जहाँ रहता है वहाँ तक 
लस्बाई मे परिमाण बाला दण्ड होना चाहिए ।२१। क्षत्रिय वण का 
दण्ड ललाट के बराबर पहुचने वाला होना चाहिए ।२२। वेश्य का 
दण्ड माथे के केशो के बराबर पहचने वाला होता है । ।२३। अथवा 
सब के दड सभी होते हैं।२४। जिम आवबद्ध र द्वारा उपनयन क्रिया 
जावे वह आचार्य के अधीन होता है।२५। परिवायन करके ही उप- 
नयत करने के योग्य होता है । ।२६। आप्लवन करके अलक्रत करे 
।२७। हवन करके जघन के द्वारा अग्नि के समीप स्थित हुए के प्राट्‌ मुख 
आचार्यं रहते हे और इतर प्रत्यडमुख होकर स्थित रहा करता है 
।२५। खडे होते हुए को खडा होते हुए ही उपनयन करना चाहिए 
1२६। मित्र का चक्षु वरुण वलीय-तेज यदास्वी-स्थावर और समृद्ध है । 
भनाहनस्य वसन का चरिष्णु मैं बाजि का अजित धारण करता 
हूँ ।३०। 


इय दुरुक्तात्‌ परिबाधमाना वर्ण पवित्र पुनती न आगात । 

प्राणापानाम्या बलमाविशन्ती सखा देवी सुभगा मेखलेयमिति॥ 
त्रिमेखला प्रदक्षिणा त्रि परिवेष्ट्य ।१। ग्रन्थिरेकख- 
योऽपि वाऽपि वा पश्च ।२। यज्ञोपवात कृत्वा यज्ञोपवीत 
मसि यज्ञस्य त्वोपवीतेनोप नह्यामीति ।३। अञ्जली पूर- 
वित्वाऽथेनमाह्‌ को नामासीति ।४। असावह भोइतीतर 
।२। समानाऽऽर्षय इत्याचार्यं ।६। समातार्षेयोऽह भो 
इतीतर ।७। ब्रह्मचारी भवान ब्र हीति 15 ब्रह्मचाय ह 
भो इतीतर ।९। भूमुव स्वरिति अस्याऽजलीखरीन्‌ 
आसिच्य।१०। दक्षिणोत्तराभ्या पाणिभ्या पाणी सगृह्य ज- 
पति 1११। देवस्य तवा सवितु प्रसवेऽर्विनोर्बाहुभ्या पूष्णो 
हस्ताभ्यामुपनयाम्यसाविति ।१२। गणानान्त्वेति गण- 
कामान्‌।१३। आ गन्ता मा रिषण्यतेति योधान्‌ 1१४ 
महाव्याहृतिभिवर्याधितान्‌ 1१५ 


२६५ | | शाखायनगृह्यसुत्र 


“यह दुरुक्त से परिवाधामाना होती हुई पवित्र वर्णं की पावन 
बनाती हुई नही गयी । प्राणापान से बल मे प्रवेश करती हुई यह सख'- 
देवी सुभगा मेखला है । त्रिगुणित मेखला को प्रदक्षिण तीन वार परि- 
वेष्टन करे ।१। उस मेखला मे ग्रन्थि एक हो तीन होवे अथवा पाँच 
होसकती है ।२। यज्ञोपवीत बनाकर यह निम्न मन्त्र पढे-“आप यज्ञो 
पबीत हो, यज्ञ के उपवीत के द्वारा उपनद्ध करता हूं ।” ।३। दोनो हाथो 
की कङजलियो को पूरित करके इसके उपरान्त इससे कहे-- क्या नाम 
वाले हो ? ' ।४। दूसरा कहता ठै--,भो ! मै यह हूँ अर्थात्‌ में अमुक 
नाम वाला हू ।५। फिर आचार्य कहता है--“समातार्षेप ” है। दूसरा 
कहता है--“भो ! मैं ममानार्षय हू” ।६-७। फिर आचार्ये कहता है-- 
“आप कहो मैं ब्रह्मचारी हू” ।५। दूसरा उत्तर देता है-- भो मै 
ब्रह्मचारी हुँ” । दी फिर ''भूभू वस्व” इससे इसकी अञ्जलि मे तीन 
अञ्गलियो का आसेचन करके दक्षिण-उत्तर हाथो से दोनो हाथो को 
सग्रहण करके जाप करता है।१०। वह जप यह है--"देवस्य त्वा 
सवितु प्रसवेश्विनोबाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्या मुप नयाभ्यसौ-इति” 
।११-1२। गण कामो को “गणानात्त्वेति-योधाओ को“ आ गन्ता 
मा रिषण्येतेति”~ व्याधितो को महा व्याहृतियो से करे।१३-१५। 


भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्नभीत्‌ । 
पषा ते हस्तमग्रभीदयमा हस्तमग्रभीत्‌ । 
मित्रस्त्वमसि धम्मंणा$ग्निराचाय्य स्तव ॥ 


असावह चोभौ अग्न एत ते ब्रह्मचारिण परि ददामि, 
इन्द्र ते ब्रह्मचारिण परि ददामि, आदित्यत ते ब्रह्म- 
चारिण परि ददामि, विश्वेदेवा एत वो ब्रह्मचारिण परि- 
ददामि दीर्घायुत्वाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयाय रायस्पोषाय 
सर्वेषा वेदानामाधिपत्पाय सुइलोक्याय स्वस्तये ।१। 
ऐन्द्रीमावृतमावते आदित्यस्याऽऽवृतमन्वावते इति दक्षिण 


द्वितीयोऽध्याय ] ( २६६ 


बाहुमन्वावृत्य।२। दक्षिरोन प्रादेशेन दक्षिणमसमन्वव 
हृत्य अरिष्यतस्ते हृदयस्य प्रियो भूयासमिति हृदयदेश- 
मभिमृशति ।३। तूष्णी प्रसव्य पर्यावृत्य ।४। अथास्योर्ध्वा- 
ड. गालि पाणि हृदये निधाय जपति 1४] 


भग ने तेरे हाथ को गृम्णित किया है, सविता ने हाथ को गृम्णित 
किया है--पूषा ते तेरे हाथ को गृम्णित किया है--अर्यमा ने हस्त को 
गुम्णित किया है । तू मित्र है घम्म से तेरा अग्नि आचाय है। “यह मै 
और दोनो हे अग्ने ! तुम्हारे इम ब्रह्मचारी को परिदान करता हुँ--हे 
इन्द्र | इस तुम्हारे ब्रह्माचारी को देता हँ--हे अ दिव्य ! तुम्हारे इस ब्रह्म 
चारी को परिदान करता हुँ--विश्वेदेवा ! इस आपसे ब्रद्माचारी को 
दीघ आयुष्य के लिये, सुन्दर प्रजास्त्व के लिये, सुन्दर वीय के लिये, 
रायस्वोष के लिये अर्थात्‌ धन के पोषण के लिये, सम्पूण वेदों के आधि- 
पत्य के लिये, सुश्लोक्य ओर स्वस्ति के लिये परिदान करता हू 1१1 
“एन्द्री मावृतयावत' आदित्यस्य'ऽऽइतमन्व वत इति” इस मन्त्र का 
उच्चारण करके दक्षिण वाहु का अन्वावतन करे ।२। दाहिने प्रादेश 
से दक्षिण अस को भन्वहरण करके “अरिष्यतस्ते हृदयस्य प्रियो भूया- 
समिति” इस मन्त्र से हृदय देश का अभिमृष्ट करता है ।३। मौनभाव से 
प्रसव्य का पर्यावतन करे ।४। इसके अनन्तर ऊध्व की ओर अज्भूलि वाले 
पाणि को हृदय पर रखकर जाप करता है ॥५॥। 


मम ब्रते हृदय त दधामि मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व ब्रृहस्पतिष्टरा नियुनक्तु मह्ममिति।१। 
कामस्य ब्रह्मचय स्यासाविति।२। तेनेव मन्त्रेण तथेव प- 
र्यावृत्य ।३। दक्षिरान प्रादेशन दक्षिणमसमन्वारम्थ जपति 

।४। ब्रह्मचाय सि समिध मा घेहि अपाऽशान कमं कुरु 
मा दिवा सुषुप्था वाच यच्छ आ समिदाधानात्‌ ।५। 
एषा ते अग्ने समिदिति अस्यादधाति समिध तूष्णी 

वा ।६। 


२७० ] [ शाखायनगृह्यसूत्र 


“नुम्हारे ब्रत मे सेरे हृदय को वारण करता हू मेरा चित्त तेरे 
चित्त के रीछे होवे मेरे वचन को एक मन वाल। होकर सेवन करो 
अर्थात्‌ एकाग्र मनसे मेरे वचनो का परिपालन करो । वृहस्पति तुमको 
मेरे लिय नियुक्त करे” ।१। काम का ब्रहमचय का यह है इति ।२। उस 
ही मन्त्र के द्वारा उसी भातिया वत्तनकरे ।३। दाहिने प्रादेश से 
दक्षिण अस को अन्वार ध करके जप करता है।४। ब्रह्मचारी हो, 
समिधाओ को मत धारण करो, अपोऽशान कर्म करो । दिन के समय 
मे शयन मत करो । समिधादान से लेकर वाणी को दो 1५। हे अग्ने | 
“यह तुम्हारी समिधा है” इति--इममे समिया को कहता है अथवा 
तूष्णीभाव से करता है ।६। 


॥ अथ सावित्रानुवाचनम्‌ ॥ 


सवत्सरे सावित्रीमन्वाह ।१। त्रिरात्रे ।२। अन्वक्ष वा 

।३। गायत्री ब्राह्मणायानुब्र्‌ यात्‌ ।४ त्रिष्टुभ क्षत्रियाय 

।५। जगतो वेश्याय ।६। सावित्री त्वेव ।७। उत्तरेणाग्नि- 

सुपविशत ।८।प्राड मुख आचार्य प्रत्यड मुखइतर ।8 

अधीहि भो इति उक्त्वा ।१०। आचाय 3%कार प्रयुज्याः 

थेतर वाचयति सावित्री भो अनुब्र हीति ।११। अथास्मे 

सावित्रीमन्वाह तत्सविलुवरेण्यमिति एता पच्छोऽद्ध चंशो 

ऽचवानमस्‌ ।१२। 

सम्वत्सर मे सावित्री का अनुकथन करे । तीन ब्रत है जिनके काल 
वक्ष्यमाण है--सातत्सरिक है । यहा पर तीन बिक्ला है-सम्वत्वर 
मे-त्रिरात्र मे और अन्वक्ष । उमी के लिए यह कहा गया है--कामस्य 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यस्य । यह तालय है कि हे अमुक शमन ! मेरे लिये 
साविज्ग साम्व॒त्सरिक, तं रात्रिक अयवा आन्वक्षिक ब्रह्मचर्य का नियुक्त 
करो ।१-३। गायत्री छन्द ब्राहमण के लिये बोलना चाहिए ।४। क्षत्रिय के 
लिये त्रिष्टुप कहे --1५। वेश्य वर्ण वाले के लिये जगती छन्द का कथन 


द्वितीयोऽध्याय ] [ २७१ 


करना चाहिए ,६। सावित्री को ही कहे ।७। अग्नि के उत्तर मे उपविष्ट 
होवे ।5। आचायं जो हो उसे पूव की ओर मुख करके बैठना चाहिए 
और इतर को प्रत्यड सुख होकर रहना चाहिए ।&। “भो । अध्ययन 
करो” यह कहे 1१०। आचाय “>कार का प्रयोग करके इतर से 
सावित्री वंचाता है और कहता है--भो ! सावित्री को पीछे मे बोलो” 
।११। इसके अनन्तर इसको सावित्री “तत्सवितुवरेण्यम्‌” यह बोलता 
है । इसको पच्छ आधी ऋचा का अववान है ॥१२॥ 


॥ अथ व्रतानि ॥ 


आपो नाम स्थ शिवा नाम स्थ। 
ऊर्जा नाम स्थाऽजरा नाम स्थ । 
अभया नाम स्थञ्मृता नाम स्थ । 

तासा वोऽशीय सुमतौ मा धत्त ति एव त्रिरप आचम- 

य्य 19) स्वस्ति नो मिमीतामिति पञ्चचेन दण्ड ।२। वरो 

दक्षिणा ।३। प्रदक्षिणमग्नि पर्याणीय भिक्षते ग्रामम्‌ ।४। 

मातर त्वेव प्रथमाम्‌ ।१। या वन न प्रत्याचक्षीत ।७। 

आचार्याय भं क्ष्य निवेदयित्वाऽनुज्ञ।तो गुरुणा भुञ्जीत 

।७। अहरह समिदाधान मिक्षाचरणमध शय्या गुरुशुधू- 

षेति ब्रह्मचारिणो नित्यानि ।5। 

“आपो नाम स्थ, शिवा नामस्थ, ऊर्जा नामस्य, अजय नाम स्थ! 
अभया नाम स्थ अमृता नाम स्थ” । तासा केशीय सुमतौ मा धत्तेति”- 
इन पाच ऋचाओ से दष्ठ को देता है ।१-२। वर दक्षिणा है ।३। प्रदक्षिण 
अग्नि को पथणयन करके ग्राम मे मिक्षाटन करता है ।४ सबसे प्रथम 
माता से ही 'भक्षा मॉगे ।५। जो कि उसका प्रत्याध्यान करेगी । अर्थात्‌ 
माताओ को अवश्य ही अपन ब्रह्माचारी पुत्र को भिक्षा देनी होगी।६।जो भी 
भिक्षा से प्राप्त हो उस सब को लाकर अपने आचाय की सेवा मे सवं 
प्रथम ब्रह्मचारी को निवेदित कर देना चाहिए । जब आचार्य अनुज्ञा 
प्रदान कर देवे तो अपने गुरुदेव के ही साथ उसका खाना चाहिए ।७। 


२७२ ] [ शाखायनगृह्यसूत्र 


नित्य प्रति नियम से समिधाओं का लाना--प्रतिदित भिक्षाचरण करना- 
भूमिपर नीचे शयन करना और रोज ही अपने श्री गुरुदेव की सेवा- 
शुश्रूषा करना ये सभी ब्रह्माचारी के लिये नेत्यिक्र ब्रत हुआ करते हे 1८) 
।। अथ अनुवाचनम्‌ ॥ 
अथाऽनुवाचनस्य ।१। अग्नेरुतरत उपविशत ।२। प्राड्‌ 
मुख आचाय प्रत्यड मुख इतर ।३। अभिवाद्य पादावा- 
चार्यस्य पाणी प्रक्षाल्य ।४ दक्षिण न जानुनाऽऽक्रम्य सूले 
कुशतरुणान्‌।५। दक्षिणोत्तराभ्या पाणिभ्या मध्ये परिगृह्य 
।६। तान्त्‌ सब्येनाऽऽचार्योऽग्रे सग्रह्म दक्षिणना ऽङ्ग पारा 
षिश्चन्चथेतर वाचयति ।७। सावित्री भो अनु ब्रूहीति 
इतर ।५। सावित्री ते अनु ब्रवीमीति आचाय ।8। गा- 
यत्री भो अनु ब्र हीति इतर , गायत्री ते अनु ब्रवीमीति 
आचार्य ।१०। वेश्वामित्री भो३अनु ब्र हीति इतर वेश्वा- 
नरी ते अनु ब्रवीमीति आचार्य ।११। ऋषीन्‌ भो३अनु 
ब्र हीति इतर ऋषीस्ते अनु ब्रवी पीति आचाय ।१२। दे 
वता भो३अनु ब्रृहीति इतर देवतास्ते अनु ब्रवीमीति 
आचारय ।१"। छन्दासि भो३ अनु ब्रृहीति इतर, 
छन्दासि श्राति ते अनु ब्रवीमीति आचाय 
।१४। श्र ति भो३ अनु ब्रृहीति इतर श्रृतिते अनु ब्रवी 
मीति आचाय ।'। स्मृति भो३ अनु ब्रृहीति इतर 
स्मृति ते अनु ब्रवीमीति आचाय ।१६। श्रद्धामेधे भो३- 
अनु ब्रृहीति इतर श्रद्धा मेधे अनु ब्रवीमीति आचार्य 
। १७। एवमेवमूपेयस्य-यस्य यो-यो मन्त्रो यह वत्यो यच्छ- 
न्दारच तथा-तथा त त मन्त्रमनुन्न यात्‌ ।१५। अपि वाऽ- 
विन्दन्तृषिदवतच्छन्दासि तत्सवितुवरेण्यमिति एता 
पच्छा55 चशोऽनवान॑मित्येषेति समाप्त आअहाऽऽचाय्य 
।१९। एवमेकेक्मृषिमनुवाक वाऽतुब्र यात्‌।॥२०। क्षद्रसूक्त- 
ष्वनुवा कस्‌।२१। यावद्वा गुरुमन्येत 1२२। आद्योत्तमे काम 


द्वितीयोऽध्याय ] [ २७३ 


सूक्त वाऽनुत्र याहषे ।२३। अनुवाकस्य वा ।२४। एकेका 
सूक्तादाविति 1२५ एषा प्रभूतिरिति काम सूक्तादावा- 
चाय इति ।२६। एतहृषिस्वाध्यायें व्याख्यातम्‌ ।२७। 
समाप्ते कुशतरुणानादायाऽऽनडुहेन मूले कुण्ड कृत्वा 
यथासुक्त कुशेष्वपो निषिञ्चति ।२८। अह शेष स्थानमु- 
पवासइच्‌ ।२९। 
इसके अनन्तर अनुवाचन के विषय मे वर्णन किया जाता है ।१। गुरु 
और शिष्य दोनो अग्नि के उत्तर भाय मे उपविष्ट हो जाते हैं ।२। 
आचार्य को पूर्व को ओर मुख वाला होकर स्थित रहना चाहिए और 
इतर को प्रत्यमुख होकर बैठना चाहिए ।३। अपने आचाय देव के 
शरणो मे आभिवादन करके दोनो हाथो का प्रक्षालन करना चाहिए ।४। 
दक्षिण जानु (घटना) से तरुण कुशाओ के मूल मे आक्रमण करे ।५। 
द पने रौर वाये हाथो से मध्य मे परिग्रहण करे ।५। उनको आचाय 
आगे 54 सं सग्रहण करके दाहिने से जल के द्वारा परिपञ्चन करता हुआ 
शिष्य ब्रह्मचारी को बेंचवाता है ।७। शिष्य कहता है- “सो ! आच!य- 
बर । सावित्री का वाचन वरिए ” ।5। आचाय कहता है-- 
मै नुझको सावित्री बतलाता हुँ ।६। फिर शिष्य कहता है “ भो! 
आचाय वर | गायत्री बतलाइये ” आचाय कहत हैं- मैं तुमको गायत्री 
बतलाता हुँ ।१०। ब्रह्मचारी कहता है-- “भो गुरुवर ! वेश्वामित्री मुझे 
बतलाइये ।” आचार्य कहते हें वेश्वानरी तुमको वतलाता हु ।११! 
इतर अर्थात्‌ शिप्य कहता-- भो ! मुझको ऋषियो को बतलाइये ” | 
आचाय वर कहते है-मैं तुमको ऋषियो को बतलाता हु” 1१२। शिष्य 
कहता है -“भो गुरुवर । देवताओ के विषय मे बतलाइए ” । आचाय 
कहते हे--“'मै तुमको देवताओ के विषय मे स्पष्ट रूप से बोलता हूँ 
1१ ब्रह्मचारी कहता है भो आचाय! मुझको छन्दो के विषय मेबतलो इये। 
आचार्यकहतेहे-बतलाताह इतर कहता है-भो आचार्यवर ! मुझे आव श्रुति 
बतलाइये ” । आचाय कहते हे--“ मैं तुमको श्रुति के विषय मे बत- 
लाता हुँ '' 1१५। शिष्य कहता है-““भो गुरुदेव | आप मुझ को स्मृति 


२७४ शाद्धायचगृह्यसूत्रस्‌ 


बललप्दए आचाय कहते हे--“मैं नुझको स्मृतयो के विपत्र मे 
बतल,ता हू " ।१६। झिप्ण निवेदन करता है--/ह एुम्देव ' आप मुझ 
को श्रद्धा आर मेव ब्वल।उए] आचाय कहन हे- मै तुम रो श्रद्धामियबत- 
लाता 71१७! इमी प्र ७र से जिर्नाजिन ऋरि का जो जो मन्त्र है तौर जो 
देवता वाला आ' “जस छन्द वाला है उस-उर मन्त्र को उसी प्रकार बोलना 
चाहिए।१८।३पिन्प ऋषि देवत छन्दो को न प्राम करते हुए तत्सवितुवरेण्यम्‌ 
इति-इमका आधी बृचा के पच्छ को अनवान्‌ कर यह समाम हो गया है 
गसः आचार्य बोनता हे 1१६) उस प्रक” से एक-एक ऋषि अथवा अनु- 
वाक को बोलना चाहिए 1२०। शुद्र सूक्तो मे अनुजाक होता है ।२ । 
अथवा जितना गुरु मगनत हो ॥२२। अथव' आद्योत्तम मे इच्छा पुर्वक 
सूक्त म बेले ।२६। अथवा अनुवाक का बोले ।२४, एक एक को सूक्त 
आदि मे बोले २९, ' एप आदि -ण्ह इच्छापुकक सूक्त के आदि मे 
आचाय कहे ।२६। यह मपि स्वाय्याय म व्याख्या करदी गयी है ।२७। 
समाप्त हो जाने पर कुर तम को लाकर अनडु? के द्वारा सून म कुण्ड 
करके मुक्त के अनुसार ठु।भो मे जल का निपिञचन करता है।२८। 
अह ज्ञप-स्थान और उपवास ह १२९१ 


अपराह्रोऽक्षतधाना मिर्तक्षवाऽऽज्याहृतिधम्म णाऽग्नौ 

पाणिना जुहयात्‌ सदसस्पतिमऱद्भ तमिति प्रत्य च सुक्त- 

शपेण 1१ भक्ष राचाय स्वस्तिवाच्य ।२। 

अपराह्न मे अर्थान्‌ दोपहर के बाद समय मे अक्षत धान वाला 
भिक्षा करके चूत की आहनि के वम से हाथ से “ सह सस्पति मद्भतम 
इस प्रत्येक ऋचा को सुक्त शेष से हवन करना चाहिए 1१। भक्षो से 
आचाय को स्वस्ति बाचन कराना चाहिए ।२। 


। अथ सन्ध्योपासनकर्म ।। 


अरण्ये समित्पाणि सन्ध्यामास्ते नित्य वाग्यत उत्त- 
राप राभिमुखोऽन्वष्टमदेशमा नक्षत्राणा दर्शनात्‌ ।१। अ- 


द्वितीयोऽध्याय ] | २७५ 


तिक्रन्ताया महाव्याहृती सावित्री स्वस्त्ययनानि च ज- 
पित्वा 1२। एव प्रात प्राड मुखस्तिष्ठया मण्डलदश्चचात्‌ 
॥३। उदिते प्राध्ययनस्‌ ।४। 


अरण्य मे हाथ मे समिधा ग्रहण करने वाला होता हुआ नित्य मोत 
होकर उत्तर की ओर मुख करता हुआ अन्वष्ट देश मे नक्षत्रों के दर्शन 
से पूव मे सन्ध्या करता है ।१। अतिक्रान्ता मे महाव्याहृतियो को- 
सावित्री को और स्तरस्त्ययनो का जाप करे ।२। इसी प्रकार से प्रात 
काल मे मण्डल के दर्शन से पुष ही पूवं क्री ओर मुख करते हुए स्थित 


होकर करता है । सूर्य देव के समूदित हो जाने पर प्राध्ययन करना 
चाहिए 1३-४1 


॥ अथ अग्निकार्यम्‌ ॥ 


अहरह साय प्रात ।१। अग्निमुपसमाधाय परिसमुह्य 
पयुक्ष्य दक्षिण जान्वाच्य ।२। 

अग्नये समिघमहार्ष बृहते जातवेदसे । 

समे श्रद्धा च मेधा च जातवेदा प्रयच्छतु स्वाहा ॥ 
एधोऽस्येधिषीमहि समिदसि तेजोऽसि तेजो मयि धेहि 
स्वाहा । 


समिद्धो मा समर्धय प्रजया च घनेन च स्वाहा ॥ 

एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व चा च प्यायस्व । 
वधिषीमहि च वयमा च प्यासिषीर्माह स्वाहेति ।३। 

अथ पथुक्ष्य ।४। 

अग्नि श्रद्धा च मेधा चाऽविनिपात स्मृति च मे । 

ईडितो जातवेदा अय शुनन्न सप्र यच्छत्त्विति ॥ 
अग्निमुपतिष्ठते ।$। सोपर्णाब्रतभाषित दृष्ट वृद्धसम्प्रदा- 
यानुष्ठित तर्यायुष पश्चभिमेन्त्रै प्रतिमन्त्र ललाटे हृदये द- - 
क्षिणस्कन्धे वामे च तत पृष्ठ च पञ्चसु भस्माना त्रिपुण्ड, 


२७६ |] | शाद्वायनगृह्यसूत् 


करोति ।६। म एतेपा वेदनामेक द्वौ त्रीन सर्वान्‌ वाऽत्रीते 
य एव हुत्वगग्निमुपष्ठिने 191 


प्रतिदिन नित्य ही सायङ्काल और प्रात काल दोनो सभयो मे अरित 
कम करना चाहिए १} अग्नि का डपसमाधान करे-परिसमूहन करे और 
प्रयु क्षण करे दक्षिण मे अञ्न्वाचत करे ।२। “अग्नि के लिय जो वृहत 
और जात वेदर हे समिवा लग्या ह । वह जातकेदा मेरी श्रद्धा और 
मेधा को मुझे प्रदग्त करे, उसके लिये रवाहा हे । यह एध इसका वधन 
करता हे 1 यह समिधा है तेज हे । मुझमे तेज धारण करे! उसके 
लिये स्वाहा है । यह समिद्ध अग्नि मेरा समवघन करे प्रजा से और धन 
से मेरी वृद्ध करे उसके जिये स्वाहा है । ह अग्न । यह समिधा से 
तुमको समर्वाधत करे और तृप्त करे, हम ब्रढाते हे और हम आशीष दते 
है । उमके लिये स्वाहा हे 1३१1 इसके अनन्तर पर्यु क्षण करे ।४। यह 
अग्नि श्रद्वा-मेध।-अविनिप।त और स्मृति को ईडित उनतत जात वेद" 
सम््रदान करे । अग्नि का उपस्थान करता है ॥५॥ सौपण ब्रत भाषित 
“देष्ट-वृद्ध सम्त्रदा आानुष्ठित-त्थायूष-इन पाँच मन्त्रो से प्रति मन्त्र से 
ललाट म-हदय मे-दक्षिण स्कन्य मे ओर वाम स्कन्ध मे भोर इसके 
पश्चातु पृष्ठ मे इन पाचो स्थानो मे मस्म से त्रिपुण्ड करता है ।६। वह 
इन वेदो को-एक-दो-पीन अथवा सबको अबीन करता है जो इस 
प्रकार से हवन करके उपस्थान किया करता हे 1७! 


॥ अथ शक्रियव्रतकमं ॥ 


अथ व्रतादेशनम्‌ ।१। तस्योपनयनेन कल्पो व्याख्यात 
।२। न सावित्रीमन्वाह । । दण्डप्रदानान्तमित्येके ।४। 
उदगयने शुक्लपक्ष ।५। अहोरात्र ब्रह्मचर्यमुपेत्याऽऽचारयो 
-ऽमासाशी ब्रह्मचारी।५। चतुदशी परिहाप्याष्टमी च ।७। 
आद्योत्तमं चके ।८। या वान्या भप्रशस्ता मन्येत तस्या 


शुक्रिय ब्रह्मचयमादिशेत्‌ ।६। त्रिरात्र ब्रह्मचय चरेद्द्वाद- 


द्वितीयोऽध्याय ' { २७७ 


शरान सवत्सर वा यावद्‌ वा गुरुमंन्येत 11०४७ शाक्वर 

तु सवत्सरम्‌ 1११, ब्रातिकमौपनिषद च ।१२। पूर्ण काले 

चरिते ब्रह्मचय शयोर्बाहँस्पत्यान्ते वेदेऽनूक्त रहस्य 

श्रावयिष्यनकालनियम चाऽऽदेशेन प्रतीयेत 1१३ 

इसके अनन्तर व्रतादेशन है । आचाय एक अहोरात्र ब्रह्मचय फो 
प्राप्त करके माम के प्राशन मे रहित होवे । पव दिन मे और कम के दिन 
मे एक दिन रात्रि मे आचाय को अमासाशी होना चाहिए। वहाँ पर 
ब्रतादेशन करता है । उसका उपनयन से कल्प की व्याख्या कर दी 
गयी है । सावित्री को नही कहता है । कुछ विद्वातो का मत है कि 
दण्ड प्रदान के अन्त तक करे ।१-४। उदयन मे शुक्लपक्ष मे ।५। शुक्रिय 
शब्द यहाँ पर अध्ययन वाची है। उसके सम्बन्ध से यह ब्रत भी शुकिय 
कहा जाता है। चतुदशी और अष्टमी को परिहापित कर देवे । कतिपय 
मनीषियगे का कथन है कि आद्योत्तम मे करे ।६-८। जिसको अथवा 
अन्य प्रशस्ता को मानना चाहिए उसमे शुक्रिय मे ब्रह्मचर्य का आदेश 
करे ।द। तीन रात्रि तक ब्रह्मचर्यं का समाचरण करे अथवा बारह रात्रि 
तक या सम्वत्सर तक अथवा जितना भी गुरु माने करे ।१०। शाक्वर 
तो सम्वत्सर है ।११। और ब्रातिक एव ओपनिषद है।१२। पुण काल मे 
ब्रहमचर्य ब्रत के सञ्चरण करने पर शयो बाहस्पत्यान्त मे वेद के जानुक्त 
होने पर रहस्य का श्रावण कराते हुए और अकाल नियम को आदेश से 
प्रतीति कणी चाहिए ॥१३। 


॥ अथ उद्दीक्षणिका ॥ 


कुतप्रातराशस्याऽपराह्होऽपराजिताया दिशि ।१। हुत्वाऽऽ- 
चार्योऽथेन यास्वेव देबतासु परीत्तो भर्वात तास्वेवंच 
पुच्छति अग्नाविन्द्र आदित्ये विश्वेषु च देवेषु चरित ते 
ब्रह्मचय्यं स्‌ ।२। चरित भो ३ इति प्रयुक्त ।३। पश्चाद 
ग्ने पुरस्तादाचाय स्य प्राड मुखे स्थितेऽहतेनवाससाऽऽचा- 


१७८ ) { शाह्वायनगृद्यसूत्र 
य्यं प्रदक्षिण मुख त्रि परिवेष्टय ।४। उपरिष्टाहशा कृ 
त्वा यथा न सम्रश्‍येत ॥५ त्रिरात्र समिदावान भिक्षाचर- 
णमध शय्या गुरुशुश्रृषा चा$कुवंन्वाग्यतो 5प्रमत्तोररण्य॑ 
देवकुलेऽग्निहोत्रे वोपवमस्वेति ।६। अत्र हैके तानेव निय- 
माँस्तिष्ठतो रात््यामेवोदिशन्ति '७। आचाय्योऽमासाचीः 
ब्रह्मचारी ।ॐ त्रिरात्रे निवृ त्ते रात्र्यः वा ग्रामान्निष्कान्ते 
तानीक्ष तानघ्यायान्‌ ।९। पिसिताम चण्डाल सूतिका रज- 
स्वला तेदनिमपहस्तकाँ इमशान सर्वाणि च आवरूपाणि 
यान्यास्ये न प्रविशेयु स्वस्य वासान्‌ निरसन 1१ । प्रागु- 
दीची दिशमुपनिष्क्रम्य शुचौ देशे म्प्राड मुख आचार्य 
उपविशति 1११। उदित आदित्येऽनुवाचनधर्मेण वाग्य- 
तायोष्णीषिरोऽन्वाह 1१२१ महानाम्नीष्वेवेष नियम 
।१३१ अथोत्तरेषु प्रकरणेषु स्वाध्ययमेव कुर्वत आचाय - 
स्थेतर श्रृणोति ।१४। उष्णीष भाजन दक्षिणा गा ददाति 
।१५। त्व तमिति उच्चा दिवीति च प्रणवेन वा सर्वम्‌ 
।४६। अत्र हैके बेशवदेव चरु कुवते सर्वेषु प्रकरणोषु } १७१ 
यथापरीत्ततिति माण्डूकेय 1१८] 
प्रातराशन किये हुये हुए का अपराट्नी अपराजित दिशा मे स्थित 
होवे 1१1 इसके अनन्तर आचाय हवन करके इसको जिन देवो मे निट्ठा 
वाला होता है उन्ही मे इसमे पूछता है-- 'अग्नि मे-आदित्य में-इन्द्र मे- 
विश्वो मे देवताओं मे आपका ब्रह्मचर्य चारत हुआ है ?” ।२। “भो ' 
चरित हो गया है ऐसा उसका प्रत्युत्तर होता है 1३। यह उत्तर प्राप्त 
हो जाने पर पीछे अनि के आगे आचार्य को पूर्वे की ओर मुख 
वाला होकर स्थित हो जाने पर अहत अर्यात्‌ नूतन वस्त्र से आचार्य 
प्रदक्षिण मुख को तीन वार घोषित करे ।४ ऊपर से दशा करे ' 
जिस से सञ्रशन न होवे।५ तीन रात्रि तक समिधाओ 
का लाना भिक्षा का-माचरण करना अध भुमि पर रयत करना, 
गुरु की सेवा करना--इन कार्यो को न करता हुआ मोनवृत रखने 


द्वितीयोऽध्याय ] [ २७६ 


वाला--अप्रमत्त मर्थात प्रमाद मे रहित होकर अरण्य मे देवकुल मे 
अथवा अस्तिहोत्न मे उपवास करो ” इति ।५। यहाँ पर कुछ विद्ठानो 
का मत है कि उही नियमो मे स्थित रहते हुए को रात्रि मे ही उपदेश 
देते हुँ 1७ आचायँ को मास का अशन करने वाला ब्रह्मचारी होना 
चाहिए ।८। त्रिरात्र के अर्थात्‌ तीन रात्रयो के निवृत्त होने पर अथवा 
रात्रि मे ग्राम से निकलता हुआ इन अनध्यायो को देखे ।६। पिशिनाम--- 
चण्डाल सूतिका रजस्वला - तेदनिमय इुस्तका--इमशान और शव 
सूपो को जो मुख मे प्रवेश न करे । अपने धासो का निरसन करता हुआ 
।१०। प्रागुदीची दिशा मे उप निष्क्रमण करके किसी पवित्र देश मे 
प्राड्‌ मुख होकर आचारय उपविष्ट हो जाता है । ।११। सूर्य देव के उदित 
होने पर अनुवाचन धम से वाग्यत अर्थात्‌ मौन उष्णीषी के लिये बोलता 
है।१२। महा नाम्निया मे ही यह नियम है !१ । इसके अनन्तर उत्तर 
प्रकरणो मे स्वाध्याय करते हुए ही आचाय को इतर अर्थात ब्रह्मचारी 
श्रवण करता है।१४। उष्णीप-भाजन और गो दक्षिणा देता हे 1१५ 
'त्वतामिति'-“उष्यादिविति और प्रणव के द्वारा ही सब देवे 1१६। यहा 
पर कुछ का मत है कि सब प्रकरणो मे देवे ।१७। माण्इकेय यह कहता 
है जसा परीत्त हो ।१५। 


॥ अथ दण्डनियमा ॥ 


अथातो दण्डनियमा ।१। न अन्तरा गमत कुर्यादात्मनो 
दण्डस्य ।२। अथ चेहण्डमेखलोपवीतानामन्यतमद्विशी- 
स्यत छिद्योत वा तस्यतत्प्रायश्‍्चित्त यदुद्वाहे रथस्य 
।३। मेखला चेदसन्धेया भवत्यन्या कृत्वानुमन्त्रयते ।४। 
मेध्यामेष्यवि मागज्ञे देवि गोप्त्रि सरस्वति । 
मेखलेऽस्कन्नतच्छिन्न सतनुष्व ब्रत मम ॥ 

त्वमग्ने व्रतभूच्छुचि पन्ने देवों इह्दाऽऽवह्‌ । 

उप यज्ञ हविश्च न ॥ 


२५० ) [ शाद्धायमगृद्यसूत्र 


ब्रतानि बिश्रद्‌ ब्रतपा अदाभ्यो भवा नो दूतो अजर सुवीर । 
दवद्रत्नानि सुमुडीको अग्ने गोडाय नो जीवसे जातवेद इति 1५॥ 
उपवोत च दण्डे बघ्नाति 1६) तदष्येतत्‌ 1७) 

यज्ञोपवीत दण्ड च मेखलामजिन तथा । 

जुहुयादप्सु ब्रते पुण वारुष्यर्चा रसेन वा 1८1) 


इसके अनन्तर दण्ड के विषय मे कुछ नियम बतलाये जाते हैं 1१: 
ब्रह्मचारी को दण्ड के बीच से कभी गमन नही करतः चाहिए 1२! 
इस के अनन्तर यह बतनाया जाता है कि यदि ब्रह्मचारी के दण्ड 
मेखला ओर उपवीत इममे ये कोई भी एक विगोण हा जावे अथवा 
छिन्न हो जावे तो उसका वह प्रायश्चित्त है जो उद्बाह मे रथ का होता 
है 1२) यदि मेखला अमन्धेय हो अर्थान्‌ जो उनके योग्य न होवे तो 
अभ्य मेखला बनाकर अनुर्मा तत करता है 1४+ वह मन्त्र यह है मेध्या 
मेष्य विभावज्ञो देवि गोप्ि सरप्वति । मेखले श्स्कन्नमच्छिन्ट 
सतनुष्व ब्रत मम । त्वमग्ने ब्रतमच्छु चिरस्ते देवा इहावह। उप यज्ञ 
हविश्च न । व्रतानि विञ्रह ब्रतया अदाभ्यो भवा नो हतो अजर सुवीर 
दघदुरत्नोनि सुभूडीको अग्ने गोपाय नो जीवगे जातवेद इति । 
अर्थात्‌ पवित्र ओर अपवित्र के विभाग के जानने वाली हे देवि! हे 
रक्षा करने वाली । हे सरस्वति । हे मेखले ! मेरे इस ब्रत को अस्क ध 
और आच्छिन्न पुण करो । हे अग्ने ! आप अय ब्रत धारण करने वाले 
एव शुचि हो । सब देवो को इसमे जावहन करो इत्यादि ,५॥ ओर 
उपवीत को दण्ड मे बॉवता है 1६) वह भी यह है 1७) यज्ञोपवीत-दण्ड-- 
मेखला अजिन को व्रत के पुण हॉ जाने पर हवन कर देना चाहिए * 
अथवा वारण मे रस के द्वारा अर्चा करे ।८। 


1] अथ वेश्वदेवकर्म ॥। 


अथ वेश्वदेव 1१। व्याख्यातो होमकल्प ।२। वैश्वदे- 
वस्य सिद्धस्य सायप्रातगृ ह्य ऽग्नौ जुह्यात्‌ ।३। 


द्वितीयोऽध्याय ] | 


अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इन्द्राग्तिभ्या स्वाहा 
विष्णवे स्वाहाभरद्वाजधन्वन्तरये स्वाहा विद्वेभ्योदेवेभ्य 
स्वाहा प्रजापतये स्वाहा अदितये स्वाहा अनुमतयेस्वाहा 
अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति हुत्वेतामा देवतानाम्‌ 1४) 
अथ वास्तुमध्ये बलि हरेद्‌ एनाभ्यश्चैव देवताभ्य नमो 
ब्रह्मणे ब्राह्वाणभ्यश्च वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मानिति 
वास्तुमध्ये वास्तोष्पतये च ।५। अय दिशा प्रदक्षिण 
यथारूप बॉल हरति ।६। 


नम इन्द्रायेन्द्र भ्यश्च नमो यमाय याम्येम्यशच नमो 
वरुणाय वारुरोभ्यशच नम सोमाय सोम्येस्यशच नमो 
बृहस्पतये बाहस्पत्येभ्यशच ।७। अथाऽऽदित्यमण्डले नमो- 
ऽदितय आदित्येभ्यश्च नमो नक्षत्रेभ्य ऋतुभ्यो मासेस्यो- 
ऽद्धं मासेभ्योऽहोरात्रेभ्य सवत्सरेभ्य ।5। पूष्ण पथिकृते 
धात्र विधात्रे मरुद्भथञ्चेति देहलीपु ।६। विष्णवे हपदि 
।१०। वनस्पतय इति उलूखले ।११। ओषधोभ्य इति 
ओषधीना स्थाने ।१२। पञ न्यायाद्धय इति मणिके 
।१३। नम श्रिये शय्याया शिरसि पादत भद्रकाल्ये ।१४। 
अनुगुप्ते देशे नम सर्वान्नभूतये ।१५। अथान्तरिक्षे नक्त- 
शरेभ्य इति सायम्‌ अहर्चरेभ्य इति प्रात ये देवास इति 
च ।१६। अविज्ञाताम्यो देवताभ्य उत्तरतो धनपतये च 
1१७। प्राचीनावीती दक्षिणत शेषन्निनयति ये अग्निदग्धा 
इति ।१८। देवपितृनरेभ्यो दत्त्वा श्रोत्रिय भोजयेत्‌ 1१६॥ 
ब्रह्मचारिणे वा भिक्षा दद्यात्‌ ।२०। अनन्तर सोत्रासिनी 
गर्भिणी कुमारान्‌ स्थविरॉइछ भोजयेत्‌ ।२१। श्वस्य श्व- 
पंचेम्यश्‍च वयोभ्यशचाऽऽवपेद्‌ भुमी ।२९। इति नाऽनवत्त- 
मरनीयात्‌ ।२३। तेक ।२४। न पूवम्‌ ।२५। तदप्येहृ चो क्तसु 
मोघमन्न विन्दते अप्रचेता इति ।२६। 


२८२ ! [ शाखायनगृह्यसत्र 


इसके अनन्तर वेश्वदेव कम के विपय में वतलाएा जाता है।१। 
होम कल्म की व्याय्या करदी गयी है । 1२। थिद्व वैश्वदेव का साय 
काल और प्रात काल म गृह्य अग्नि मे हवन करना चाहिए ।- आहुतिया 
इस निम्न क्रम स देती चाहिए--अग्वि के जिये स्गाहा-योमाय स्वाहा 
इन्द्राग्निथ्या स्वाहा-विप्णवे स्वाहा-भरद्वाज धन्वन्तर ये स्वाहा विएबैभ्यो 
देवेभ्यो स्वाहा प्रजाउतये  स्वाहा-अदितये स्त्रहा अनुमतयेस्वाहा 
अनय स्विडऊते स्वाहा इतमतोकेद्वारा इस प्रकार से इन उ युक्त 
देवो के लिये आहुतियाँ दक्र हवन करे 1४1 इसके उपरान्त वास्तु के 
मध्य मे इन देवताओं के लिये बलि का हरण करे | नमो ब्रह्मगे ब्राह्मणेभ्यश्व 
वास्तोष्पते प्रतिजानी ह्यस्मान्‌ इति” >र्थात्‌ देवास्तोष्पते ब्रह्मा केजिये और 
मध्य मे ब्राह्मणो फे लिये नमस्कार है-ह्॑रको जानो | इस रीति से वास्तु के 
मव्य मे और वास्तोष्पति के लिप करे।५।इसके अनन्तर दिशाओ के प्रदिक्षण 
मे यथा रूप वनि का हरण करता है 1.1 “नम इन्द्रायैन्द्रे भ्यश्च, 
नमो यमाय थाभ्येभ्यण्च नमो वर्णाय वारुणेभ्यशच नमो सोमाय 
सौम्यभ्यश्च, नमो वृहस्पतये वाहपत्येभ्यश्च ” अर्थात्‌ इन्द्र के लिये 
और ऐलन्द्रीया के लिये नमस्कार है, यम केलिये और याम्यो के लिये 
नमस्कार है-वरण के ।नये और वारुणो के लिये नमस्कार है-सोम 
देवता के लिये और मोौम्यो के लिये नमस्कार है-ब्रहम्पति के लिये 
वाहस्पत्यो के लिये नमस्कार है ।७। इसके अन तर फिर आदित्य 
मण्डल मे-अदित के लिये और आदित के पुत्र आदित्यो के लिये 
नमस्कार है-नक्षत्रो के लिये, ऋतुओ के लिये, मासो के लिये, अघ- 
मासो अर्थात्‌ पक्षो के लिये, अहोरात्रो फे लिये अर्थात्‌ दिनो और 
रात्रियो के लिये तथा सम्वत्सरो के लिये नमस्कार है ।5। फिर 
देहनियो मे पूप! के लिये, पर्थिकृत्‌ के लिये, वाता के लिये, विधाता 
के लिये और मरुद्गणो के लिये नमस्कार है ।६। हशद (पाषाण) 
पर विष्णु के लिये नमस्कार है 11०1 उलुखल मे “वनस्पति के लिये” 
इस से नमस्कार है।११। ओषधियो के स्थल मे “ओषधीम्य ” इस 
मन्त्र से नमस्कार है 1१२२ मणिक पर "पज्जन्यायभ्द्व” इस से 


हितीयो$व्पाय ] [ २८३ 


पर्जन्य के लिये नमस्कार है।१३। “नम श्रिये -इत्यादि मन्त्र से 
शय्या मे, शिर मे “भद्रकाल्य”-इस से पाद से करे।१४। अनुगुप्त 
देश मे नम सर्वान्नभूतये-इत्यादि मन्त्र से करे ।१५। अथान्तरिक्षे 
इस मन्त्र के द्वारा साय काल मे अन्तरिक्ष मे और प्रात कल अहइचरेभ्य 
इस मन्त्र से रात्रिचरो और दिनचरो के लिये नमस्कार करे ये 
देवास और इस मन्त्र से करना चाहिए ।१६। जो देवता अविज्ञाय हो 
उनके लिये और धनपति के लिय उत्तर मे करे ।१७। ये अग्निदग्धा 
इममे प्रावीरारीरी होकर दिग मे शेप को निनयन करताहै 
।१८। देवो --पित्रगणो को तथा नरी को इस प्रकार से बति देकर 
श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए । 1१६। अथवा किसी 
ब्रह्मत्रारी केलिये भिक्षा दे देनी चाहिए ।२०। इसके उपरान्त सो 
वासिनी को जो विवाहित हो और पतिके घर मे पति के सयोग 
को प्राप्त हुई हो उसे सोवासिनी कहते है । गभिणी को, कुमारो 
को और स्थविरो अर्थात्‌ वृद्धो को भोजन करावे ।२१। कुत्तो के लिये 
शवपचो के लिये और पदार्थो के लिये भूमि मे आनयन करे 
।२२। इस प्रकार से अनवक्त का अशन नही करना चाहिए 
।२३। एक अर्थात्‌ अकेला भी अशन न करे ।।२४। पहिले भी अशन 
नही करना चाहिए !२५। तो भी इस ऋचा ने कहा है-मोध मन्न 
विन्दते अप्रचेता इति ।२६। 


।। अथ षडर्घेणकमं ।। 


षण्णा चेद्ध्याणामन्यतम आगच्छेग्गोपशुमजमच्न वा 
यत्‌ सामान्यतम मन्येत तत्कुर्यात्‌ 1१1 नामासोऽर्घं स्यात्‌ 
।२। अधियज्ञमधिविवाह कुरुतेत्येव ब्रूयात्‌ ।३। आचार्या- 
याऽऽग्नेय ।४। ऋत्विजे बाहँस्पत्य ।५। वेवाह्याय प्राजा- 
पत्य ।६। राज्ञ ऐन्द्र ।७। प्रियाय मेत्र ।८। स्तातकायन्द्रा- 
ग्न 15) यद्यप्यसक्कत्‌ सवत्सरस्य सोमेन यजेत कुतार्घ्या 
एवेन याजयेयुर्नाऽक्ृतार्ध्या ।१०। तदपि भवति ।११। 


२०४ | [ गाखायनगृह्यसत्र 


छे अर्घ्यो मे यदि अन्यतम आवे तो गौ, पशु, अज अथवा अन्न को 
सामान्यतम है ऐसा घप्ते और उमे करना चाहिए ।१। अमास अघ नही 
होना चाहिए 1२। अवियज्ञ अविविव'ह करे,यही बोलना चाहिए ।३।आचाय 
के लिये आ'नेय होता हे ।४। ऋत्विक के लिरे बाहस्पत्य हे 1५ वेवाह्म 
के लिये प्राजापत्य है ।६' राजा के लिये ऐच्र होता हू ।७। प्रिय के लिये 
मैत्र ह ।5। स्नातक के तिये ऐेद्राग्न होता है ।६। यद्यपि कई बार सोम 
छे सम्वत्मर का यजन करना च हिए । कृत अघ्यं वाले ही इसका य गन 
करे | और जो और कृठाघ्य है उनको नही करना चाहिए ।१०। वह भी 
होता है ।११। 


।। अथ अतिथिकम ॥। 


तुणान्यप्युञ्छततो नित्यमग्निहोत्र च जुह्वत । 

सर्व सुकृतमादत्त त्राह्मणोऽर्नाचतो वसन्‌ ॥१॥ 
ओदपात्रात्त दातव्यमा काष्ठाज्ञ हुयादपि । 

आ सूक्तादाऽनुवाकाद्वा ब्रह्मयज्ञो विधीयते १1) 
नोपवास प्रवासे स्यात्‌ पत्नी धारयते ब्रतम्‌ । 
पुत्रो ञ्राताऽथवा पत्नी सिष्योवाऽस्य बलि हरेत्‌ ॥३॥ 
वेश्वदेवमिम ये तु सायप्रात प्रकुवते । 

ते अर्थेरायुपा कीर्त्या प्रजाभिश्च समृव्नुयुरिति ॥४॥ 


(एक ही ग्राम मे निवास करने वाला कभी भी अतिथि नहो होता है 
कितु एक ही ग्राम का निवासी भी अन्य देश मे जाकर समागत हुआ 
हो तो बह भी अतिथि माना जाता है । आतिथेश वहाँ पर ही होता है 
जहॉ पर घर मे भार्य्या होवे तथा जहाँ पर अग्नि होवे । ऐसे ही स्थल 
पर आतिथ्य का परिपालन किया जाता हे । प्रवास आदि मे आतिथ्य 
का पालन नही किया जाता है । आतिथ्य को बडी महिमा है । अतिथि 
सत्कार का न करना बहुत अनिष्टकर हुआ करता है। आतिथ्य गृह मे 
समागत का ही होता है। यदि कोई मागं मे ही मिल जावे तो नही 


तृतीयोञ्ध्वाय ] [ २०१ 


किया जाता है। जो तृणो को भी उञ्छ से नित्य ही अग्निहोत्र "करके 
आहुतियाँ देने वाला है उसका भी सम्पूण सुकृत वह ब्राह्मण ले जाया 
करता है जो घर मे तो रहे किन्तु उसका कुछ भी अभ्यचन न किया 
गया होव ।१। उदक पात्र आरम्भ करके देना चाहिए और काष्ट से लेकर 
हवन भी करना चाहिए । सुक्त से अथवा अनुवाक से लेकर ब्रह्म यज्ञ 
किया जाता है ।२। प्रवास मे उपवास नही करे । उस ब्रत को पत्नी 
धारण किया करती है । पुत्र-श्राता-भथवा पत्नी या शिष्य इसकी 
बलि का हरण करता है ।३। जो लोग इस बलि वेश्वदेव को सायद्धाल 
मे तथा प्रात काल मे किया करते है वे पुरुष धन से आयु से कीत्ति से 
और प्रजाओ से समृद्ध हुआ करते हे ।४। 


॥ अथ प्रवत्स्यद्ब्रह्मचारिकम ॥ 


ब्रह्मचारी प्रवत्स्यन्नाचाय्य मामन्त्रयते 1१। प्राणापान 

योरिति उपाशु । ओमह वत्स्यामि भो३ इति उच्च ।२। 
प्राणापाना उरुव्यचास्त्वया प्रपञ्च देवाय त्वा गोप्त्रे 
परि ददामि देव सवितरेष ते ब्रह्माचारी त ते परि ददामि 
त गोपायस्व त मा मृधस्वेति । उपाशु ।३। ॐ स्वस्ती 
त्युच्रचेराचाय्य -स्वस्तीत्युच्चेराचाय ।४। 


प्रवास मे निवास करने वाला ब्रह्मचारी आचाय को आमन्त्रित 
करता है ।१। “प्राणापानयो” इत्यादि मन्त्र को उपाशु जाप करे 
“ओमह वत्स्यामि भोइ इति” इसका उच्च स्वरसे उच्चारण करे 
।२। फिर “प्राणापाना उरूव्यचास्त्वया प्रपद्ये दे वाय त्वा गोप्वे 
परिददामि, देव सवितरेष ते ब्रझचारी त ते पारंददामि, त॒ गोपायस्व 
त मामूबस्वेति इसका उपाशु जाप करे ।३। 3४ स्वस्ति इति उच्च स्वर 
से स्वस्ती अर्घ्य आचार्य --स्वस्ती त्युच्चे आचाय कहे 11१ 


इति शाखायनग्रहचसूत्र द्वितीयोऽध्याय ॥ 


२८६ ] | शाखायनगृह्यसूत्र 


तसरा अध्याय 
! अथ समावर्तनम्‌ ॥ 


स्नान समावत्स्यमानस्य 101 आनडहमित्तुक्त तम्मिन्नु- 
पवेश्य केशश्मश्रूणि वापयति लोमनखानि च ।२। ब्रीहि- 
यवेस्तिलसर्पपेरपामाग सदापुष्पीभिरित्युद्वाप्य 131 
आपोहिष्ठीयेनाऽमिषिच्य ।४। अलकृत्य 1१ युव वस्त्रा- 
णीति वानसी परिधाय ।६। अथःऽम्म निष्क बध्नाति 
जायुष्य वचस्यम्‌ ।७। ममाग्रे वच इति वेष्टनम्‌ ।51 गृह 
गहमहनेति छत्रम्‌ 18) आ रोहनेति उगीनहौ ।१०। दीघ- 
स्ने अस्त्वडू श इति वैष्णव दण्डमादत्ते ।११। प्रतिली- 
नस्तदहरासीत ।१२। वनस्पते वीड्वङ्ग शास इत्येति 
रथमारोहेत्‌ 1१३। यत्रेन गवा वा पशुना वा अहयेयुस्त 
त्पूबमुपतिष्ठेत ।१४। गोम्यो व समावतत फलवतो वा 
वृक्षात्‌ 1१५। इद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि स्योनापृथिवि 
भवेति अवरोहति ।१६। ईप्सितमन्न तदहभु अजीत ।१७। 
आचार्याय वस्त्रयुग दद्यादुष्णीष मणिकुण्डल दण्डोपानह 
छत्र च 1१८। 


जिसका समापवर्त्तन किया जाने वाला हो अर्थात्‌ जो ब्रह्माचर्यावस्था 
को समाप्त करके ग।हस्थ्य मे प्रवेश करने वाला पुरुष हो उसका स्नान 
होता हे अर्थात्‌ सताण्वर्नन काल मे स्नान कराया जाना चाहिए 1१ 
अ.नडुडम्‌ - यह पहिले कहा जा चुका है। उम पर बिठाकर ब्रह्मचारी 
अपने केशो को इमश्र, को वपन कराता है और लोमो को तथा नखो को 
को भी कटवा देता है । तात्पय यह है कि ब्रह्मतर्ग दशा मै जो केश-- 


द्वितीयोऽध्याय ] [ २५७ 


मश्रु -नख लोम धारण किये हुए था उन सब को समापवर्त्तन काल 
मे कटवा देना चाहिए क्याकि अब उसको दूसरे गाहस्थ्य आश्रम मे प्रवेश 
करना है ।२। ब्रीहि-यव-तिल-सरसो-अपामाग-सदा पुष्पी-इन से 
उद्वयन कराकर ।३। “आपोहिष्ठा मयोभुव इत्यादि से अभिषिश्वव 
करे ।४। फिर अलङ्कारो से समलकृत करना चाहिए ।५। “युव वस्त्राणि” 
इति इस मन्त्र के द्वारा वस्त्रो का परिधान करे ।६। “आयुष्य 
वन्रस्यम्‌” इससे इसके उपरान्त इसके लिये निष्क बाधता है ।७।“ममाग्रे 
वच इत्यादि से वेष्टन करे 1८। “गृह गृहमहनेति इस मन्त्र से छत्र धारण 
करना चाहिए ।६। “आरोहतेति“---इस मन्त्र से उपानह (जूते) त्महिने 
।१०। “दीघस्ते अस्स्व ङ्क श इति इत्यादि ऋचा ये वैष्णव दण्ड का 
ग्रहण करता है ।११। उस दिन प्रतिलीन रहे ।१२। "वनस्पते वीड = 
वङ्ग शासइत्येति” इस मन्त्र का उच्चारण करत हुए रथ पर समारोहण 
करना चाहिए 1१३। जहाँ पर इसको गाय रै' अथवा पशु से अहित करे 
उसके पूव मे उपस्थित होना चाहिए ।१४। गायो से समापवर्त्तन करे 
अथवा फल वाले वृक्ष से करे ।१५। “इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानिवेहि 
“स्योना पृथिवी भवेति -इन मन्त्रो से अवरोहण करता है 1१६। उस 
दिन ईप्सित अन्न का भोजन करना चाहिए ।१७। आचार्य के लिये 
दो वस्त्र देना चाहिए और वस्त्र के जोडे के साथ उष्णीष--माणयो 
का कुण्डल-दण्डोगानह और छत्र भी देना चाहिए ।१८। 


॥ अथ गुहकमः ॥ 


अगार कारयिष्यन्‌ इहाऽन्नाय विश परिगुह्वामीति उदु- 
म्बरशाखया त्रि परिलिख्य मध्ये स्थण्डिले जुहोति ।१। 
कोऽसि कस्याऽसि काय ते ग्रामकामो जुहोमि स्वाहा, 
अस्या देवानामति भागधेयमित प्रजाता पितर परेता, 
विराडजुह्वद्‌ ग्रामकामो न देबानाकिञ्चानान्तरेण स्वा“ 
हेति।२।स्थुणागर्ताच्‌ खानयित्वा ।१।उदमन्यानासिच्य४। 


२८: | [ शाखायनगृह्यसूत्र 


इमा वि मिन्वे अमृतत्य शाखा मधोर्धारा प्रतरणी वसूनाम्‌ । 
एना शिशु क्रन्दत्या कुमार एना धेनु क्रन्दतु नित्यवत्सेति ॥ 
उदुम्वरशाखा चृतेनाऽक्ता दक्षिण द्वाय्ये गत निदधाति 1५ 
इमामुच्छयामि इवनस्यशाखा मधोर्धारा प्रतरणी बसून।स्‌ 
एना शिशु क्रन्दत्या कुमार एना वेनु क्रन्दतु पाकव.से'त । 
उत्तरत ।६। एव द्वया-ह्व योदक्षिणत पर्चादुत्तरतरच ।७1 
इमामहमस्य वृक्षस्य शाखा घुनमुअन्तोममृते मिदोमि । 
एना शिशु क्रन्इत्याकुमारआस्पन्दन्तान्धेन नो।नत्यवत्साइति ।। 
स्थृणाराजमुच्५यति ।८। 

एन कुमारस्तरुण आ वत्सो भुवनस्परि । 

एन परिखत कुम्भ्प्रा आ दध्न कलगगमच्‌ 1९ 

इहव स्थूण प्रति तिष्ठ ध्रवाऽशवावती गोमती सीलमावती । 
क्षमेतिष्ठनृतमुक्षणाणहेवतिष्ठनिमितातिल्विलास्थाजिरावती । 
मध्य पःषस्य तृम्पता मा त्वा प्रापन्नघायव ॥ 

उपहूता इह गाव उपहूता अजावय 

अथा अन्नस्य को लाल उपहूतो गृहेपु न । 

रथन्तरे प्रति तिष्ठ वामदेव्य श्रयस्व बृहति स्तभायेति ॥ 
स्थृणाराजर्माममृराति स।मतस्य स्थूणा समृशति। सत्य 

च श्रद्धा चेति पूर्वे ! यज्ञश्न दक्षिणा चेति दक्षिणे । बल 
चौजइचति अपरे । ब्रह्मचनक्षत्रञ्चेति उत्तरे । श्री स्तूप 
घमस्थूणाराज । अहोराते द्वारफलके। सवत्सरोऽपिधा- 

नम । उक्षा समुद्र इति अभ्यक्तमस्मान स्वूपस्याधस्तान्नि- 
खनत्‌ 1१०2 


अगार को कराने वाला होता हुआ “इहान्नाद्याय विश परिगुहणा 
मीति” उदुम्बर (गूलर वृक्ष) की शाखा से परिलेखन करके मध्य मे 
स्थण्डिव मे होम करना चाहिए ।'कोऽसि कस्यासि 
कायते ग्राम कामो जुहोमिस्वाहा, अस्या देवनामासि भागतेयमित प्रजाता 


तृतीयोऽध्याय | [ २८९ 


पितर परेता विराडजुहत्‌ ग्राम कामो न देवाना किञ्चनान्तरेण 
स्वाहेति” इममे स्थूणागर्तो का खुदवा कर।३। उदमन्थात का आसेन 
करे ।४। “इमा वि मित्वे अमृतस्य शाखा माधोर्धारा प्रतरणी वसूनाम्‌ । 
एना शिशु क्रन्दन्त्या कुमार एना धेनु क्रन्दन्लु नित्य वत्सेति” --इस 
मन्त्र के द्वारा घृत से अक्त उदुम्बर की शाखा को दक्षिण द्वार मे होने 
वाले गर्तं मे रख देता है ।५ “इभा मुच्छयामि भुवनस्थ शाखा 
मधोर्धारा प्रतरणी वसूनाम्‌ । एना शिशु क्रन्दत्या कुमार एना धेनु 
क्रन्दतु पाक वत्सेति इसम उत्तर की ओर से 1६। इस प्रकार से दो-दो 
का दक्षिण से और पीछे उत्तर से “इमामह मस्य वृक्षस्य शाखा घृत 
मुक्षन्ती ममृते मिनोमि । एना शिशु क्रन्दत्या कुमार आस्यन्दतान्धेनवो 
नित्य वत्सा इति इष मत्र से स्थूणा राज को उच्छित करत” है। 
।७८। “एन कुमार स्तरुण आ वत्सो भुवनस्परि । एन परिख्त 
कुम्स्या आहच्न कलशे गमन्‌ 1६। मध्ये पोषस्य तृम्पता यात्वा प्रापन्न 
वायव । उपहुत्य इहगाव उपहूता अजावय अथो अस्य को लात्म 
उपहूतो गुहेषुन । रथन्तरे प्रति तिष्ठ॒ वाम देव्ये श्रमस्व वृहति 
स्तमाथेति इससे स्थूणाराज को अभिमृष्ट करता है । सम्मित के स्थूणाओ 
का सस्प करता है। सत्य च श्रद्धाचेति इससे पूव मे यज्ञश्च 
दक्षिणा चेति इससे दक्षिण मे। बल चोजश्चेति इससे अपर 
मे ब्रहम च नक्षत्र श्चेति इससे उत्तर मे श्री स्तूप धर्म स्थूणाराज । 
अहोरात्रे द्वार फलके । सम्वत्सरोऽपित्रानम्‌ । उक्षा समुद्र इति 
इससे अभ्यक्त अश्म (पाषाण) को स्तूप के नीचे के भाग मे निखनन 
करना चाहिए 1१०। 


।। अथ ग्रृहप्रवेशकम ॥ 


वास्तोष्पतीये कर्मणि 1१। 4ग्नि दधामि 
मनसा शिवेनाऽयमस्तु सगमनोवसूतास्‌। मा नो 
हिसी स्थविरमाकुमारशन्नोभद दरपदेशचतुष्पदइति ॥ 


२९० | । शाखायनगद्मसूत्र 


पह्वागग्नि बाह्त उपससागार ।२। प्राशग्रोपु नवेषु कुशे- 
प्रदम्भ नव प्रतिष्ठाप्य 1३। अरष्टा अस्माक वीर” मा परा 
सेचि नो धनमिति अभिमन्त्र्य ।४। रथन्तरस्य स्तोत्रियेण 
पुनरादाय ककूप्कार तिख पूर्वाह्ण जुहोति 1२ वामदे- 
व्यस्य मध्यन्दिने ;९। वृहतोऽपराह्ल ।७। महाव्याहुत्य- 
श्चतत्र वास्तष्पत इति तित्र अमीवहा वास्तोष्पते 
वास्तोष्पते ध्र वास्थूणा सोविष्टकृती दशमीस्थालीपाकस्य 
रात्रौ 1८) ज्येष्ठ पुमादाय जाया च सहधान्य प्रपद्येत 
1९; इन्द्रस्य गृहा शिवा वसुपन्तो वरूथिन“तानह 
प्रपद्य मह जायया सह प्रजया सह पशुभि सह रायस्पो- 
ऐणसह यन्मे क्ञ्चास्ति तेन ।१०। 


वास्तोष्पतीय गृह प्रवेश नाम वाले क्म मे जो विधि दै उसकी 
व्याख्या करते हे ।१। अभि दटामि मनसा शिवेशायमस्तु संगमनो 
वसूनाम्‌ । मानो हिंसी स्गविर मा कुमार शन्नो भव द्विपदे शचतुष्पद 
इति इस मन्त्र से गृह्य अग्रि को त्म से उपसमाहित करे ।२। 
प्राकअग्र नवीन कुशाओ मे नूतन जल के कुम्भ को प्रतिष्ठापित करे । 
३? अरष्टा अस्माक वीरा, मा एरा सेति नो धनमिति इससे अभि- 
मन्त्रित करे 1४1 रथन्तर के म्नोत्रिय के द्वारा पुन ककुष्कार को आदान 
करके तीन आहुतियो का पूर्वान मे हवन करता है ।५। मध्य दिन मे 
वामदेव्य का करना चाहिए 1६) अपराहन मे वृहत्‌ का करे ।७। महा- 
व्याहृतिया चार है अर्थात्‌ महव्याहृतियो की चार आहुतियाँ देता 
हे । “वास्तोष्पते इति इसकी तीन आहुतिया देवे । “अमी बहावास्तो 
पते, वास्तोष्पते ध्र वा स्थूणा इससे सोविष्ट कृती दशमी स्थाली पाक 
की रात्रि मे देवे ।=। ज्येष्ठ पुत्र को तेकर और जाया को लेकर धान्य 
प्रपन्न हो जाना चाहिए 1९ मन्त्र यह है- इन्द्रस्य गृहा शिव वसुः 
वरुथिनस्तानह्‌ प्रमद्य सह जायया प्रजया सह पशुभ सह रायस्योषेण 
सह यन्मे कि क्चि।स्ति तेन 1१०] 


तृतीयोऽध्याय ] | २९१ 
॥ गृह प्रवेशकम (२) ॥ 


शम्म शग्म शिवशिव क्षेमाय व शान्त्यै प्रपद्ये, अभय नो 

अस्तु । ग्रामो महाऽरण्याय परि ददातु विशव महाय मा 

परि देहीति T 

ग्रामान्निष्क्रामन्‌ ।१। अरण्य माग्रामाय परि ददातु, 

मह विइबाय मा परि देहीति” ग्राम प्रविशन्नरिक्त ।२। 

“'गुहान्‌ भन्द्रान्सुमनस प्रपञ्च वीरघ्नोवीरतर सुवीरान्‌ । 

इरा वहन्तो घृतमुक्षमाणा अन्येष्वह सुमना सविशेय- 

मिति ॥ सदा प्रवचनीय ।३ 

“स्म शग्म शिव शिव क्षेमाय व शात्यै प्रपद्य अभये नो अस्तु ! ग्रामो 

महारण्याय परिददातु विशवमहाव मा परिदेहीति' इस मन्त्र से ग्राम खे 
निष्क्रमण करता हुआ ।१। “अरण्य मा ग्रामाय परिददातु मह विश्वाय 
मा परिदेहीति इस मन्त्र के द्वारा समितपुष्प कुशादि के सहित ही ग्राम 
मे प्रवेश करता हुआ होवे ।२। “गृहान्‌ भन्द्रासुमनस प्रपद्ये वीरघ्नो 
वीरतर सुवीराच्‌ । इरा वहन्तो घृतमुक्षमाणा अन्येष्वह सुमना सवि- 
शेयमिति इसको सदा प्रवचन करना चाहिए ।३। 


॥ अथ प्रवसद्यजनम्‌ ॥ 


अनाहिताग्नि प्रवत्स्यन्‌ गृहान्‌ समीक्षते । | “इमान्‌ मे 
मित्रावरुणौ गृहान्‌ गोपायत युवम्‌ । अविनष्टानविह्न 
तान्‌ पुषनानभि रक्षतु । आऽस्माक पुनरागमात्‌” ।२। 
अपि पन्थामगन्महीति च जपति ।३। 


जिसने अग्नि को आहित सही किया है वह प्रवास मे रहते वाला 
होता हुआ बृहो की समीक्षा करता है ॥१ “इमान्‌ मे मित्रावरुणो 
(तुम दोनो) बहान्‌ गोपायतम्‌ । अर्थात्‌ मिटावरुण दोनो मेरे इन बहो की 
रक्षा करो । “अविनष्टानविहृतान्‌ पूर्षनान 'क्षतु' अर्थात्‌ अविहृत और 


"९२ ; [ शाखायनगृह्यसूत्र 


न विनष्ट हुए इनको (गुरो को) पूपा देवता अभिरक्षित करे “आस्माक 
पुनरागमत्‌” अर्थान्‌ हमारे पुन गृह मे आने के ममल तक इनकी रक्षा 
करे | “अपिग्न्था मगन्महीति--इसका जाप करता है !१२०३१। 


१) प्रवसद्यजनम्‌ (२) 


अथ प्रोष्पाऽऽयन्‌ गृहान्‌ समीक्षते 1१ 

राहा मा बिभीत मा वेपध्वमूर्ज विश्रत एमसि । 

ऊर्ज विश्र्व सुमना सुमेधा गृहानेमि मनसा मोदमान ॥॥ 

येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहु ¦ 

गहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्तु जानत ।! 

उपहूता इह गाव उपहूता अजावय । 

अथा5न्नस्य कोलाल उपहूतो गृहेषु न ।२। 

अय नो अग्निभगवानय नो भगवत्तर । 

अस्योपसद्य मा £“षामाऽय श्र छये दधातु न इति । 

गह्ममग्निमुपस्थाय ।३। कल्याणी वाच प्रब्र यात्‌ ।४। 

विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय । 

मयि पद्याये विराजो दोह इति ॥ पाद्यप्रतिग्रहण ।५। 

इसके अनन्तर प्रवास मे रहकर आगमने करता हुआ गृहो को 
समीक्षित करता हे ॥१॥ “गृहा मा विभीत मा वेपध्व मूर्ज विभ्रत 
एमसि । अर्थात्‌ हे गृहो ! मत उरो, कम्पित मत होओ, ऊज को भरण 
करो । “ऊर्ज विश्चद्व सुमना सुमेधा गहानेमि मनसा मोढमान ” 
अर्थात्‌ ऊजे को धारणा करते हुए आप सब हें । सुन्दर मन वाला, 
सुन्दर मेधावाला गृहो को आता हूँ, मन से मुदित होता 
हुआहू । येषा मभ्येति प्रवसन्येषु सौमनमो बहु । गृह'नुपह्नयामहे ते नो 
जानन्तु जानत । उपहूला इहगाव उपहूता अजानय । अथोऽस्य 
वीलाल उपहूतो गृहेषु न ॥२॥ ' अय नो अग्निभगवानय नो भगवत्तर । 
अस्योप सद्य मा रिषामाय श्रेष्ठये दधातु न इति” इस मन्त्र से गृह्य 


तृतीयोऽध्याय ] [ २६३ 


अग्नि का उपस्थान करे 1३1' कल्याणी वाणी को बोलना चाहिए ॥४॥ 
“विरांजो दोहोऽसि विरजो दोहमशीय 1 मयि'पद्याय विराजो दोह इति” 
इस मन्त्र के द्वारा पाद्य का प्रति ग्रहण करे 11५॥ 


।। अथ आग्रयणम्‌ ।! 


अनाहिताग्निन्न व प्रागिष्यन्नाग्रयणदेवताभ्य स्विष्ठक- 
च्चतुर्थीस्य स्वाहाकारेण मृह्यऽग्तो जुह्यात्‌ ।१। 
प्रजापतये त्वा ग्रह गृह्णामि मह्य श्रियं मह्य यशसे 
मह्यमल्नाद्यायेति प्राशनार्थीयमभिमन्त्र्य ।२। 

भद्रान्न श्रेय समनेष्ट देवास्त्वया ज्वसेन समशीमहि त्वा। 
स॒ नो मयोभू पितवा विशस्व शक्नो भवद्विपदे शचतुष्पदइति 
अ््रभ्युत्षिच्च खि प्राश्नाति 1३। 

अमोऽसि प्राण तहत ब्रवीम्यमोऽसि सर्वाइसि प्रविष्ट । 

स मेजरा रोगमपनुद्य शरीरादमा म एचि मृधा न इन्द्र ति ॥ 
हृदय रेशमभिमृशति ।४। नाभिरसि, मा विभीथा, 
प्राणाना ग्रन्थिरसि, मा चिस्रस इति नामिस्‌ 1५1 भद्र 
कर्णेभिरिति यथालिङ्गम्‌ ।६। तच्चक्षुरिति आदित्यमुप- 
स्थाय ।७। 


जो आहिताग्नि न हो वह नवीन का प्राशन करता हुआ आग्रयण 
देवताओ के लिये स्विष्टकृच्‌ चतुथियो के लिये स्वाहाकार के द्वारा प्रह्म 
अग्नि मे हवन करना चाहिए ॥१॥ “प्रजापत ये त्वाग्रहगुषृणामि मह्य 
श्रियौ महय यश से महयमश्नाद्यायेति इस मन्त्र से प्राशनार्थीय को 
अभिमन्त्रित करे ॥२॥ तद्वान्न श्रेय समनेष्ट देवास्स्वयाञ्वसेन समशी- 
महि त्वा। सनोमयोभू पितवा विशस्वशञ्ञोभव द्विपदे शचतुष्पद इति” 
इस यन्त्र से जलो के द्वारा अभ्यृत्षिचन करते हुए तीन वार प्राशन 
करता है ॥३॥। “अमोऽसि प्राण तहत ब्रवीम्यमो-सि सर्वाइसि प्रविष्ट 
समेजरा रोगमपनुद्य शरीरादमा मएधि मूधा न इन्द्र ति” इससे हृदय 


१ , [ शाखायनगुह्यसू दे 


देश क। &भिनृष्ट करता ह्‌ 1४7. नाशिरसि म विभीवा एवन 
प्रत्थिरसि, मगा विरस इत इस मन्त्र से नामि को अभिमृष्ट करत हे 
प्‌) “भद्र कणे भिरिति इसमे यथा लिङ्ग को करे ॥६।} “तच्चक्षुः 
रिति इस मन्त्र से आदित्य देव कः उपस्थान करे 11७1! 


अथ गोष्ठकम ॥ 


परि व सन्गाद्वघाद्धया टञ्जन्तु घेधषण्य ' समानस्तस्य 

मोपतेगाठा अलो न वो रिषतू ॥ पूपा गा अन्वेतुनइति 

गा प्रतिष्ठामाना अनुमन्त्रयेत ।१' परि घुषेति परिक्रा- 

न्तासु 1२! यासामुवव्चतुविल मधो पूर्ण घृतस्य च । 

तान सन्तु पयस्वतीबह्णीगोष्ठे घृताच्य इति ॥ 

आ गावो आमन्निति च प्रत्यागतासु 1३ उत्तमाममा 

कुवेन्‌ 1४, मयोभूर्वात इति सूक्त न गता ।५! 

“परिव सन्याहवाद्वया वृज्ञन्तु घाषिष्य ? समानस्तस्य गोपतेर्गावो 
भ शोनवोरिषन । पूषा अन्वेतून इति” इसमे प्रतिष्ठमान गौजों को अनुः 
मन्त्रित करना चाहिए । “परिपृषेति' इससे परिक्रमण करने वालियो मे 
करे 1१-२1 “व्यस्गभवश्वतुविल मधो पुर्ण घृतस्य च । ता न सन्तु पय- 
स्वतीव ह्ली पोप्ठि घृताच्य इति “आगावो अग्मन्निति इन दोनो से 
अरण्य मे परिक्रमणकर के जो प्रव्यायता हो उनमे करे अर्थात्‌ अनुमन्त्रण 
करे ॥३। उनमा को अमा करते हुए ॥४।. “मयोभूर्वात इति--इमके 
द्वारा गोष्ठ चली मयी (1५९ 

॥ अथ गवामद्धूनकम ॥ 

या फात्गुन्या उत्तराऽमावास्या सा रेवत्या स्रपद्यते तस्या- 

मङ्कलक्षणानि कारयेत्‌ 1११ 

भुवनमसि सहस्रपोषमिन्द्राय त्वा श्रमो ददत्‌ । 

अक्षतमस्यरिष्टमिडाऽञ्च गोपायन यावतीनामिद करिष्यामि 

भूयसीनामुत्तमा समा क्रियासमिति २। 

या प्रयमा प्रयायेत तस्या पोयुष जुहुयातु सवत्सरीण 


तृतीयो5न्याय ] [ २६५ 


बय उस्रियाया इति एताम्यामृग्म्यास ।३॥ यदि यमौ 

प्रजायेत महाव्याहूतिभिहु त्वा यमसू दद्यात्‌ ।४। 

जो फाल्गुनी की उत्तरा अमावस्या हो और वह रेवती से सम्पन्न 
होती है तो उसमे अ कलक्षणो को करावे ॥१। “भुवनममि सहस्रपोष- 
मिन्द्रायत्वा श्रमोददत्‌ । अक्षतमस्थरिष्टमिडाउन्न गोपायन यावतीचामिद 
करिष्यामि भूयसीनामुत्तमा समा क्रिया समिति” ॥२॥ इस मस्त्र के 
द्वारा अकलक्षणो को कराना चाहिए । जो प्रथमा प्रजनन करे उसका 
पीयूष का हवन करना चाहिए । “सम्वत्सरीण पय उख्रियाया इति 
इन दो ऋचाओ से हवन करे ।।३॥ यदि यमल (जोड ले) प्रजनन करे 


तो महाव्याह्ृतियो से हनन करके यमलो के प्रसूत करने वाली को 
देदेना चाहिए ॥४1॥ 


॥ अथ वृषोत्सर्गकम ॥ 


अथ वृषोत्सर्गं ।१। कात्तिक्या पोणेमास्या रेवत्या 
वाऽऽश््वयुज्यस्य ।२। यवा मध्ये सुसमिद्धमर्ति क्ृत्वा55- 
ज्याहुतीजु होति ।4 इह रतिर्हि रमध्व स्वाहा, इह 
धृतिरिह स्वश्वृति स्वाहा, उप सृज धरुण मात्रे, धरुणो 
मातर धयन्‌ शायस्पोषमस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा ।४। 
पुषा गा अन्वेतु न इति पोष्णस्य जुहोति ।५। रुद्रान्‌ 
जपित्वा ।६। एकवर्णं द्विवर्ण वा ।ऽभयो वा यूथ 
छादयति ।५। यो वा यूथेन छाद्यते 1६ रोहितो वेव 
स्यात्‌ 1१० सर्वाङ्ग रुपेतो यूथे वचेस्वितम स्यात्‌ ।११। 
तमलड कृत्य ।१२। यूथे मुख्याश्चतस्रो वत्सतयरताश्चा- 
ऽलडकृत्य ।१३। एत युवान पति वो ददामि तेन क्रीङ- 
न्तीश्चरथ प्रियेण । मावश्वात्र जनुषा सविदाना रायस्- 
पोषेण समिषा मदेम स्वाहेति ।१४। नभ्थस्थेऽनुमन्त्रयते 
सयोभूरिति अनुवाकशेषेण ।१५। सर्वासा पयसि पायस 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ।१६। 


२९६ ] [ शाखायतगृह्यसत्र 


इसके अनन्तर बृष के उत्सग करने के क्म के विषय मे बतलाया 
जाता है ॥१॥ यह कम कात्तिक मास की पृणमासी मे अथवा आश्विन 
मास की रेवती मे करना चाहिए ॥२॥ गोओ के मध्य मे अग्नि को 
अच्छी तरह से समिद्ध करके वहा पर घुत की आहुतियो का हवन 
करता है ।३। “इह रतिरिह रमध्व स्वाहा इह धृतिरिह स्वघृति स्वाहा 
उपसृज धरुण मात्रे, धरुणो मातर धयन्‌ रायस्पोष मस्मासु दीधरतु 
स्वाहा” ॥।४॥। इन मन्त्रो बे द्वारा आहुतिया देवे । “पुषा ग अन्वेतु 
इति” --इससे पौषणका हवन करता है ।५। फिर रुद्र मन्त्रो का जाप 
करे ।६। एक वण वाला - दो वण वाला अथवा तीन वर्ण वाला हो 
।७। अथवा जो यूथ को छादन करता है ।८। अथवा जो युथ के हारा 
छादन किया जाता है ।६। अथवा रोहित ही होवे ।१०। समस्त अङ्गो से 
युक्त यूथ मे वचस्वियो मे श्रेष्ठतम होवे ।११। उसी को समलड्कुत करे 
।१२। यूथ मे मुख्य चार वत्सतयरत हो उसको अलङ्गत करना चाहिए 
।१३। “एव युवान पति वो दहामि तेन क्रीडलीश्चरथ प्रियेण । मावश्वात्र 
जनुषा सविदाना रायस्पोषेण सामिषा मदेम स्वाहेति” इम मन्त्र को 
पढ़कर ही करना चाहिए ।१४। नभ्यस्थ मे “मयो भूरिति” अनुवाक शेष 
के द्वारा अनुमन्त्रित करता है 1१५। सभी के दूध मे पायस बनाकर 
उससे ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए ॥१६॥ 


॥ अथ अष्टका ॥ 
ऊध्वमाग्रहा यण्यास्तिस्रोष्टका अपरपक्षेषु ।१। तासा प्रथ- 
माया शाक जुहोति ।२। 
इयमेव सा या प्रथमा व्युच्छदन्तरस्या चरति प्रविष्ट । 
वध्ूजजाननवक्ृज्जनित्रीत्रयएनामहिमान सचन्तास्वाहेति।३। 
अथ स्विष्टकृत ।४। 
यस्या वेवस्वतो यम सर्वे देवा समाहिता. । 
अष्टका सवतोमुखी सा मे कामनतीतृपतु । 
आहुस्ते ग्रावाणो दन्तानूध पवमान । 


तृतीयो$ध्याय ] [ २६७ 


मासाश्चाश्धंमासाश्च नमस्ते सुमनामुखि स्वाहेति ।५। 

आग्रहायणी से ऊध्वं मे तीन अष्टका हैं जो अपर पक्षो में हैं ।!। 
उनमे जो प्रथमा अष्टका है उसमे शाक का हवन करता है।२। मन्त्र यह 
हैं--इययेवसा या प्रथमा व्युच्छदन्तरस्या चरित प्रविष्ठा । ववूजजान 
नव कृञ्जनित्रीत्रय एना महिमान सचन्ता स्वाहेति” ।३। इसके अनन्तर 
स्विष्टकृत है ।४। स्विष्टक्कत का मन्त्र निम्ताद्धित है--“यस्या वेवस्पतो- 
यम” सर्वदेवा समाहिता । अष्ट का सव तो मुखी सामे कामानतोतृपत्‌ । 
आहुस्ते ग्रावाणो दभ्तातूध पवमान । सासाश्चार्धभासाश्च नमस्ते 
सुमनामुखिस्वाहेति ” ॥।५॥। 


मध्यमाया मध्यावर्षं च ।१। महाव्याहृतयश्चतस्र- ' ये 
तातृषुरिति चतस्रोच्नुद्र त्य बपा जुहुयात्‌ ।२। वह वपा 
जातवेद यनात्रैन्‌ वेत्थ सुकृतस्य लोके । मेदस कुल्या 
उप ताब्त्वन्तु सत्या सन्तु यजमानस्य काम स्वाहेति । 
वा ।३। महाव्याहृतयश्चतस्र ये तातृषुरिलि चतस्रोऽष्टा- 
हुत स्थालीपाकोऽवदानमिश्च ।४ “अन्तहिता गिरयो- 
ऽम्तहितापृथिवी महीमे।दिवा दिग्भिश्च सर्वाभिरन्यमन्त 
पितुद $न्तहिता धेऽमुष्ये स्वाहा ॥ अन्तहिता मऋतवोअ- 
होरात्राइच सन्धिजा । मासारचाऽधमासाइचान्यमन्त 
पितुद्द भेऽमुष्ये स्वाहेति ॥ यास्तिष्ठन्तिया स्रवन्तियादश्रा 
परिसस्रषी । अङ्क सवस्य भतू भिरन्यमन्त पितुह - 
घेऽमुध्ये स्वाहा ॥ यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपति- 
व्रता । रेतस्तन्मे पिता वृडक्ता मातुरन्योऽव पद्यता- 
मुष्ये स्वाहेति ॥ वा महाव्याहृतीना स्थाने चतस्रोञ्न्य- 
त्रकरणस्य ।५। पायसो वा चरु ।६। श्वोऽन्वष्टक्य पिण्ड- 
पिठृयज्ञावृता 1७ 


और मध्यमा मे मघ्यायवष मे करे ।१। महाव्याहृतिया चार होती 
है--यथा “भू -भुव *स्व -भूभु व स्व” “येतातृषुरिति’ इससे चारो महा- 


२९८ ] । तृतोयोऽध्याय 


ब्याहृतियों को अनुद्र त करके वया का हवन करना चाहिए ।२। मन्त्र यह 
है-- 'वह घया जात वेद पितृभ्यो यत्र नान्‌ वेत्य तुकुतस्यखोके । 
भेदस कुल्या उप तान्ख्वन्तुसत्या सन्तु यजमावस्य कामा स्वाहेति” । 
अथवा ।३। चार महाव्याहृतिथां है “ये तातृपुरिति” चार अष्टाहुति 
स्थाली पाक अवदान मिश्च हैं ।४। चार मन्त्र निम्न लिखित है--“अन्त- 
हिता गिरयोऽन्तहिता पृथिवी महीमे । दिबादिग्भिशच सर्वाभिरन्यमन्त 
पितुद्दधेऽमुष्ये स्वाहा ' । ' अन्तहित।म ऋतवो अहोरात्राश्च सन्धिजा । 
मासाश्‍चाधऽभासाशचान्बम त पितुद्दंयेऽमुष्ये स्वाहे’ । 'यास्तिष्ठन्ति या 
स्रवन्ति या दश्रा परिसस्र,षी अद्भि सवस्य भतु भिरन्यमन्त पितुदवे- 
ऽमुष्ये स्वाहा” ॥ “ यन्येमाता प्रलुलुभे विचरन्त्पपतिव्रता । रेतस्तन्मे पिता 
वृड्क्ता मातुरन्योऽव पद्नतामुष्ये स्वाहेति ॥| अथवा महाव्याहूतियो के 
स्थान मे अन्यत्र करण की चार है ।५। अथवा पायस चरु होता है।६। 
श्वोऽन्बष्टक्य पिण्ड शितृयज्ञावृत्ता है ॥७॥ 


उत्तमायामपूपाञजुहोति ।१। “उक्थ्यश्चाउतिरात्रइच 
सद्य क्रीरछन्दसा सह। अपूपकृदष्टके नमस्ते सुमना- 
मुखि स्व।हेति” 1२ गोपशुरजपशु स्थालीपाको वा 
।३। अपि वा गोग्रासमाहरेत्‌ ।४। अपि वाऽरण्ये कक्ष- 
मपादहेत्‌ एषा मेऽष्टकेति ।५। नत्वेव न कुर्वीत न त्वेव 
न कुर्वीत ।६। 


उत्तमा मे भ्रपूषाओ का हवन करता है 1१। उस का मन्त्र यह है- 
“उक्थ्यश्चाति रात्रश्चयद्य क्रीरछन्दसासहु । अपूप कुदष्ट के नमस्ते 
सुमनामुखिस्वाहेति” 1२। गो-पशुरज पशु अथवा स्थालीपाक ।३। अथव! 
गो ग्रास का भी आहरण करना चाहिए ।४। अथवा अरण्य में भी क$ 
का आदहन करे । मन्त्र- “एषामेऽष्टकति” इत्यादि है।५। नत्वेब नई 
करे-नत्वेव नही करना चाहिए ॥६॥ 


0016 110 21 88) 
अथ श्राद्यकम 


मासि-मासि पितृभ्यो दद्यात्‌ ।१। ब्राह्मणान्‌ वेदविदो- 
ऽयुग्मॉस्त्र्यवरार्धांन्‌ पितुवदृपवेश्य ।२। अयुम्मान्युदपा- 
त्राणि तिलैरवकीय ।३। असावेतत्त इत्यतुदिश्य ब्राह्म” 
णाना पाणिषु निनयेत्‌ । अत ऊब्वमलड कृतान्‌ 
।५। आमन्व्याऽग्नौ कृत्वाऽन्न च ।६। असावेतत्त इत्यनुदिश्य 
भोजयेत्‌।७।भुञ्जानेषुमहाव्याहूती सावित्रीमघुवतीयापि- 
तृदेबत्या पावमानीश्च जपेत्‌ ।८भुक्तवत्सु पिण्डान्‌दद्यात्‌ 
।४। पुरस्तादेके ।१०१ पिण्डान्‌ पदिचमेन तत्पत्नीना 
किव्विदन्तर्धाय ।११। ब्राह्मणेभ्य शेष निवेदयेत्‌ ।१२। 
अग्नौकरणादि पिण्डपितूयज्ञ न कल्पो व्याख्यात ।१३। 
मास-मास मे अर्थात्‌ प्रत्यक मास म ।पतृगण के लिये श्राद्ध देना 
चाहिए ।१। वेदो के ज्ञाता ब्राह्मणों को पितुगण के ही समान समझकर 
उपविष्ट कराना चाहिए । वे ब्राह्मण अयुग्म और त्र्यव राध होने चाहिए 
।२। अयुग्म उदक पात्रो को तिलो से अववीण क्रे।३। “असावेतत्त 2 
इस प्रकार से अनुदिष्ट करके ब्राह्मणो के हाथो मे निनयन करना चाहिए 
।४। इससे आगे उन+ो अलकृत करे ।$। आमन्त्रण करके और अग्नि मे 
अन्न की आहुति देवे ।६। 'असावेतत्ते” अर्थात्‌ यह आपके लिये है-इस 
प्रकार से अनुदिष्ट करके ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए ।७। जिस 
समय मे ब्राह्मण भोजन कर रहे हो उप अबसर पर महाव्याहृतियो 
को सावित्री को और मधुवातीय, पितृ जिनके देवता हैं उन पवमानी 
ऋचाओ का जाप करना चाहिए ।5। जब वे मुक्तवान्‌ हो जावं उस 
समय पर पिण्डो को देवे 151 कुछ विद्वानो का मत है--आगे पिण्डो को 
देवे ।१०। कुछ अन्तर्धान करके पश्चिम मे उनकी पत्नियो को पिण्डो को 


३०० | » शाखायनगृह्यसुत्र 


देवे ।११। शेष ब्राह्मणो के लिये निवेदन कर देता चाहिए । 1१२। अग्नि मे 
करणादि पिण्ड पितृयज्ञ के द्वारा कल्प की व्याख्या करदी गयी हे 11१२॥ 


अथ एकोहिष्टश्राद्धकम 


अथात एकोटिष्टस्‌ १॥ एकपवित्रम्‌ 1२। एकाध्येस्‌ ।३। 
एकपिण्डम्‌ ।४। नाऽऽवाहुन ना$ग्नोकरण नात्र विश्वेदेवा 
“स्वदितमिति” तृप्तिप्रश्‍ने “उप तिष्ठतामिति’' अक्षय्य- 
स्थाने ।५। “अभि रम्यतामिति’ विसरगं ।६। सवत्सर- 
मेव प्रेते ।७। चतुर्थविसगेश्च ।८। 


इसके अनन्तर इसी लिये एवोहिष्ट श्राद्ध बतलाया जावा है।१। 
इसमे एक ही पवित्री होती ।२। एक ही भर्ध्यं होता है।३। एक ही 
पिण्ड हुआ करता है ।४। इसमे आवाहन नही होता है और इस एकोहिष्ट 
मे विश्वेदेवा नही है ।“स्वदितमिति” यह तृप्ति के प्रश्‍न मे बोला जाता 
है । “उपतिष्ठतामु” यह अक्षप्य स्थान मे होता है ।५। ' अभिरभ्यताम्‌'- 
इससे विसर्गे (विदाई) होता है ।६। इसी प्रकार से प्रेत मे सम्वत्सर तक 
करे ।७। और चतुर्थ विसगं करे ॥८॥ 


अथ सपिण्डीकरणम्‌ 


अथ सपिण्डीकरणम्‌ ।१। सवत्सरे पूर्ण त्रिपक्षे वा ।२। 
यदहर्वा वृद्धिरापद्य त ।३। चत्वायु दपात्राणि सतिलग- 
न्घोदकानि कृत्वा ।४ त्रीणि पितृणामेक प्रेतस्य 1५ 
प्रेतपात्र पितृपात्रेष्लासिञ्चति “ये समाना इति” 
द्वाभ्याम्‌ ।६। एव पिण्डमपि ।७। एतत्सपिण्डीकरणम्‌ ।। 
इसके अनन्तर सपिण्डी करण कमें के विषय मे बतलाया जाता 
है ।१। एक वष के पूर्ण हो जाने पर अथवा न्रिपक्ष मे करना चाहिए 
।२। जो दिन अथवा वृद्धि को प्राप्त होवे ।३। चार चलके पात्रो को 
तिल गन्ध और जल से युद्ध करना चाहिए ।४। तीन पात्र तो पितृगण 


चतुर्थोऽध्याय ] [ ३०१ 


के लिये रक्खे और एक पात्र प्रेत के लिये रखना चाहिए ।१। प्रेत के 
पात्र को पितृगण के लिये रक्खे हुए पात्रो मे आसिल्चत करता है । 
और उस आसिज्चन के समय मे निम्त दो ऋचाओ को पढे-येसामाना 
इत्यादि ।६। इमी प्रकार से पिण्ड को भी करे ।७। यदि सपिण्डी 
करण कम्मं होता है ।८। 


अथ आभ्युदयिकश्चाद्धकम 


अथात आम्युदयिकम्‌ ।१। आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे ।२। 
मातृयाग कुत्वा ।३। युग्मान्‌ वेदविदो ब्राह्माणनुपवेइय 
।४। पूर्वाह्न ।५। प्रदक्षिणमुपचार ।६। पितृमन्त्रवर्ज 
जप ।७। ऋजवो दर्भा ।८। यवैस्तिलार्थ ।९। दधिब- 
दराक्षतमिश्रा पिण्डा ।१०। “नान्दीमुखान्‌ पितृना 
वाहयिष्य इति” आवाहने ।११। “नान्दीमुखा पितर 
प्रीयन्तामिति” अक्षय्यस्थाने ।१२। “नान्दीमुखान्‌ 
पितृन्‌ वाचयिष्य इति” वाचने ।१३। “सपन्नमिति” 
तुप्तिप्रश्ने ।१४। समानमन्यदविरुद्धमिति 1१५ 
इसके अनन्तर इसीलिये आभ्युदयिक श्राद्धवकमं बतलाया जाता 
है ।१। इसको आपूर्यमाण पक्ष मे और पुण्य दिन मे करना चाहिए । 
।२। मातृ याग को करके इसे करे ।३। युग्म सख्या वाले वेदो पर 
ज्ञाता ब्राह्मणो को बिठाना चाहिए । ।४। पूर्वाह्न मे इसको करे 
।५। प्रदक्षिण उपचार होता है ।६। पितृगण के मन्त्रो से वर्जित जाप 
होता है ।७। इसमे जो दर्भ होते है वे ऋज ही होते है।८। यवो के 
द्वारा तिलो का अथ निष्पन्न किया जाता है।९।पिण्ड दधि, बदर अक्षतो के 
होते है । आवाहन करने मे नान्दी मुखान्‌ पितृ ना वाहदिष्ये इत्यादि मन्त्र 
का प्रयोग करना चाहिए । ।१०-११। अक्षर स्थान मे नान्दी मुखा पितर 
प्रीयन्ताम्‌ इति-इस मन्त्र का प्रयोग करे । वाचन मे-नान्दी मुखान्‌ 
पितुन्‌ वाचायिष्ये इति--इस मन्त्र को पढ 1१२-१३। सम्पन्नमिति 
इस को तसि प्रश्न मे करे ।१४। अन्य सब अविरुद्ध एव समान है 1१५॥ 


३०२ ] ( शाखायनगृह्यसूत्र 
॥ अथ उपाकरणम्‌ ॥ 


अथोपाकरणम्‌ ।१। ओषधीना प्रादुर्भावे हस्तेन श्रवरोन 
वा ।२। अक्षतसक्तूना धानानां च दधिधृतमिश्राणा 
प्रत्यृच वेदेन जुहुयादिति हैक आहु ।३। सूक्तानुवाका- 
द्याभिरिति वा।४। अध्यायर्षपाद्याभिरिति माण्डूकेय ।५। 
अथ हु स्माऽऽह कौषीतकि ।६ “अग्निमीले पुरोहित- 
मिति” एका ।७। कुषुम्भकतदब्रवीत्‌ आवदस्त्व शकुने 
भद्रमा वद, गुणाना जमदग्निना, धामन्ते विश्व भुवन- 
मधि श्रित, गन्ता नो यज्ञ यज्ञिया सुशमि योम स्वो 
अरण , प्रति चक्ष्व वि चक्ष्व आऽ््ने याहि मरुत्सखा, 
यत्त राजञ्र छत हविरति”। द्वचा ।%। तच्छयोरा 
वृणीमह इति एका ।६। हुतशेषाद्धवि प्राइनन्ति 
दधिक्राब्णो अकारिषमिति एतया ।१०। आचम्योपविश्य 
।११। महाव्याहूती सावित्री वेदादिप्रभृतीनि स्वस्त्यय- 
नानिच जपित्वा ।१२ आचार्य स्वस्तिवाच्य 1१३] 
तदपि भवति ।१४। अयातयामता पूजा सारत्व छन्दसा 
तथा । इच्छन्त ऋषयोऽपर्यन्नुपाककम तपोबलात्‌ ।१५। 
तस्मात्‌ षट्कम नित्योनाऽऽत्मनो मन्त्रसिद्धये । उपाकते- 
व्यमित्याहु कमणा सिद्धिमिच्छता ।१६ उषाकर्मणि 
चोत्सगें त्रिरात्र क्षपण भवेत्‌ । अष्टकाबु त्वहोरात्रमृ- 
त्वन्त्यासु च रात्रिषु ॥१७॥ 


इसके अनन्तर उपकरण बतलाया जाता है ।१। ओषधियो के 
प्रादुर्भाव मे हस्त नक्षत्र अथवा श्रवण से करे ।२। अक्षत-सत्त और 
धानो का जो दधि और घृत से मिले हुए हो प्रत्येक ऋचा मे वेद 
स हुवन करना चाहिए-ऐसा कुछ मनीषियो का मत हैं।३। अथवा 
सूक्त-अनुवादि से करे ।४। माण्ड्केय कहता है--अध्यायषयाद्यो 


चतुर्थो$ध्याय ] [ ३०३ 


से करे ।५। इसके उपरान्त कौषीतकि ने कहा था ।९। अग्निमीले 
पुरोहितमिति--यह एक है ।७। कुषम्भकतदब्रवीत आवदस्त्व शकुने 
भद्रमा वहु गुणाना जमदग्तिता धामन्ते विश्व भुवनर्माव श्रित गन्ता 
नो यज्ञ यज्ञिया सुशमि, योन स्वो अरण, प्रतिचक्ष्व विचक्ष्व, 
आग्ने थाहि मरुत्सखा यत्ते राजज्‌ छत हविरिति द,चा ।८। तच्छ- 
योए वृणीमहे इति एका ।8। दघि क्राव्णो अक्ारिष्मु इति इस ऋचा 
से हुत के शेष हवि का प्राशन करते है।१०। आचमन करके और 
उपविष्ठ होवे ।११। महा व्याहूती-सावित्री-वेदादि प्रभृतियो को 
और स्वस्त्घयनो को जप करे ।१२। आचाय को स्वस्ति वाचन करना 
चाहिए । वह भी होता है।।१३-१४। अयात यामता पूजा को तथा 
छन्दो के सारत्व की इच्छा रखते हुए ऋषिगण तप के बल से उप- 
कर्म को देखते थे ।१५। इस कारण से अपने मन्त्र की सिद्धि के लिये 
नित्य ही षट्‌ कमे और कर्मो की सिद्धि को चाहने वाले के द्वारा 
उपाकम्म करना चाहिए-ऐसा कते हे।१६। उपाक्रम मे और उत्सगे 
मे तीन रात्रि तक क्षपण हो जाना चाहिए । अष्टकाओ मे और ऋत्वन्त्या 
रात्रियो मे एक अहोरात्र तक होवे ।१७। 


॥ अथ उत्सगंकम ॥ 


माघशुक्लप्रतिषदि ।। अपराजिताया दिशि ।२। 
बह्लौषधिके देशे ।३। उदु त्य जातवेदसम्‌ चित्र देवानाम्‌ 
नमो मित्रस्य सूर्यो नो दिवस्पात्विति सौर्याणि जपित्वा 
।४। शास इत्था महाँ असीति प्रदक्षण प्रत्यच प्रतिदिश 
प्रत्यस्य लोष्टान्‌ ।५। ऋषीइछन्दासि देवता श्रद्धामेधे च 
तर्पयित्वा प्रतिपुरुष च पितृनु ।६। छन्दासि विश्रामयन्त्य्‌. 
धसप्तमान्मासान्‌ ।७। अधषष्ठान्‌ वा ।८। अधीयीर श्चेद- 
होरात्रमुपरम्य प्राध्ययनस्‌ 1८ 


३०४ ] [ शाखायनग्द्यसुत्र 


उत्सर्गे कर्म माघ शुक्ला प्रतिपदा मे करे ।१। अपराजित दिशा मे 
करे।२। बहुत ओषधियो वाले देश मे करना चाहिए ।३। उदुत्य जात 
वेदसम्‌, चित्र देवानाम्‌, नमोमित्रस्य, सूर्य्यो नो दिबस्पत्विति' इन सौय्यं 
मत्रो को जपे ।४। “शास इत्था महा असीवि” इस मन्त से प्रत्येक ऋचा- 
प्रत्येक दिशा और प्रत्येक इसके लोष्टो के प्रदक्षिण करे ।५। ऋषियो को 
छन्दो को-देवताओ को और श्रद्धा-मेधा को तृप्त करके और प्रति 
पुरुष तथा पितृगण को तृप्त करे ।६। छन्दो को अर्धं सप्तम मासो तक 
विश्राम देते है ।७। अथवा अश्रषष्ठ मासो को विश्रान्त करते है ।८। यदि 
अहोरात्र तक अध्ययन करे तो प्राध्ययन को उपराम देना चाहिए ।8। 


॥ अथ उपरमकम ॥ 


अथोपरमम्‌ ।१। उत्पातेष्वाकालम्‌ ।२। अन्येष्व-द्भ तेषु 
च ।३। विद्य त्स्तनयित्नु-वर्षाषु न्रिसध्यस्‌ ।४। एकाह 
श्राद्धभोजने ।१। दशाहमघसूतकेषु च ।६। चतुर्देश्यमा- 
वास्ययोरष्टकासु च ।७ वासरेषु नम्येषु च ।८। आचार्य 
चोपरते दशाहम्‌ । ५ श्रृत्वा त्रिरात्रम्‌ ।१०। तत्पूर्वाणा 
च ।११। प्रतिग्रहे श्राद्धवत्‌ ।१२। सञ्रह्मचारिणि 1१३ 
प्रेतमनु गत्वा ।१४। पितृभ्यश्च निधाय पिण्डान्‌ ।१५। 
निशाम्‌ ।१६। सध्यास्‌ ।१७। पवेसु ।१८। अस्तमिते ।१४। 
शूद्रसन्निकषं ।२०। सामशब्दे ।“१। इमशाने ।२ । ग्रामा- 
रण्ये ।२३। अन्त शवे ग्रामे ।२४। अदर्शनीयात्‌ ।२४। 
अश्नवणीयात्‌ ।२६। अनिष्टध्राण ।२७। अतिव।ते ।२८। 
अञ्चो प्रावषिणि ।२५। रथ्यायाम्‌ ।३०।वीणाझब्दे च।३१। 
रथस्थ ।३२। झुद्रतच्छुनि ।३३। वृक्षारोहणे ।३४। 
अवटारोहणे 1३५। अप्सु ।३६। क्रन्दति ।३७। आपर्त्याम्‌ 
।३८। नग्ने ।३९। उच्छिष्ट ।४०। सक्रमे।४१। केशश्मश्रूणि 
वापन आ स्नानात्‌ ।४२। उत्पादने ।४३। स्नाने ।४४। 
सवेशने ।४५। अभ्यञ्जने ।४६। प्रेतस्पशिनि सुतिकोदक्य- 


चतुर्थो$ब्याय ] [ ३०५ 


योश्च शूद्रवत्‌ ।४७। अपिहितपाणि ।४ सेनायाम्‌ । ४ 
अभुज्ञाने ब्राह्मण गोषु च ।५०। अतिक्रान्तेष्वधीयी रन्‌ 
1५१॥ एतेषा यदि किञ्चिदकामोत्पातो भबेत्प्राणानाय- 
म्याऽऽदित्यमोक्षित्वाऽधीयीत ।५२। विद्य त्स्तनयित्नुवर्ष 
वकल्पे वर्षवदर्घषष्ठेषु ।५३। तदप्येतत्‌ ।५४। 

अन्नमापो मूलफल यच्चान्यच्छाद्धिक भवेत्‌ । 
प्रतिगृह्याप्यनध्याय पाण्यास्यो ब्राह्मण स्मृत इति ॥५५॥ 


इसके अनन्तर उपरम के विषय मे बतलाया जाता है।१। उत्पात 
दलि वष ण आदि जितने समय तक रहें तब तक अनध्याय होता है 
अर्थात्‌ जिस समय से आरम्भ करे उस सनय को अपरेद्य कहते हैं 1२] 
अन्य अद्भुत कर्मो मे भी अनध्याय होता है ।३। वियुत्स्तनयित्नु वर्षांओ 
मे तीन सन्ध्याओ तक एक अहोरात्र तक अनध्याय होता है ।४। श्राद्ध के 
भोजन करने पर एक दिन का होत! है ।५। दशाह मे और अध सूतको में 
से भी भोजन करने पर एकाह अनध्याय होता है ।६। चतुदशी मे-अमाव 
स्या मे और अष्टकाओ मे भी अनध्याय होता है मध्य मे रहने वाले दिनो 
मे भी होता है ।७-८। आचार्ये के उपरत हो जानेहुँपर दश दिन पर्यन्त 
अनध्याय होना चाहिए ।६। अवण करके तीन रात्रि तक अनध्याय 
मानता चाहिए ।१०। उनके पुर्जा का भी तीन रात्रितक ही होता है।११। 
प्रतिग्रह लेने पर भी श्राद्ध के ही समान ही अनध्याय मानना चाहिए 
।१२। साथी ब्रह्मचारी के उपरत होने पर भी इसो भाँति अनध्याय होना 
चाहिए ।१३। किसी पुत्र के पीछे जाने पर भी उस दिन अनध्याय होता 
है ।१४। अपने पितृगणो के लिये पिण्डो के देने पर भी अनध्याय मानना 
चाहिए ।१५। निशाकाख मे--सन्ध्या के काल मे-पर्वो मे-सुरये के अस्तमन 
वेला मे-किसी शूद्र के सन्निकष' हो जाने एर अनध्याय होता है अर्थात्‌ 
उपयुक्त समयो मे स्वाध्याय नही करना चाहिए ।१६ २०। साम न्द 
मे--श्मशान मे_ग्राम के अरण्य मे-जिस ग्राम मे मध्य मे शव हो उस 
समय मे अनध्याय होना चाहिए 1२१-२४ जो श्रवण करने के ओर जो 


३०६ ] [ शाखायनगृह्यसुत्र 


दशन करने के अयोग्य हो उनके देखने और श्रवण करने से भी अनध्याय 
होना चाहिए ।२५-२६। जो अभीष्ट न हो उसके घ्राण कर लेने पर भी 
अनध्याय होता है ।२७। अत्यधिक वात के वहन करने पर भी स्वाध्याय 
का अभाव होता है ।२८। अश्र के प्रावषित होने पर अनध्याय होता है 
1२९॥ रथ्या मे--वीणा शब्द के होने पर भी स्वाध्याय नही होना चाहिए 
।३०-३१। रथ मे स्थित होकर स्त्राध्याय न करे ।३२। शुद्र के ही समान 
कुत्ते के सञ्चिकषं होने पर अनध्याय मानना चाहिए ।३३। वृक्ष के आरो- 
हण मे-अवरारोहण मे “जल के मध्य मे क्रन्दन करने पर-आत्ति 
(पीडा) मे--तग्त होने पर-उच्छिष्ट हो उस समय मे ओर सक्राम काल 
मे स्वाध्याय नही होता है ।३४-४१। अपने केशो और इमश्रु के वपन पर 
जब तक स्नान न करे अनध्याय मानना चाहिए ।४२। उत्पादन मे -- 
स्नान के समय मे-सवेशन मे~अभ्यञ्ञन मे अनध्याय होता है ।४३-४६॥ 
प्रेत के स्पर्श करने पर और सूतिका तथा उदकी (रजस्वला) के स्पश 
होने पर शूद्र के ही समान अनध्याय होता है।४७। अविहितपाणि- 
सेना मे और ब्राह्मणो तथा गोओ के भुज्जान न [होने पर भी अनध्याय 
होता है 1४८५-५०) अतिक्रान्त हो जाने पर अध्ययन करना चाहिए । 
।५१। इनका यदि कुछ अकामोत्पात हो जावे तो प्राणायाम करके सूर्य 
देवका दरशन करके अध्ययन करना चाहिए ।५२। कल्प के अध्ययन करने 
मे तथा सूत्र के अध्ययन मे उपा कमकरण से ऊपर वषत्‌ सार्ध पञ्ज- 
पासो मे अनध्याय होता है परन्तु विद्यत्स्तनयित्वु वर्ष से रहित ही होना 
चाहिए । वह भी यही है 1५२ १४ अन्न-जल्प-मूल फल और जो अन्य 
श्राद्धा आदि होवे-इनका प्रतिग्रहण करके भी अनध्याय होता है ब्राह्मण 
पाण्यास्ण कहा गया है ।५५। 


॥ उपरमकम (२) ॥ 


न्यायोपेतेभ्यश्च वतंयेत्‌। १।प्राड वोदड वाऽऽसीन आ चार्यों 
दक्षिणत उदड मुख इतर. ।२द वा ।३। भुयासस्तु यथा? 


चतुर्थोञ्ध्याय ] [ ३०३ 


वकाशस्‌ ॥४ नो$च्छि तासनोपविष्टी गुरूसमीपे ।१। 
नेकासनस्थ ।६। न प्रसारितपाद 1७1 न बाहुम्या जातू- 
पसगृह्य ।८। नोपाश्रितशरीर ।£। नोपस्थकृत्तपाद ।१०। 
न पाद कुठारिका कृत्वा ।११। अधीहि भो३ इति उक्त्वा- 
5ऽचाय ३०ष्ार प्रचोदथ्त्‌ ।१२।०इतीतर प्रतिपद्चते 
।१३१ तत्सन्ततमधीयीत ।१४। अधीत्योपसगृह्य ।१५। 
विरता स्म भो३ इति उक्त्वा यथार्थम्‌ ।१६। विसुष्ट 
विरामम्तावदिति एके ।१७। नाऽघीयतामन्तरा गच्छेत्‌ 
।१८। नाऽऽत्मान विपरिहरेदधीयान ।१दी यदि चेद्वांष 
स्यात्त्रिहात्रसुपोष्याऽहोरात्र वा सावित्रीमभ्यावतंयेद्याव- 


च्छक्नुयाद्‌ ब्राह्मण भ्य किशिद्यादहोरात्रमुम रम्य प्राघ्य 
यनस्‌ ॥२०॥ 


जो न्याय से उपेत हो उनके साथ ही व्यवहार करना चाहिए ।१। 
आचार्य पूर्व की अथवा उत्तर की ओर मुख वाला होकर आसीन होवे । 
दक्षिण की ओर अथवा उत्तर की ओर मुख वाला होकर इतर अर्थात्‌ 
शिष्य आसीन होना चाहिए ।२। अथवा दोनो ही ।३। अधिकतर तो 
अवकाश के अनुमार ही आसीत होते हैं ।४। अपने गुरु के समीप मे 
उच्छित (ऊ चे) आसन पर कभी भी उपविष्ट नही होना चाहिए ।५। 
गुरु के बेठने वाले एक ही आसन पर भी कभी उपविष्ठ नही होना 
चाहिए ।६। शिष्य (ब्रह्मचारी) को कभी आसन पर पैरो को फैनाकर 
नही बेठना चाहिए ।७। अपनी ब्राहुओ से घुटनो का उपसग्रह करके भी 
नही बठना चाहिए ।८। उप श्रित शरीर वाला अर्थात्‌ किसी का सहारा 
को देने वाला होकर गुरु के समीप मे नहीं बैठना चाहिए ।९। उपस्थ 
पर चरण रख कर भी नही आमीन होवे। 1 ०।पेर पर कुठारिका को करके 
भी न बढे ।११। “अधीहि भो ३ '--अर्थात्‌ अध्ययन करो--यह कह कर 
आचार्य कार को प्रेरित करे 1१२। इतर अर्थात्‌ शिष्य “ॐ इति”. 
इसका प्रतिपादन करे ।१३। ऐसा होते हए अध्ययन करता चाहिए 1१४ 


३०८ [ | शाखायनगृह्यसूत्र 
अध्ययन करके उपसग्रह करे-“विरता स्मभो३” इति-यह यथार्थे मे 
कहकर ही विराम ग्रहण करना चाहिए ।१५-१६। “विशुष्ट विरमस्तावतू- 
इति” यह कहकर विराम ग्रहण करे--ऐसा कतिपय विद्वानो का कथन 
है ।१७। अध्ययन करने वाले के बीच से कभी गमन न करे ।१४। 
अध्ययन करता हुआ दिष्य अपने आपको विपरिहृत न करे अर्थात्‌ शिष्य 
के हारा अध्ययन को अन्तरित नही करता चाहिए 1१६ यदि आचाय 
और शिष्य के बीच मे किसी समय मे मार्जार आदि के गमत का दोष 
हो जावे तो तीन रात्रि तक उपवास करके अथवा एक अहोरात्र सावित्री 
का अभ्यावत्त न करे और जितनी भी शक्ति होवे ब्राह्मणो को कुछ 
खिलावे फिर एक अहोरात्र पयन्त उपराम ग्रहण करके पुन प्राध्ययन 


करे ।।२०।। 


॥[२] अथ तपेणम्‌॥ 


स्तात ।१। उपस्पर्शनकालेऽबगाह्य देवतास्तर्पति 
।२। अस्निस्तृप्यतु वायुस्तृप्यतु सूर्येस्तृप्यतु विषणुस्तृप्यतु 
प्रजापतिस्तृप्यतु विरूपाक्षस्तृप्यतु सहस्राक्षस्तृष्यतु सोम 
ब्रह्मा वेदा देवा ऋषय. सर्वाणि च छन्दासि उ#कार 
वषट्कार महाव्याह्ृतय सावित्री यज्ञा द्यावापृथिवी 
नक्षत्राणि अन्तरिक्षम्‌ अहोरात्राणि सख्या सध्या समु- 
द्रा नद्य गिरय, ज्ञेत्रोषधिवनस्पतिगरन्धाष्सरस नागा. 
वयासि सिद्धा साध्या विप्रा, यक्षा रक्षासि भूतान्ये- 
वमन्तानितृप्यन्तु श्रूति तपयामि श्चृति तर्पयामि रति 
तर्षेयामि गति तर्पयामि मति तपयामि श्रद्धामेधे धार- 
णा च गोत्राह्मण स्थावरजङ्जमाति सवभूतानि तृप्य- 


न्त्विति यज्ञोपवीती ।३ 


कारका शिब पराक अ 


चतुर्थो$भ्याय ] | ३०६ 


सवे प्रथम स्नान करै ॥११।॥। उपस्पशंन काल मे अवगाहन करके 
देवो का तर्पण यज्ञोपवीती करता है ॥२॥ तर्पण निम्न क्रम से करना 
चाहिए--“अरिन तृप्त होबे-वायु तृप्त होवे-सूर्य तृप्त होवे-विष्णु तुप्त हो- 
प्रजापति तृप्त होवे-बिरुपाक्ष प्रथु तृप्त होवे-सहसाक्ष तृप्त हो-इसी प्रकार 
से सोम-ब्रहमा-वेद-देव-खऋषिगण और समस्त छनन्‍्द-3#कार-वर्षटकार 
-महाब्याहृतिया-सावित्री-यज्ञ-च्वावा पृथिवी-नक्षत्र-अन्तरिक्ष-अहोरात्र 
-सख्या-सन्ध्या समुद्र-नदियाँ-पर्वत-क्षेत, औषधियाँ वनस्पतियोँ, 
गन्धवे, अप्सराऐ , नाग, पक्षी, सिड, साध्य-विप्र, यक्ष, राक्षस, भूत 
और इसी प्रकार सं अन्य सब तृप्त होवे । मै श्रुति को तृप्त करता हूं 
स्मृति को, धुति को, रति को, गति को, मति को श्रद्धा को, मेवा को, 
भारणा को, तृप्त करता हू । गो और ब्राहमणो को, तृप्त करता हू 
स्थावर और जङ्गमो को समस्त भूतो को तृप्त करता हूँ औौर ये सभी 
तृप्त होवे, इति ।३। 


॥ अथ तर्पणम्‌ (२) ॥ 


अथ प्राचीनावीती ।१। पित्र्या दिक्षमीक्षमाण 1२! 
शतचिन माभ्यमा' गृत्समद विश्वामित्र जमदरिनि 
वामदेव अत्रि भारद्वाज वसिष्ठ, प्रगाथा ५पावमाना 
क्षुद्रसूक्तमहासूक्ता सुमन्तु जैमिनि वैशम्पायत पेनसूत्र 
भाष्य गाग्य-बिभ्रू-बाभव्य-मण्डु-माण्डव्या गार्गी 
वाचक्नवी वडवा प्रातिथेयी सुलभा मेत्रेयीकहोल 
कोषीतकि महाकोषीतकि सुयज्ञ शाङ्भायनस्‌ आश्वाल- 
यनम्‌ ऐतरेयम्‌ महेतरेयस्‌ भारद्वाजम्‌ जातूकण्येम्‌,पेग्यम्‌ 
महापेङ्गचम्‌ बापकलम्‌ गाग्यंमु'शाकल्यम्‌ माड्केश्रम्‌ 
महादमल्ञमुऔदवाहिस्‌ महौदवाहिम्‌ शोनकिम्‌ शाकपृणिम्‌ 
गौतमिम्‌ ये चाऽ्ये आचार्यास्ते सर्वे तृप्यत्विति 1३ प्रति- 
पुरुषपितर ।४।पितृवशस्तृप्यतु।५। मातृवशस्तृप्यतु । ६। 


३१० | [ शाख.यनगृह्यसूत्र 


इससे अनन्तर प्राचीनाबीती हो जावें ।१। पिश्य अर्थात्‌ पितरों कीं 
दिशा की ओर देखता हुआ होवे ।२। शतचिष, माध्यमा, गुत्समह, 
विश्वामित्र, जमदग्नि, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथा, पवमाना, 
क्षुद्रयुक्त, महासुक्त, सुमन्तु, जैमिनि, वंशम्यायन, पैल,सूत्र, भाष्य,गाग्ये, 
विञ्च,वाञ्रव्य, मण्डु, माण्डव्य, गार्गी, वाचक्नवी, वडवा, प्रातिथेयी, 
सुलभा, मँत्रेयी, कहो, कोषीतिकी, महाकोषीतकि, सुयज्ञ, शाखयन, 
आशवालयन, ऐतरेय, महैतरेय, भारद्वाज, जातूकर्ण्ण, पेङ्गथ, 
महापेङ्जघ, वाष्कल, गाग्य, शाकल्य, माण्डूकेय, महादमत्र, औदवाहि, 
महौदवाहि, सौयामि शौनकि, शाकपुणि, गौतमि, और जो अन्य आचार्य 
है वे सब तृप्त होवे ।३। प्रति पुरुष पितर होवें ।४॥ पितृ गण का वश तूत्त 
होवे ।५। मातृ वश तृप्त होवे ।६। 


॥ अथ स्नातकधर्मा ॥ 


न नग्ना स्त्रियमीक्षेताञ्न्यत्र मंथुनाद्‌ ।१। नाऽऽदित्य 
सधिवेलयो ।२। अनाप्तस्‌ ।३। अकायकारिणस्‌ । । प्रेत- 
स्पशिनम्‌ 1५ सूतिकोदक्याभ्या न सवदेत्‌।६।एतेर्च ।७। 
उद्ध ततेजासि न भुद्धीत 15 न यातयामं कायं कुर्याद्‌ 
।१। न सह भुञीत ।१०। न शेषम्‌+? १। पितृदेवतातिथि- 
भृत्याना शेष भुळीत ।१२। उच्छुशिलमयाचितप्रतग्रह. 
साधुभ्यो याचित्तो वा याजन वृत्ति ।१३। पूर्वं पूर्वं गरीय 
।१४। अससिध्यमानाया वश्यवृत्तिर्वा ।१५। अप्रमत्तः 
पितृदेवतकार्येषु ।१६। ऋतौ स्वदारगामी ।१७। न दिवा 
शयीत 1१८ न पूर्वापररात्रौ 1१६। न भूमावनन्तहिताया- 
मासीत ।२०। नित्योदकी ।२१। यज्ञोपवीती ।९२। न विर- 
हयेदाचाय्येम्‌ ।२३। अन्यत्र नियोगात्‌ ।२४। अनुज्ञातो वा 
।२५। 
स्नातक जो हो उसको चाहिए कि सँथुन कें अतिरिक्त स्त्री को 

कभी भी दूसरे समय मे नग्न नही देखना चाहिए ।१। जब सन्धि का 


चतुर्थोऽऽ्याय ] [ ३११ 


समय हो अर्थात्‌ उदय काल और सूर्य का अस्तमन काल हो तो उस 
समय मे आदित्य को तही देखना चाहिए ।२। जो अनाप्त हो, अकायकारी 
हो, प्रेत का स्पर्श करने वाला हो तथा सृतिका और उदकी से भाषण 
नही करना चाहिए 1३-६। और इतके साथ तथा उद्धत तेजो को न 
खावे 1७ ८। यातयामो के साथ कार्य नही करना चाहिए 1६1 इनके 
साथ भोजन भी न करै ।१०। जो शेष रहे उसे भी न खावे ।११। 
पितृगण, देवता, अतिथि और भृत्यो को पहिले भोजन करके जो शेष 
रहे उसे ही खाना चाहिए ।१२। एक स्नातक की वृत्ति उज्छश्रिला, 
प्रतिग्रह का ग्रहण न करते हुए साधु पुरुषो से याचित हो अथवा याजन 
वृत्ति होनी चाहिए ।१३। इन बतायी हुई वृत्तियो मे जो-जो पूर्वं मे है 
वही वृत्ति विशेष गौरवपुण होती है ।१४। यदि वृत्ति ससिध्य माना न 
हो तो उस अवसर मे विकल्प मे गेश्यो की वृत्ति को भी ग्रहण कर 
सकता है 1१५ एक स्नातक को चाहिए कि पितृगण, देवत के कार्यो मे 
कभी प्रमत्त नही होना चाहिए ।१६। ऋतु काल मे ही अपनी दारा के 
साथ अभिशमन करना चाहिए।१७।दिन के समय मे कभी शयन नही करे । 
1१८ पूर्ग रात्रि मे और पिछली रात मे भी सोना नही चाहिए 1१६। 
जो किसी आस्तरण से अन्तहित न हो ऐसी भूमि पर कभी नही बेठना 
चाहिए ।२०। नित्य ही उदकी होवे ।२१। नित्य यज्ञोपवीत के धारण 
करने वाला होना चाहिए ।२२। अपने आचार्य से कभी विरहित नही 
होना चाहिए ।२३। नियोग कै अन्य मे ऐसा न करे। अथवा अनुज्ञा 
प्राप्त करने वाला होवे तब करे ।२४। 


॥ अथ स्नातकधम ॥ 
अहरहराचार्याया ऽभिवादयेत ।१। गुरुम्यशच ।२। स- 
समेत्य श्रोत्रियस्य ३। प्रोष्य प्रत्येत्याऽश्रोत्रियस्य ।४।^असा- 
चह भो३,, इत्यात्मनो नामाऽऽदिश्य व्यत्यस्य पाणी ।५। 
असौ इत्यस्य पाणी सगृह्याऽऽशिषमाशास्ते ।६। नाऽवृतो 


३१२ | [ शाखायनगृह्यसूत्र 


यज्ञ गच्छेत्‌ ।७। अघर्माच्च जुगुप्सेत ।८। न जनसमवाय 
गच्छेत्‌ ।दी नोपयु हिशेत्समेत्य ।१०। अनाक्रोशकोऽपिशुन 
कुलकुलो नेतिहेति स्यात्‌ ।११। नेकश्चरेत्‌ ।१२। न नग्न 
॥१३। नाऽपिहितपाणिं ।१४। देवायतनानि प्रदक्षिणम्‌ 
1१५) न धावेत्‌ ।१६। न निष्ठीवेत्‌ ।१७। न कण्ड्येत 1१८। 
मूत्रपुरीषे ना5वेज्ञ त 1१६) अवगुण्ठ्याऽऽसीत ।२०। नाऽ 
म्तहितायाम्‌ ।२१। यद्येकवस्त्रो यज्ञोपवीत कण धृत्वा 
।२२। नाऽऽदित्यमभिमुख ।२३। न जघनेन ।२४। अहरुदड 
-मुखो नक्त दक्षिणामुख ।२५ न चाऽप्सु रतेष्मन च 
समीपे ।२६। न वृज्ञमारोहेत्‌ ।२७। न कृपमवेक्ष त।२८। न 
धुवन गच्छेत्‌ ।२८। नत्वेव तु इमशानस्‌ ।३०। सवस्त्रोऽ- 
हरहराष्लवेत्‌ ।३१। आप्लुन्याऽव्युदकोऽन्यद्वस्त्रमाच्छ। द- 
येत्‌ ॥३२॥ 


नित्य प्रति अपने आचार्यों को अभिवादन करना चाहिए ।१। 
अपने जो टीक्षा गुरव हो उनके लिये भी अभिवादन करे।२। भली 
भाति आकर श्रोत्रिय को अभिवादन करे 1३) प्रवास मे रहकर वापिस 
आकर जो अश्रोत्रिय हो उसको भी करे ।४। अभिवादन करने का 
विधान यह है कि जिसको करे उसके आगे दोनो हाथ जोडकर--भो । 
मैं यह हु--इस तरह से अपना नाम आदिष्ट करके ही अभिवादन 
करना चाहिए ।५। असौ इसका घ्राणीं हाथो को जोडकर आशीष की 
आशा करता है ।६। अवृत यज्ञ मे नही गमन करे ।७। और अधर्म 
की जगुप्सा करे, अर्थात्‌ अधम से दुर ही रहे ।५। जहाँ पर बहुत से 
जनो का समवाय हो वहाँ पर गमन न करे 18) समेत हो कर ऊपर 
मे उपदेश नही करना चाहिए ।१०। निन्दा न करने वाला अपिशुन 
होवे एव घर घर मे गशन करने वाला न होवे अथवा सकूल पुत्र कल- 
त्रादि सहित या कुल नीडाश्रय जजेरी भूत कुल मे वृक्ष मे गमने नकरे 1 
इस प्रकार से इस पुरुष या स्‍त्री की श्रेष्ठता है इसका ख्यापक नही 


चतुर्थोऽध्याय | [ २१३ 


होना चाहिए ।११। अकेला कभौ विचरण न करै ।१२। नग्न होकर कभी 
न रहे ।१३। अपिहित पाणि न रहे ।१४। देवताओ के आयतनो को 
प्रदक्षिण करे ।१५। दौड न लगावे ।१६। भूकना नही चाहिए ।१७। 
खुजावे नही।१८।मुत्र और मल को न देखो १४।अषगुण्ठत करके रहे ।२०। 
अन्तहित मे न रहे । अर्थात्‌ मल मूत्र के त्याग करने के समब मे 
अवगुष्ठन करे और इनका उत्सर्ग अन्तहित मे न करे यदि एक वस्त्र 
वाला हो तो यज्ञोपवीत को कान पर रख कर ही मलादि का उत्सग 
करना चाहिए ।२१-२२। आदित्य देव के सम्मुख मे त्याग न करना 
चाहिए । जघन के द्वारा न करे ।२३-२४। दिनमे उत्तर की ओर मुख- 
करके और रात्रि मे दक्षिण मुख होकर ही मलादि का त्याग करना 
चाहिए ।२५। जल मै और समीप मे कफन डाले | वृक्ष पर आरोहण 
नही करना चाहिए । कूए को झुक करन देख्ने । धुवन मे गमन न करे 
।२६-२६। श्मशान मे गमन नहीं करे । यदि जावे भी तो 
वस्त्र सहित प्रतिदिन स्नान करना चाहिए ।३०-३१। आप्लुत होकर 
मव्युदक हो अक्ष वस्त्र धारण करे 1३२ 


॥ अथ कृषिकर्म ॥ 


रोहिण्या कृषिकर्माणि कारयेत्‌ ।१। पुरस्तात्कर्मणा 
प्राच्या ज्ञ त्रमर्यादाया द्यावापृथिवोर्बाल हरेत्‌ ।२! दथवा 
-पृथिवीययर्चा नमो द्यावापृथिवीम्यामिति 'बोपस्थानमु 
।३। प्रथमप्रयोगे सीरस्य ब्राह्मण सीरस्पृशेत्‌ शुन न 
फाला इति एतामनुन्र वन्‌ "४ ज्ञ त्रस्य पतिनेति प्रज्ञिण 
प्रत्यृचच प्रतिदिशमुपस्थानम्‌ । शा 
रोहिणी मे कृषि के कर्मों को कराना चाहिए । 1१ कम्मों कें 
पहिले अर्थात्‌ कृषि कर्मों के आरम्भ करने के पूर्व मे पुर्वं दिशा मे 
क्षेत्र की मर्य्यादा मे द्यावा पृथिवी की बलि का हरण करे ।२। 
द्यावा पृथिवी की अर्चा करे और नमो द्यावा पृथिवीभ्याम्‌--इस मन्त्र 
से उपस्था करना चाहिए ।३। प्रथम प्रयोग मे अर्थात्‌ सीर(हल)के प्रथम 


३१४ ] [ शाखयनगृद्यसूत्र 


प्रयोग मे ब्राह्मण सीर का स्पशे करे और शुन न फाला इति इसको बोलते 
हुए करे।४। क्षेत्रस्य पति नेति इस के द्वारा प्रत्येक ऋचा के प्रदक्षिण 
और प्रत्येक दिशा मे उपस्थान करे 1५] 


॥ अथ प्लवकम ॥ 

उदक तरिष्यन्‌ स्वस्त्ययन करोति ।१। उदकाञ्जलीस्त्री- 

नप्सु जुहोलि। समुद्राय वेणवे नम वरुथाय धर्मपतये नम 

नम सर्वास्यो नदीभ्य ।२। सर्वासा पित्रे विश्वकमरो दत्त 

हविजु षतामिति जपित्व ।३। प्रतीप स्रवन्तीभ्य उन्नय 

स्थावराभ्य ।४ तरं श्चेद्भय शड्डू द्वाशिष्ठ सूक्त जपेत्‌ 

समुद्रञ्येष्ठा इति एतत्प्लम्‌ ।५। 

उदक मे तरते हुए स्वस्त्थयन करता है ।१। तीन जल की अञ्ज- 
लियो का जल मे हवन करता है। समुद्राय वेष्णवे नम, वरुणाय 
धमं पतये नम, नम सर्वाभ्यो नदीभ्य ।२। सर्वासा पित्रे विश्व 
कर्मणि दत्त हविज्‌षताम्‌ इति इसका जाप करे ।३।ख़वण करती हुई 
स्थावराओ से प्रतौय को उन्नयन करे ।४। यदि तेरते हुए भय हो तो 
वासिष्ठ सूक्त का जाप करना चाहिए । समुद्र ज्येष्ठा इति यह प्लव 


है ।५। 


।। अथ श्रवण कर्म ॥ 


श्रवण श्रविष्ठीयाया पौर्णमास्यामक्षतसक्तूता स्थालीपाक- 
स्य वा जुहोति ।१। विष्णवे स्वाह श्रवणाय स्वाहा 
श्रावण्यं पौणंमास्ते स्वाहा वर्षाभ्य स्वाहेति।२। गृह्म- 
ग्नि बाह्यत उपसमाधाय लाजानक्षतसक्तू इच सपिषा 
सञ्चिनीय जुहोति 1३1 दिञ्याना सर्पाणामधिपतये स्वाहा, 
दिव्येभ्य हर्पेम्य स्वाहेति 1४ उत्तरेणाऽग्नि प्र।गग्न षु 
नवेषु कुशेषुदकुम्भ नव प्रतिष्ठाप्य ।५। दिव्याचा सर्पाणाम- 
धिपतिरव नेनिक्ता दिव्या? सर्पा अव नेनिजतामिति अपो 


चतुर्थोऽध्याय 7 [ ३१४ 


निनयति ।६। दिव्याना सर्पाणामधिपति प्र लिखताम्‌ 
सर्पो प्र लिखन्तामिति फणेन चेष्टयति । दिव्याना सर्पा- 
णामधिपति प्र लिम्पताम्‌ दिव्या सर्पा प्रलिम्पन्तामिति 
वर्ण कस्य मात्रा निनयति 1८। दिव्याना सर्पाणामधिपतिरा 
बध्तीतास्‌ दिव्या सर्पा आ ब*नन्तामिति सुमनस उपह- 
रति। ९ दिव्यांना सर्पाणामधिपतरा च्छादयताम्‌ दिव्याचा 
सर्पा आच्छादयन्तामिति सूत्रतन्तुमुपहरति ।१०।दिव्याना 
सर्पाणामधिपतिच्छादयताम्‌ दिव्या सर्पा आऽञ्जतामिति 
कुशतरुण नोपघातमा नस्य करोति।११। दिव्याना 
सर्पाणासधिपतिरीक्षताम्‌ दिव्या सपईक्षन्तामिति आदश 
-नेज्ञयति ।१२। दिव्याना सर्पाणामघिपात एषते बलि 
दिव्या सर्पा एष वो बलिरिति बलिमुपहरति ।१३। एवम्‌ 
आन्तरिज्ञाणास्‌ 1१४ दिश्यानाम्‌ ।१५। पा थवानामिति 
।१६। जिस्त्रिरुच्चेस्तरामुच्चेस्तरापूर्वम्‌ ।१७। नीचस्तरा 
न्नीच स्तरामृत्तम्‌ ।१५। एवमहरहरज्ञतसक्तूना दर्बणोण्- 
घातमा प्रत्यवरोहणाद्रात्रो वाग्यत सोदक बलि हरेत्‌ 
।१९। वाग्यता च मृपसादयेत्‌ ।२०। य उपक्रम सउत्सग 
।२१। सुत्रामाणमिति शय्यामारोहेत्‌ ॥२२॥ 


श्रवण को श्रविष्ठीय पौर्णमासी मे भक्षत सक्तृओ का अथवा 
स्थालीपाक का हवन करता है । ।१। विष्णवे स्वाहा, श्रवणाय स्वाहा, 
श्रावण्ये पौर्णमास्ये स्वाहा, वर्षाभ्य स्वाहा-इन मनजरो के द्वारा 
आहुतिया देवे ।२। गृह्य अग्नि को बाहिर से उपसमाधान करके 
लाजाओ को और अक्षत सक्तूओ को घृत के साथ सन्निनयन करके 
आहुतियाँ देता है ।३। दिव्यना सर्माणामधि पतये स्वाहा, दिव्येभ्य सर्पेभ्य 
स्वाहा ¬ये मन्त्र आहुतियाँ देने के हैं।४। उत्तर मे अग्नि को प्रागग्र 
नूतन कुशाओ मेन वीत उदकुम्भ को प्रतिष्ठापित करे ।५ फिर 
दिव्यानां सर्पाणामधिपतिरव नेनिक्तां दिव्या सर्पा अवने निज ताम्‌ इति 


३१६ ] [ शाखायनगृह्यसूत्र 


इससे जलका निनयन करता है ।६। दिश्याना सर्पायामधिपति प्रलिख- 
लाम्‌, दिव्या सर्वा प्रलिखन्ञा मिति फण के द्वारा चेष्टा करता है।७। 
दिव्याना सर्पाणमधिपति प्रनिम्यताम्‌, दिव्या सर्पा प्रलिम्य- 
न्ताम्‌-इति इससे वर्णक की मात्रा का निनयन करता है ।५। दिव्यानाँ 
सर्पाणामधिपति रावध्नीताम्‌, दिव्या सर्पा आवध्नन्ता इति इस 
मन्त्र के द्वारा सुमनस ( पुष्प ) का उपहार देता है 1९ 
दिव्याना सर्पाणामधिपति-राच्छादयताम्‌, दिव्या सर्पा आच्छादय 
न्ताम्‌ इससे सूत्र के तन्तु का उपहार देता है।१०। दिव्याना सर्पाणाम- 
धिपति राङक्ताम्‌, दिव्या सर्पा आन्त्रताम्‌-इति इस मन्त्र से तरुण 
कुशा से अञ्जन का उपघात करता है।।११। दिव्याना सर्पाधिपति 
रीक्षताम्‌, दिव्या सर्पा ईक्षन्ताम्‌ इससे दर्पण के द्वारा ईक्षण करता 
है।।१२। दिव्यानां सर्पाणामधिपति एषते बलि, दिव्या सर्पा एष 
चो बलिरति-इससे बलि का उपहरण करता है।१३। इसी प्रकार से 
आन्तरिक्ष का--दिव्यो का--पा्थिवो का तीन-तीन उच्च और अधिक 
उच्च पूर्व मे करे ।१४-१६। नीचेस्तर-नीचेस्तर उत्तर मे करे ।१७- 
१८। इस प्रकार से दिन प्रति दिन अक्षत सक्तु ओ का दर्भ से उपघात 
आप्रत्यवरोहृण से रात्रि में वाग्यत होते हुए जल सहित बलि का आह- 
रण करे 1१६। वाग्यता इसको उपसादित करे ।२०। जो उपक्रम है 
वह उत्सगं है ।२१। सुत्रामाणमिति--इससे शय्या पर आरोहण 
करे ।२२। 


।। अथ आश्वयुजीकम ॥। 


आइवयुज्या पोर्णमास्यामेन्द्र पायस ।१। अझिविभ्या 
स्वाहा अश्वयृग्भ्या स्वाहा आश्वयुज्यै पौर्णमास्ये स्वाहा 
शरदे स्वाहा पशुपतये स्वाहा पिद्गलाय स्वाहेति आज्य- 
स्य हुत्वा ।२। अथ पृषातकस्य आ गावो अम्मन्निति 
एतेन सूक्त न प्रत्यूच जुहुयात्‌ ।३। मातृभिर्वत्सा ससृजन्ति 
ता रात्रीम्‌ ।४। अथ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।५। 


चतुर्थोऽध्याय ] [ २१७ 


आश्वियुजी पौर्णमासी मे इद्र से सम्बन्ध रखने वाला “ऐन्द्र पायस 
होता है ।१। निम्न लिखित मन्त्रो के द्वारा घृत का हवन करे, “आश्वि 
भ्या स्वाहा , “आश्वयुग्ध्या स्वाहा, आश्वयुज्ये पौणमास्मे स्वाहा” 
शरदे स्वाहा “पाशुपतये स्वाहा”, “पिद्धलाय स्वाहा” ।२। इसके 
अनन्तर पुषातक के “आ गावो अग्मन्निति”, इस शुक्त के द्वारा प्रत्येक 
ऋचा से हवन करना चाहिए ।३। उस रात्रि मे वत्सो का माताओ के 
साथ ससुजन कर देते है ।४। इसके उपरान्त ब्राह्मणो का भोजन होता 


है ।५। 


॥ अथ आग्नरहायणीकम ॥ 


आग्रहायण्या प्रत्यवरोहेत्‌ ।१। रोहिण्या प्रोष्ठपदासु वा 
।२। प्रातः शमीपलाशमधूकेषीकापामार्गाणा शिरीषोदुम्ब 
-रकुशतरुणबदरीणा च पूण मुष्टिमादाय सीतालोष्ठ च 
।३। उदपात्रे ऽवधाय ।४। महाव्याहृती सावित्री चोद्र त्य 
अप न शोशुचदधमिति एतेन सूक्त न तस्मित्निमजयनिम 
ज्य प्रदक्षिण शारण्येभ्य पाप्मानमपहत्य उत्तरतो 
निनयेत्‌ ।५। मधुपर्को दज्ञिणा, 1६] 
आग्रहायणी मे प्रत्यव रोहण करना चाहिए ।१। रोहिणी नक्षत्र मे 
अथवा प्रोष्ठ पदाओ मे करे 1२। प्रात काल में शमी ( छौकरा वृक्ष), 
पलाश (ढाक), मधूक, इषीक्रा, अपामार्ग और शिरीष (सिरस),उदुम्बर 
(गूलर), कुशतरुण, वदरियो की पुर्ण मुष्टि लेकर और सीता लोष्ठ को 
ग्रहण करे ।३। जल के पात्र मे अवधारण करे ।४। महाव्याहृतियाँ और 
सावित्री को उद्ग त करके “अप न शोशुच दधमिति'” इस सूक्त से उसमे 
निमज्जन कर करके प्रदक्षिम शरण्यो के लिये पाण्या को अपहूत करके 
उत्तर की ओर निनयन करना चाहिए ।५। मधुपक दक्षिणा है ।६। 


॥ अथ सर्पंबलिकम ॥ 
ग्रीष्मो हेमन्त उत वा वसन्त शरद्‌ वर्षा सुक्तन्नो अस्तु । 
तेषामृतूना शतशारदानानिवात एषामभयेस्याम स्वाहा॥ 


दाखायनगुह्यसूत्र 


| 

तक 

f 
प 


अप श्वेत पदा जहि पूर्वण चाऽपरेण च । 
सप्त च वारुणीरिमा सर्वाश्च राजबान्धव स्वाहा ॥ 
श्वेताय वैदार्वाय स्वाहा विदर्वाय स्वाहा तक्षकाय 
वंशालेयाय स्वाहा विशालाय स्वाहेति आज्यस्य हुत्वा 
।१। सुहेमन्त सुवसन्त सुग्रीष्म प्रति धीयताम्‌ सुवर्षा 
सन्तु नो वर्षा शरद शम्भवष्तु न इति ।२। शन्नो मित्र 
इति पलाशशाखया विमृज्य 1३। समुद्रादूमिरिमि अभ्युक्ष्य 
।४। स्योना पृथिवी भवेति स्रस्तरमास्तीयं ॥५। ज्येष्ठदक्षि- 
णा पाइवे सविशन्ति ।६। प्रति ब्रह्मच प्रति तिष्ठामि क्षत्र 
इति दज्ञिणं ।७। प्रत्यश्वेषु प्रति तिष्ठामि गोष्विति सव्ये 
॥८। प्रति पशुष प्रति तिष्ठामि पुष्ठाविति दक्षिण ।८। 
प्रति प्रजाया प्रति तिष्ठाम्यन्न इति सव्मे।१०। उदीध्बे 
जीव इति उत्थानम्‌ 1११। स्रस्तरे ता रात्रीं शीरते ।१२। 
यथासुखमत ऊध्वेम॒ ॥१३॥ 


“ग्रीष्मो हेमन्त उतवा बसन्त शरद वर्षा सुकृतन्नो अस्तु। तेषाँ 
ऋतुना शतशारदाना निवात एषामभये स्याम स्वाहा” अगश्वेत पदाजहि 
पूर्वण चापरेण च सप्त त्र वारुणी हिमा सर्वाश्च राजवान्धबे स्वाहा” 
“ववेताय वदार्वाय स्वाहा विदर्वाय स्वाहा तक्षकाक्ष वै शालेयाय 
स्वाहा, विशालाय स्वाहा, इति” इन मन्त्रो के द्वारा घुत का हवन करे 
।१। “सुहेमन्त सुवसन्त सुग्रीष्म प्रतिधीयताम्‌, सुवर्षा सन्तु नो वर्षा, 
शरद दाम्भयन्तु स इति” ।२। “शब्मों मिश्र इति” पलाश की शाखा से 
इन मन्त्रो के द्वारा निमाजन करे ।३।“समुद्रादमिरिति” इससे अभ्युक्षण 
करे ।४। “स्योना पर्थिवी भवेति”, इस मन्त्र से स्रस्तर का आस्तरण 
करे ।५। ज्येष्ठ दक्षिणा पाइवों के साथ सवेश करती है ।६। “प्रति ब्रह्मन्‌ 
प्रतितिष्ठामि क्षत्र इति” दक्षिणो से करे ।७। "प्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि 
गोष्विति”-इससे सव्यो से करे ।८। “प्रतिपशुषु प्रतिः छामि पुष्पाविति” 
इससे दक्षिणो से बरे ।६। प्रति प्रजाया प्रतितिष्ठाम्यन्न इति’ इससे 


पचर्मो$ध्याय | [ २१९ 


सव्यो से करे 1१०] “उदीध्व॑ जीव इति -इससे उत्थान करे 1११) उस 
रात्रि मे स्रस्तर पर शयन करते है ।१२। यथा सुख इसमे ऊध्वे करे ।१३। 


।। अथ चेल्रीकर्म ॥ 


चं त्र्या पौर्ण मास्यास्‌ ।१। ककेन्धुपर्णानि मिथुनाना च 

यथोपषाद पिष्टस्य कृत्वा ।२। ऐन्द्राग्नस्तुण्डिल ।३। रोद्रा 

गोलका ।४। लोकतो नञ्ञत्राण्यन्वाकृतय₹च-लोकतो नक्ष- 

त्राण्यच्वाकृतयरुच ॥५॥ 

चेत्रमास फी पौणमासी मे करना चाहिए 1१। ककःधु के पर्णो को 
और मिथुनो का यथोपपाद प्रेषण करके 1२। ऐन्द्राग्न तुण्डिल करे 1३॥ 
रौद्र गोलक करे ।४। लोक से नक्षत्रो को और अन्वाकृतिवाला करे-लोक 
से नक्षत्रो को और अन्वाकृतिक करे ।५। 


फश पंचमी: (परिशिष्ट) 


॥ अथ समारोहणम्‌ ॥ 


अथ प्रवत्म्यन्नात्मन्नरण्यो समिधि वाऽग्नि समारोह- 
यति ।१। एहि मे प्राणाना रोहेति सकृत्सकुन्मन्त्रण 
द्विर्‌ हिस्तृष्णीम्‌ ।२। अय ते योनरिति वाऽरणी 
प्रतितपति 1॥ मिध वा ।४। अनस्तमिते च 
मन्थनम्‌ ।%। वेश्वदेवकाले च ।.। उपलिप्त उद्धता- 
वोक्षिते लोकिकम ग्निमाहूत्य उपावरोहेति उपावरोह- 
णस्‌ ।७। अनुगतेऽग्नो सवप्रायश्चित्ताहुती हुत्वा पाहि 
नो अग्न एधसे स्वाहा पाहि नो विश्ववेदसे स्वाहा 


३२९ | [ शाखाय गृह्यसूत्र 


यज्ञ पाहि विभावसो स्वाहा सर्व पाहि शतक्रतो 

स्वाहेति ।८।  ब्रतहाना उपोष्याऽऽज्यस्य हुत्वा 

त्वमग्ने व्रतपा इति ।८। 

इसके अनन्तर प्रवास मे रहता हुआ आत्मन्नरण्यो मे अथवा 
समिधा मे अस्ति का समारोहण करता है ।१। एहि मे प्राणात्तरो हेति 
इससे एक-एक वार मन्त्र के द्वारा और दो-दो बार तूष्णी भाव से करे 
।२। अय ते योनि रिति इसमे अथवा अरणी प्रतितप्त करता है ।३। 
अथवा समिधा को करता है ।४। अस्तामित न होने पर मन्थन होता है 
।५। और वश्वदेव काल मे होता है ।६। उपलिप्त मे उद्धतावाक्षित मे 
लौकिक अग्नि को आहूत करके 'उपावरोहेति' इससे उपावरोहण करे 
।७।अग्नि के अनुगत हा जाने पर सब प्रायश्चित्तो की आहुतियो का हवन 
करके "पाहि नो अग्न एधसे स्वाहा, पाहि नो विश्‍व वेद से स्वाहा, यज्ञ 
पाहि विभावसो स्वाहा, सर्व पाहि शतक्रतो स्वाहा-इति' इन मन्त्रो से 
आहुतिया देनी चाहिए ।८। ब्रत हान उपबास करके घृत का होम करे। 
त्वमग्ने ब्रतपा' इस मन्त्र से आहुति देनी चाहिए ।६। 


॥ अथ उत्सर्गं ॥ 


अथ पृष्करिणीकृपतडागानाम्‌ ।। शुद्धपक्षे पुण्ये वा 
तिथो 1२! पयसा यवमय चरु श्रपयित्वा ।३। त्व 
नो अग्न इति द्वाभ्याम्‌ अव ते हेल इम मे वरुण 
उदुत्तम वरुण इमा धिय शिक्षमाणस्य ।४। गृह्यो$प- 
गृह्यो मयोभु आखरो निखरो निसरो निकाम 
सपत्नदूषण इति वारुण्या दिकृप्रभ्रूति प्रदक्षिण |जुहु- 
यात्‌ ।५। मध्ये पयसा जुहोति विश्वतश्चक्षु इद 
विष्णुरिति ।६। यत्‌ किञ्चेदमिति मञ्जयित्वा ।७। 
धेनुह्‌ क्षिणा वस्रयुग्मच्च ।८। अतो ब्राह्मणभोजनम्‌ 1६) 
इसके अनन्तर पुष्करिणी-कूप और तडाग आदि जलाशये का 
उत्सग कर्म बतलाया जाता है । । इस उत्सम क्ब को शुक्ल पक्ष मे 


पचमोऽध्याय ] [ ३२१ 


अथवा किसी पुण्य तिथि मे करना चाहिए ।२। पय से यवो से परिपूर्ण 
चरु का हवन करे॥३। “त्व नो अग्ने इति इन दो मन्त्रो से अव ते 
हेत्व इम मे वरुण, उदुत्तम वरुण, इमा भिय शिक्षमाणस्य ' ।४। गृह्योऽय 
गुह्यो भयो भू आख निखरो नि सरो निकाम सयत्न दूषण इति” इनसे 
वारुणी दिक्‌ प्रभृति का प्रदक्षिण हवन करे ।५। 'विश्वतश्चक्षु ' इससे 
मध्य मे पय से होम करता है । “इद विष्णुरिति ' ।६। 'यतू किञ्चेहा 
मिति’ इनसे मज्जन करके ।७। धेनुकी दक्षिणा और दो वस्त्र देवे ।८। 
अत ब्राह्मण भोजन करावे । &। 


॥ अथ आरामप्रतिष्ठा कमे ॥ 


अथाऽऽरामेऽस्निमुपसमाधाय ।१। स्थालीपाक श्रपयित्वा 

।२। विष्णवे स्वाहा, इन्द्राग्निभ्या स्वाहा, विइवकर्म्मणो 

स्वाहेति, यान्‌ वो नर इति प्रत्यृत्र जुहुयात्‌ ।३।वनस्पते 

शतवल्श इति अभिसन्त्रप्र ।४॥ हिरण्य दक्षिणा ।५। 

इसके अनन्तर आराम मे अग्नि का उप समाधान करे ।१। स्थाली 
पाक का हवन करे ।२। 'विषणवे स्वाहा, इन्द्राग्नीभ्या स्वाहा, विश्वकर्मणे 
स्वाहेति, यान्‌ वो नर ' इति-इन मन्त्रो से प्रत्येक ऋचा का हवत करे 
।३। "वनस्पते शतवल्ग’ इति डमसे अभिमन्त्रण करे ।४। सुवणं की 
दक्षिणा देवे 1५। 


॥ अथ प्रायश्चित्तय ५ 


यदि पार्वणस्त्वकृतोऽन्यत रस्ततस्चरु ।१। अग्नये वैश्वा- 

नराय स्वाहा अग्नयेतन्तुमते स्वार्हा ॥२। होमातिक्रमे।३। 

साय दोषावस्तर्नम स्वाहा।४।प्रात वंस्तनेम स्वाहेति) 

यावन्तो होमास्तावतोहु त्वा पूर्ववद्धोम॥ ।६। 

यदि पावंण अकृत हो तो फिर अन्यतर चरु ग्रहण करे ।१। “अग्नये 
वेश्वनराय स्वाहा अग्नये तन्लुमते स्वाहेति ।२। इन मन्त्रो से होम करे । 


२२२ । [ शाखायनगृह्यपूत्र 


होम के अतिक्रम मे ।३। सायकाल मे दोषा वस्तनेम स्वाहा-प्रात काल 
मे प्रातवेस्त नम स्वाहेति-इन से आहुतियाँ देवे ओर पूव की ही भाति 
होम करना चाहिए ।५-६। 
कपोदोलूकाभ्यामुपवेशने ।१। देवा कपोत इति प्रत्यूच 
जुहुयात्‌ ।२। दु स्वप्नदशेने चाडरिष्टदशेने च ।३। 
ति पया क्राकशब्दक्रान्ते च।४ अन्येषु चाउंद्ध तेषु च 
।५% पयसा चरु श्रपयित्वा ।६' सरूपवत्साया गो पयसि 
।७। नत्वेव तु कृष्णाया ।८। रात्रीसूक्त न प्रत्यृच जुहुशेष 
1९1 हुतशेष महाव्याहृतिभि प्राष्य 18.1 भद्र कर्णभि- 
रित कणों ।११। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा इति 
आत्मानमभिमन्त्र्य ।२२। ब्राह्मरोभ्य किञ््िदृद्यात्‌।१३। 


कपोत और उलूको के लिए उपवेशन मे करे ।१। देवा कपोत इति 
इस प्रतित्रजचा की आहुतिया देवे ।२। बुरे स्वप्नो के देखने मे और किसी 
अरिष्ट के दर्शत करते मे भी करना चाहिए । रात्रि के समय मे कौए के 
शब्द के क्रान्त होने पर भी आहुतियॉ देवे ।३-४। और अन्य कोई 
अद्भुत बाते हो तो उनमे भी हवन करना चाहिए ।५। पय से चरु का 
हवन करे ।५। सरूप वत्सा गो के दूध मे करे ।७। या दिन हो तो कृष्णा 
गो के दूध मे करे।८। रात्री सूक्त मे प्रत्येक ऋचा की आहुतियाँ देनी 
चाहिए ।€। जो हवन करने से शेष रहे उसको महा व्याहृतियो से प्राशन 
करे ।१०। भद्र कर्णेभिरिति इस सकानो को ।११। शतमिन्नु शरदो 
अन्ति देवा इति इससे आत्मा को अर्थात्‌ अपने आपको आभिमन्त्रित करे 
।१२। ब्राह्मणो के लिये कुछ देना चाहिए ।१३। 

व्याधौ समुत्थिते ।१। इमा रुद्राय तत्रसे कपदिन इति 

प्रत्यूच गावधुक चरु जुहुयात्‌ ।२। 

ठपाधि के समुत्थित होने पर ।१। “इमारुद्राय तब से कपदिने इति” 
इससे प्रतिकऋचा के गावेधुक चरु का हवन करना चाहिए ॥२॥ 

अकृतसीमन्तोन्नयने चेत्‌ प्रजायेत ।२। अकृतजातकर्मा 


पचमोऽध्याय ] [ ३९३ 


5ऽसीत्‌ ।२। ततो$तोते दशाह उत्सङ्ग मातु कुमारक 

स्थागयित्वा ।३। महाव्याहृतिभिहुत्वा पूर्ववद्धो” ।४। 

यदि सोमन्तोन्नयन के न किये जाने पर प्रजनन हो जावे ।१। अकृत 
जात कम वाला था ।२। इसके उपरान्त दश दिन व्यतीत हो जाने पर 
साता के गोद मे कुमार को स्थापित करना चाहिए ।३। फिर महा“ 
व्याहृतियो मे आहुतियाँ देकर पूर्व की ही भाँति होम करे ॥।४।। 

स्थृणारोहणो ।१। स्थालीपाक श्रपयित्वा अया विष्ठा 

जनयत्‌ कर्वराणि पिशङ्ग प सुभरो वयोधा इति द्वाभ्या 

चरु जुहुयात्‌ ।२। यदि प्रणीताचरुराञ्यस्थाल्यन्यदपि 

मृन्मय भिन्न स्रवत्‌ । । सव प्रायरिचत्ताहुतीहु त्वा “य 

ऋते चिदिति तृचेन भिन्नमन्त्रयते ।॥ यदि असमाप्ते 

होमे पवित्रे नश्येते ।५ सर्वंप्रायङ्चित्त हुत्वा अप्स्वग्न 

इति पुनरुत्पादयेत्‌ ।६। 

स्थूण के आरोहण मे ।१। स्थालीपाक का हवन करके "अयाविष्टा 
जनयन्‌ कवर्राण पिशद्ध रूप सुभरोवयोधा इति” इन दोसे चरु का 
हवन करना चाहिए ।२। यदि प्रणीता चरु राज्य स्थाली अन्य भी मृन्मय 
भिन्न हुआ सरवण करे ।३। तो सर्वे प्रायश्चित्त आहुतियो से हवन करके 
व्य ऋुतेविदिति’' इस तृच से भिन्न मन्त्रित करता है ।४। यदि होम के 
असमास होने पर पवित्रा नष्ट हो जाते है ।५। सवे प्रायश्चित्त का 
हुवन करके “अस्वग्न'”' इति-इससे पुन उत्पादन करना चाहिए ।६। 


॥ अथ सपिण्डीकरणम्‌ ॥ 
अथ सपिण्डीकरणम्‌ । । चत्वायृ दपात्राणि पूरयित्वा 
पितु प्रभृति ।२। तद्वत्‌ पिण्डान्‌ कल्पयित्वा 1३ 
“ये समाना समनस पितरो यमराज्ये । 
तेषा लोक स्वधा नमो यज्ञो देवेसु कल्पताम्‌ ॥ 
ये समाना समनसो जीवा जीवेषु मामका । 
तेषा श्रीमयि कल्पतामस्मिल्लोके शत समा ॥” 


३२६ | [ शाखायनगृह्यसूत्र 


इसके अनन्तर अतएव ब्रह्माजी कोब्रा ऋषि-बहा- 
धोनि-इन्द्र-प्रजापति-वसिष्ठ-वामदेव- कहो ल-कौषीतकि --महा गोषी 
तकि सुयज्ञ शाङ्ायन-आश्वलायन --ऐतरेय- महैतरेय---क्रात्यायन- 
शास्यायन-शझञाकल्प वत्र-वाञ्रव्य-मण्डुमाण्डव्य --इन सब पुर्वाचार्यो 
को नमस्कार करके स्वाध्यायारण्यक के नियमो को उदाहृत करेंगे ।१। 
एक अहोरात्र ब्रह्मचय ब्रत का परिपालन करके आचाय को अमाताशी 
होना चाहिए ।२। आमविशित ( कच्चा मास )-चण्डाल-सूतिका- 
रजस्वला और तेदन्यव हस्तक के दशन अनध्याय करने वाले होते हे । 
तात्पर्य यह है कि उपयुक्तो के दर्शन करने से अनध्याय होता है।॥ 
शवरूपो के भी दशन से अनध्याय होता है ।४। जो मुख मे प्रवेश न करे 
।५। व्यन्तकृत श्मश्रुकमे भी अनध्याय करने वाला होता है ।६। मास का 
अशन , करना-श्राद्ध भोजन और सूतक भोजन मे भी अनध्याय होता है 
19।ग्रामाध्ययन के अन तहित दिन मे भी अनध्याय होते है 1८) तीन रात्रि 
तक अनवल्क्प्त रहे ।९। पराभिमृष्ट होवे ।१०। जो उपपव है उनके दिन 
के उत्तराध अनध्याय करने वाले होते है।११। भग्नि-विद्य तु स्तना- 
यित्नु वर्षा और महाश्र के प्रादूर्भाव से भी अनध्याय हाता हे ।१२। 
शकरा (धूलि) के आकषण करने वाले बात के वहन करने पर भी 
ज५ तक वहु रहे अनध्याय माना जाता है 1१३! 


॥ स्वाध्थायारण्यक नियमा (२) ॥ 


ऊध्वमाषाढ्याञ्चतुरो भासान्नाउधीयीत ।१। अत्यन्त 
शक्वर्य इति नियमा ।२ प्रागृज्योतिषमपराजिताया 
दिशि पुण्यमुषगम्य देशम्‌ ।३। अनुदित उदकग्रहणस्‌ ।४॥ 
मण्डलप्रवेशहच आञ्जनगन्धिमिति एतयर्चा ॥५॥ मण्डल 
तु प्राग्द्वारमुदग्द्वार वा जनाग्रीयमसम्प्रमाणमसबाषसु 
।६। आवामदेव्यमुत्तरशान्ति ।७। पुन प्राध्येषण च ।५। 
बहिर्मण्डलस्थामिराचम्य ।॥ प्राधीयीरन्‌ कृतश्ञान्तय 


पचमोउध्याय | [ ३२७ 


।१। शान्तिपात्रोपधाते प्रोक्षण प्रायरिचत्ति ।११। प्रोक्षण 
तु हिरण्यवता पाणिना दर्भपिङ्जूलवता वा ।१३। इति 
भाषिकम्‌ ।१३। 


आषाढी पूणिमा से ऊपर चार मास तक अध्ययन अर्थात्‌ वेदो का 
स्वाध्याय नही करना चाहिए ।१। अत्यन्त शक्वर्य है--ये नियम हैं । 
शक्वरादि पूर्वोक्त तीन ब्रतो के विशेष विधानं के लिये षष्ठाध्यायं के करने 
की इच्छा रखता हुए आचाय पुन प्रारम्भ करते है [२। अपराजित दिशा 
मे पुष्य प्राग्ज्योतिष देश को प्राप्त होवे 1३। जब तक सूयय उदित न 
हो, उसी समय मे उदक का ग्रहण करे ।४। “आज्जनगरिक्षमिति” इस 
घरचा के हारा मण्डल प्रवेश करना चाहिए ।५। मण्डल तो प्राग्द्वार 
उदग्द्वार अथवा जनाग्रीत्र असम्प्रयाण और असम्वाघ होता है ।६। यहा 
पर जनाग्रीय शब्द का अथ है जनो के द्वारा स्तुत्य । वामदेव्य कथा 
नश्चित्र उसको अभिव्या करके उत्तराशान्ति होती है ।७। पुन अर्थात्‌ 
इन समथो के पश्चात्‌ फिर प्रकर्षं रूप से अध्ययन करना चाहिए ।८। 
इसका अभिप्राय यह है कि पुन प्रश्नोत्तर करे शरीर के वश होने से 
मूत्र पुरीषादि के उत्सगं करने पर मण्डल से बाहिर लौकिक जल से 
शुद्धि करके कमं की शुद्धि के लिये शान्तिपात्र के 
जल से आचमन करे फिर शेष अध्ययन करना चाहिए ।६। शान्ति किये 
हुओ को प्रकृष्ट रूप से अध्ययन करवा चाहिए ।१०। शान्ति पात्र के 
उपरान्त होने पर प्रोक्षण ही प्रायश्चित्ति है ॥११॥ प्रोक्षण जब करे तो 
हाथ मे सुवर्ण होना चाहिए अथवा दर्भो का पिज्जूल हाथ मे रखना 
चाहिए ।१२। बह पूर्जोक्त सब अनाध्याय के विषय के आरम्भ करके 
मण्डल आदि का प्रकरण परिभाषित है ।१३। 


स्वाध्यायारण्यक नियमा[ ३] ॥ 


अथ प्रविश्य मण्डलम्‌ ।१। प्राइमुख आचार्यं उपविश 
त्युदड मुखा दक्षिणत इतरे यथाप्रधानम्‌ ।२। असम्भवे 


३२८ | [ शाखायनगृह्यसूत्र 


सर्वतोमुखा 1३1 प्रतीक्षेरच्‌ दयमादित्यस्य ।४ विञाय 
चेन दीधितिमन्तम्‌ ।1 अधीहि भो इति दक्षिणदेक्षिण 
सव्ये सव्य दक्षिणोत्तर पाणिभिरुपसगृह्य पादावाचा- 
य स्यनिणिक्ती ।६। अथाऽऽधाय शान्तिपात्रे दूर्वाकाण्डवः 
तीष्वप्स्वपिन्वमाने पाणिभि प्राधीयीरन्‌ ।७।एष विधि- 
यदि तु ग्लायेरन्न क एषामशुन्य शान्तिभाजन कुर्यात्‌ 
1८। अध्यायाद्यन्तयोश्च स्व ।९। तत्सन्ततमव्यवच्छिन्न 
भवति ।१०। 


इसके उपरान्त मण्डल मे प्रवेश करे 1१। जो आचार्यं हो उनको 
पुर्वं कीओर मुख करते वेठना है अर्थात्‌ आचाय प्राड मुख बेठते है । दूसरे 
उत्तर की ओर भुखो वाले दक्षिण से प्रधान के अनुसार बंठते है 
।२। यदि स्थान की असुविधा आदि से ऐसा सम्भव न हो सके तो 
सभी ओर मुख किये हुए बैठ जावं ।३। आदित्य देव के उदित काल की 
सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए ।४। सूर्य नारायण को जव पूण किरणो 
से समुदित हुए जान लेना चाहिए ।५। अधीहिभो ३ इति-यह कहकर 
दक्षिणो के द्वारा दक्षिणा को और सव्यो से सव्य को ऐसे दक्षिणोत्तरो 
हाथो से आचार्यदेव के चरणो को उपसगृहीत करके निर्णीक्त करे । 
।६। इसके अनन्तर शान्ति पात्र ये करके दूर्वा कण्डवती जल मे अपिन्य- 
मान प्राणियों से प्रकर्षतया अध्ययन करे ।७। यदि यह विधि पसन्द 
बकरे तो इनमे से एक शान्ति पात्र को अशुन्य कर देवे 151 अध्ययन 
के आदि अन्त मे सब करे ।६। बह्‌ सन्तत अव्यवच्छिन्न होता हे 
1१०) 


॥ अथ शान्ति ॥ 


अथ शान्ति ।१। <द्भारो महाव्याहृतय सावित्री 
रथन्तर बृहद्वामदेव्य, पुनरादाय कुकुष्कारमिति बृहृद्रथ- 


षष्टोऽध्याय ] [ ३२६ 


न्तरे ।२। दशैता सम्पादिता भवन्ति ।३। दशदशिनी 

विरालिति एतद्‌ ब्राह्मणस्‌ ।४। 

इसके अनन्तर शास्ति कमे करे।१। ऊकार-महा व्याहूतियॉ-- 
रथन्तर वृहाद्वमदेव्य और बृहद्ररथन्तर मे पुनरादाय बहुधा यह है।२। 


ये दश सम्पादित होती है ।३। 'दशदशिनी बिराजिति'-यह ब्राह्माण है 
t४। 


॥ अथ शान्ति कर्म [१] ॥ 


अदब्ध मन इषिर चक्षु सूर्यो ज्योतिषा श्रेष्टो दीक्षे मा 
मा हिसीरिति सवितारमीक्षन्ते ।१। युव सुराममिति 
एका स्वस्ति न पथ्यास्विति च तिस्र इति महाब्रतस्य 
।२। शक्करीणा तु पूर्वम्‌ ।३) प्रत्यस्मे पिपीषते, योरयिवो 
रयिन्तम , त्यमु वो अप्रहणमिति त्रयस्तृचा अस्मा 
अस्मा इदग्धस इति, एवा ह्यसि वीरयुरिति अभित 
शक्करीणास्‌ ।४। अथोपनिषदाम्‌ । ५ रैव महाब्रतस्य 
।६। सहिताना तु पूवम्‌ ऋत वदिष्यामि सत्य वदिष्या- 
मीति विशेष ।७। मन्थस्य तत्सवितुवृ णीमहे, {तत्सवितुः 
वरेण्यमिति पूर्व च ।८। अदब्ब मन इति अधिकारिक 
शान्तयस्तत ।&। इत्याह्मनिकस्‌ 1१० अथोत्थानकालेऽण 
कृष्य पापम्‌ ।११। नित्या शान्ति कृत्वा ।१२। उदित 
शुक्रिय दध इति आदित्यमीक्षन्ते ।१३। 


अदग्ध मत इषिर चकु सूर्यो ज्योतिष श्रेष्ठी दीक्ष मा मा हिसी- 
रिति'-- इससे सविता देव को ईक्षण करते है ।१। युव सुराममिति 
यह एक हैस्वस्ति न पथ्या स्विति ये तीन महाव्रत भी है।२। शक्‍वारियो 
की पूर्व मे कथित है ।३। प्रत्यस्मे पिपीष मे, योरयिवो रयिन्नम्‌, व्यमु वो 
भप्रहण मिति - ये तीन ऋचाएऐ हें । 'अस्मा-अस्मा इदन्धस इति एवा 
असि दीरयुरिति' ये दोनो ओर शक्वरियो के है 1४ इसके अनन्तर उप- 


२२० ] | शाखायनगृह्यसत्र 


निषदो के है ।५। या एव महाव्रत की है।६। सहिताओ का पृव मे 
कहा गया है “ऋत वदिष्यामि सत्य ब देष्यामि इति यह विशेष है ।७। 
इसके उपरान्त मन्थ का “तत्सवितुत्र णीमहे तत्सविनुवरण्यमिति और 
यह पूर्व मे है ।८। अरब्य मन इति” ये आविकारिका शान्तिया है । इसके 
पश्चात्‌ इत्याहिनका है 12 १०। इसके अनन्तर उत्थान काल मे पाप का 
अपकर्षण करे ।११। फिर नित्या शान्ति क्रे ।१२। 'उदित शु क्रय दव 
इति ' इससे आदित्य देव को देखते है ।१३। 


।। अथ कान्ति कमं (२) ॥ 


तमहमात्मनी व्यात्मानमभिनिहित त्रिहितम्‌ 121 उप 

मा श्रीजु षतामुप यशोऽनु मा श्रीजुषतामनु यश 

।२। सेन्द्र सगण सबल सयशा सवोर्य उत्तिष्ठानी- 

्यृत्तिष्ठति ।३। श्रीर्मा उत्तिष्ठतु यशो मा उत्तिष्ठत्मिति 

उत्थाय ।४। इदमह द्विषन्त भ्रातृव्य पाप्मानलक्ष्मी 

चाऽप धनोमीति वस्ञान्तमवधूय ।५। अप प्राच इति 

सुक्तम्‌ इन्द्रश्च मृलयाति नइति द्वे यत्‌ इन्द्र भयामह 

इति एका शास इत्या महाँ असीति प्राचीम्‌ स्वस्तिदा 

इति दक्षिणा दक्षिणावृतो वि रक्ष इति प्रतीचीम्‌ वि 

न इन्द्र ति उदीची सव्यावृत अपेन्द्रति दक्षिणावृतो 

दिवमुदीक्षन्ते ।६। 

तमहम'त्म गोति-इससे अपने आप को अभिनिहित त्रिहित करे ॥१। 
उपमा श्रीजुषता यशोनमा श्रीज्‌ षता मनु यश ।२। सेन्द्र सगण सदख 
सयशा इसमे उत्थित होता है ।३। श्रीर्मा उत्तिष्ठ सवीय्यं उत्तिष्ठानि-इति 
नु यशो भा उत्तिष्ठतुइति-इससे उठकर ।४। इदमह द्विषन्त श्रातृव्य 
पाप्मान अलक्ष्मी चतुय धुनोमी।त इससे वस्त्र के छोर को अवधूनित करे।५। 
अपप्रस्य इति यह सूक्त है । इन्द्रश्च मृलयाति न इति ये दो है-यत 
इन्द्र भयामह इति यह एका है-शास इत्था महाँ असीति इससे प्राची 
को-स्वस्तिदा इति-इससे दक्षिण को दक्षिणा वृत ,हो-विरक्ष इति 


षष्ठोऽध्याय ] [ ३३१ 


इससे प्रतीची को-बि न इन्द्रेति इससे सव्यावृत होकर उदीची को 
अपेन्द्रेति इससे दक्षिणावृन होकर दिव को देखते है ।*। 

सविता पश्चात्तात्‌ तच्चक्षुरिति आदित्यमुपस्थाय ।१' 
व्यावतमानश्च प्रत्यायन्त्यु+विशन्ति ।२1 यथाऽऽप श न्ता 
इति शान्तिपात्रादप आदाय ।३। पृथिव्या मत्रनिनीय ।४। 
यथा पृथवीति अस्याऽभिकषन्ति ।४।एवमयिशाम्यत्शिति 
दणिणेऽशे निलिम्रति !६। एव द्वितीयम्‌ ।७। एव तृतरोयस्‌ 
।८। काण्डात्‌-क ण्डातसस्भवसि काण्डातु-काण्डात्प्र 
रोहसि {शवा न शाले भवेति दूर्वाकाण्डमादाय मूर्धनि 
कृत्वा ।'। अग्निस्तृप्यतु । वायुस्तृप्यतु । सूर्यस्तृप्यतु । 
विष्णुस्तृप्यतु । प्रजापतिस्तृप्यनु ' विरूपाक्षस्तृप्यलु । 
सहस्नाक्षस्तृप्यतु । सवभूतानि तृप्यन्ति ति। ०। सुमन्तु 
जमिनि वेशम्पायन पेलाद्याच या '११।पितृन्प्रत्यात्मिकाच्‌ 
।१२। समुद्र व इति अपो निनीय।१३। वामदेव्य जपित्वा 
।१४। यथाकाम विप्रतिष्ठन्ते ।' ५। 
यथाऽऽगमप्रज्ञाश्रतिस्मृतिविभतादनुक्रान्तमानाद्‌ अवि- 
वादप्रतिष्ठादभय शभवे नो अस्तु नमोऽतु देव ऋषि- 
पितृमनुष्येभ्य शिवमायुवेपुरनामय शान्तिमरिष्टिमक्षि 
तिमोजस्तेजो यशो बल ब्रह्मावचस कीतिमायु प्रजा 
पशुन्नमो नमस्कृता वधयन्तु ॥दुष्ट ताद दुरुपयुक्तान्न्यूना- 
धिकाच सवम्मात्स्त्रस्ति देवकऋषिष्यश्न ब्रह्म सत्य च 
पातु मामिति ब्रह्म सत्य च पातु मामीति।१६। 


“सविता पश्चात्तात तच्चक्षुरिति” इससे आदित्य देव का उपस्थान 
करे 1१) और व्यावर्समान होकर प्रत्यायमन करते है ओर उपविष्ट हो 
जाते हे ।२। “यथाऽऽप शान्ता इति” इसको पढकर शान्ति पात्र से 
जल ग्रहण करे ।३। फिर उसे पृथिवी मे अवनिनयन करे 1४) “यथा 
पृथिवीति’ इससे इसका अभिकषण करते है ।५। “एव मयिश्याम्यत्विति'' 


१२२ ] [ शाद्धायनग्द्यसूत्र 


इस से दक्षिण अशमे निलिग्पन करता है।६। इसी प्रकार से 
द्वितीय को करे और इसी रीति से तृतीय को करना चाहिए ।७-८। 
“काण्डात्‌ काण्डात्‌ सम्भवसि ~ “काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहसि”--- 
“शिवान शाल भवेति” इनसे पूर्वा के काण्ड को लेकर मूर्धा मे करे 
।६। ओर दूर्वा काण्ड से मस्तक पर भार्जन करते हुए निम्न पदो का 
उच्चारण करे-“अग्निस्तुप्यतु' अर्थात्‌ अग्निदेव तृप्त होवे । “बायु 
स्तप्यतु”---“सुर्य्यस्तुप्यतु” --“बिष्गुरतृप्यतु”--प्रजापति स्तृप्यतु' - 
“बिरूपाक्षस्तृप्यतु' “सहस्राक्षस्तृप्यतु -““सरवेभूतानितृप्य तु-इति ।१०। 
सुमन्तु, जेमिनि, वैशम्यामन और पेल आदि आचायं है 1११। प्रत्यात्मिक 
पितृगणो को भी कहे।१२। “समुद्र व इति” इसको पढकर जल का 
निनयन करे ।१३। फिर वामदेव्य का जाप करना चाहिए ।१४' इच्छा 
के अनुसार विशेष छप से प्रतिष्ठित होते है 1१४। 

जिस प्रकार से आगम, प्रज्ञा, श्र्‌ति, स्मृति के विभव से जो कि 
अनुक्राच्तमान है भौर अविवाद प्रतिष्ठा से अभयश हमारा भव मे होवे। 
सब देव, ऋषि, पितु ओर मनुष्यो के लिये नमस्कार है। शिव, आयु, 
आमयरहित वपु, शान्ति, अरिष्टि, अक्षिति, ओज, तेज, यश, बल, ब्रह्म- 
वचस्‌, कीत्ति, आयु, प्रजा, और पशुओ को नमस्कार है। ये सब नम- 
स्कृत होते हुए बधित होवे । दुष्टुत, दुरुपयुक्त, न्यून, अधिक सबसे स्वस्ति 
होवे । देव ऋृषियो से ब्रह्म और सत्य मेरी रक्षा करे , ब्रहम ओर सत्य 
मेरा परित्राण करे ।१६। 


इति शाङ्ायनगृहचसूत्रे षष्ठोऽध्याय 


समाष्तञचेद शाखायन ग्रह्यसूत्रम्‌ 


खथ गोमेल गृह्मसत्रम्‌ 


अथातो गृह्याकर्म्माण्युपदेक्ष्याम । यज्ञोपवीतिनाऽऽचा- 
न्तोदकेनकृत्यम्‌ । उदगयन पूवपक्षे पुण्येऽहनि प्रागावत्त- 
नादन्ह कालविद्यात्‌ । यथादेशच्च ।१-४। सर्वाण्येवान्वा- 
हाय्यं वन्ति । अपवर्गेषभिरूप भोजन यवाशरक्ति । ब्रह्मचारी 
वदमधीत्यान्त्या समिधमभ्याधास्यन्‌ । जायाया वा 
पाणि जिवृक्षन्‌' अनुगुप्ता अउआहृत्य घ्रागुदक्‌प्रवण देश 
सम वा परिसनृह्योपलिप्य मध्यत प्राची लेखामुल्लि- 
झ्योदीची चस हता पश्चात्‌ मध्ये प्राचीस्तिस्जउल्लिख्या- 
भ्युक्षेत्‌ । लक्षणावृदेषा सवत्र ।५-१०। 


अथ-यह ग्रथ के आरम्भ करने को प्रकट करने वाला निपात 
है । अत --यह शब्द उस ग्रन्थारम्भ काल मे होने वाले आचार्यो की 
वाचनावली को विचित्रता के लिये ही प्रयुक्त किया गया है इसका 
अन्य कोई विशेष तात्पर्यं नही है। गृह के लिये हित कर होने 
से योगरूढि से गृह्य अग्नि का बोधक है। उम अग्नि से सम्बन्धित 
अग्निहोत्र आदि नित्य कत्तव्य कर्म और उसके अङ्ग स्वरूप अग्नि 
के आधान आदि कर्मो का उपदेश करेगे। गृह्य मे दीघ आकार का 
प्रयोग छान्दस है।सभी इसमे बतलाये जाने वाले कत्तव्य कर्मो का 
यज्ञोपवीत धारी । पुरुष को ही आचमन करके करना चाहिए। 
जो भी कम इसमे कहे जॉयगे उनका कोई समय निर्दिष्ट नहीं भी किया । 


३३४ ] [ गभिलगृह्यसूत्र 


गया हो तो उन सबकी सूयडेअ के उतरायण होते पर शुक्ल पक्ष मे 
किसी भी पुण्यमय दिन मे जबकि मेघावरण आदि काई दोष नहो 
दोपहर के पूव ही करना चाहिए क्योकि मध्याह्न के पूव ही प्रशस्त 
काल माना गया है । जिस किसी कर्म मे विशेष रूप से समय का 
निर्देश किया जाता है उसको उसी समय मे करना आवश्यक है । उसमे 
साधारणतया पूर्नाहत कान ग्रहण नही करना चाहिए । १-४। 


सभी गृह्य कमों मे कुशा आ“ उपकरणो की आवश्यकता अनि- 
वाय रूप से हुआ करती है भत सम्पूण सामग्री को सञ्चित कर लेना 
चाहिए । कम की समाप्ति होजाने पर चारे कोई भी किसी प्रकार का 
कम हो सभी मे शास्त्र के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुरूप एक- 
दो या अविक विप्रो को भोजन कराना चाहिए यह सब कर्मो का 
साधारण विषय है। गह कम जो कहा गया है उसमे यह प्रश्‍न होता 
है वह गृह्य अग्नि कौन सी है-इसी को स्पष्ट किया जाता है--ब्रह्मचारी 
गुरुकुल मे वेदाध्ययन को समाप्त कर ब्रह्मचम की समापिका समिधा 
को लेने के लिये प्रवृत्त होकर अग्नि का समाधान करे और अपहरण 
आदि के साथ अग्नि का प्रणयन करे फिर उस अपनी अग्नि मे उस 
अन्तिम समिधा को देते । यदि उस समय मे अग्नि का ग्रहण न किया 
गया हो तो गुरु की अग्नि मे हो उस श्रान्ति समिधा का आधान करना 
चाहिए । फिर तो जाया के पाग ग्रहण करने के पूव विवाह के समथ 
मे अग्नि का समाधान करना चाहिए। अग्नि के प्रणयन के लिये 
मलमूत्रादि के प्रक्षेप मे रहित तेलाभ्यद्ध से वजित पुणतथा सुरक्षित 
एव पवित्र किसी जलाश" से जल लाकर उससे परिसहनमु (लीप) 
कर पूवया उत्तर दिशामे समतल भुमि के मध्य मे पूर्वाग्र एक रेखा 
कर उसके नीचे उत्तर'ग्र रेखा कर मिना देनी चाहिए और मध्य मे तीन 
रेखाएं बनाकर फिर जलसेछिडक देवे । यह स्थान स्थण्डिन कहा जाता 
है । इस क्रिया का जो अपहरणादिका है उसे लक्षणावृत्‌ कहा जाता 
है इससे सभी जगह अर्ति के प्रणयन मे व्यवहृत करना चाहिए ।५ १०। 


गोभिलगृह्यसूत्र ] [ ३३५ 


भूभुव स्वरित्यअभिमुखमग्नि प्रणयन्ति । प्रेते वा 
गृहपतो परमेष्टोकरणम्‌ । तथा तिथिनक्षत्रपर्वसम- 
वाये । दर्शे वा पौणमासे वाऽग्तिसमाधान कुर्वीत । 
वेश्यक्रुलाद्वाऽम्त्ररीषष्ठ'ऽस्निमा हृत्याभ्यादध्यात्‌ । अपिवा 
बहुयाजिनएवागाराद्ब्राह्म० स्य वा राजन्यस्य वा वेश्य- 
स्थ वा । अपिवाऽन्यम्मथित्वाऽभ्यादध्यात्‌ । पृण्यस्त्वेवा 
नद्ध को भवतीति । यथा कामयेत्‌ तथा कुर्यर्यात्‌।११-१६। 
इसके अनन्तर भुभुव स्त्र -इस मन्त्र से अपने सामने अग्नि का 
प्रणयन करे | सभी कर्मो मे इसी भाति अग्नि-स्थापन करने का विधान 
है । पाणि ग्रहण के समय मे पितादि के जीवित रहन पर वह अग्नि ग्रहण 
न करे तो जब गह स्वामी की मृत्यु हो जाव उसी समय मे अग्नि 
ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार से अग्नि ग्रहण के मुख्य तीन काल 
है-ब्रह्मचय के अवसान मे--पाणिग्रहण के पूव और गृह स्वामी के मरने 
पर ये ही तीन समथ है | जिस तरह से अन्य समिधान के लिये काल 
की अपेक्षा होती है वेसेही तिथि-नक्षत्रव्पर्वो के शुभ समवाय वाला 
समय अपेक्षित होता है | अग्नि स्थापन मे शुभ समय आवश्यक हे । 
यदि तिथि आदि के समवाय का समय शीघ्र घटित न हो तो अमावस्या 
पूणिमा मे अग्नि का सम्यक्‌ रीति से आवान-यारण-ओर पोषण करे। 
वेश्य कुल के घर से-अम्बरीष से अथवा भार भूजने बाले से अग्नि 
लाकर स्था।त करनी चाहिए। अथवा जो वहुयाजी हो उसके यहाँ 
ऐ अग्नि लाकर आधान करे चाहे वह बहुयाजी ब्राह्मण हो-क्षत्रिय 
हो अथवा वेश्य हो कोई भी क्यो न हो- इममे कोई आरतत नही होती 
है । अथवा अरनी का मन्थन न करे अग्नि उत्पादन कर नवीन अगि 
का ग्रहण करना चाहिए अरणि वृक्ष को लकडी के मन्थन द्वारा 
जो अग्नि प्रात होती है उससे आगे कहे जाने वाले 
अनुष्ठानो मे परम पुण्य होता है किन्तु अन्य कामनाओ को पुति इससे 
नही होती है क्योकि यह केवल पुण्य का ही जनक है। अतएव जेसी 
कामना हो उसी के अनुसार शीन का आधान करना चाहिए ।? १-१९। 


३३६ ] [ गोभि गगृद्यसूत्र 


स यदेवान्त्या समिधमभ्यादधाति जायाया वा पाणि 
जिघृक्षन्‌ जुहोति तमभिसयच्छेत्‌ । स एवास्यगृत्योग्नि- 
भेवति । तेन चैवास्य प्रातराहुतिहुता भवतीति । 
सायमाहुत्युपक्रम एवात ऊर्ध्वं गृह्ये ऽग्नौ होमो विधीयते। 
पुरा प्रादुषकरणवेलाया साश्प्रातरनुगुा अपआ- 
हरेत्‌ परिचरणीया । अपि वा सायम्‌ । अपि वा कुम्भा- 
द्वा मणिकाद्दा गृह्हीयातृ । पुरास्तमयादग्नि प्रादुष्कु- 
त्यास्तमिते स,यमाहुति जुहुयात्‌ । पुरोदयात्‌ प्रात 
प्राढुष्कृत्सोदितेऽनुदिते वा प्रातरार्हात जुहुयात्‌ 
।२०-२। 


इस रीति से अग्नि का आहरण करके जिसमे अन्तिम समिधा का 
तथा विवाह मे खीलो का होम करे उस अग्निको बडे ही यत्न से 
सुरक्षित रखना चाहिए 1२०) वही अर्तिइस ग्रहण करने वाले की 
गृह्य अग्नि होती है । जो गृह के लिये हितकर है और 
गह कर्मो के लिये परम उपयोगी है-इसीलिये यह “गृह्य -इस 
नाम से प्रसिद्ध होती है ।२१। अत्य समिधा के होम से था लाज (खोल) 
आदि के होम से ही प्रातकाल की सिद्ध होजाती है फिर उस दिन अन्य 
आहुति को आवश्यकता नही होती है । क्योकि यही घ्रात कालिक आहुति 
सिद्धाहुति मानी जाती है ।२२। 


उसदिन को प्रात काल की उसी से सिद्ध है किन्तु उसी दिन मे 
साय काल को आहुति का उपदेश करना चाहिए । इसीलिये गृह्य अग्नि 
मे प्रात और साथ के होम के प्रकार का उपदेश दिया जाता है ।२३। 


सूय के अस्त होने के पूव ही सायङ्काल मे अग्नि को भली भाति 
दीप्त करके सूर्यास्त के समय आहुति देनी चाहिए । उदव पूव ही जब तक 
सूय उदित न हो तभी तक अग्नि जलाकर घ्रात कालीन आहुति देनी 
चाहिए । ये दोनो प्रात साय की आहुतयो का समय ही केवल बतलाया 


गोभिलगृह्यसुव ] ( ३३७ 


गया हे । यहां बोय की आसानी के लिये ही पहिले २७ और २८ वें सूत्र 
की व्याख्या की जाती है 1२७ २८॥ अब ।२४-२५। और (६६वें सूत्रों 
की व्याख्या की जाती है-सायकाल और प्रातकाल दो 
बार अरिन जलाने के पहिले ही आचमन आदि के सम्पादन करने के लिये 
सुनिमल एव सुरक्षित जल लाना चाहिए ।२४। अथवा सायकाल से एक 
ही वार अग्नि के सन्दीपन के काल ९ पूव ही आचमन आदि की परि 
चर्या के उपयुक्त जलले आवे । उसोसे प्रात कालीन क्रिया करनी चाहिए । 
(२५ या एक दिन मे सुबह तथा शाम को अग्नि के जलाने से पेश्तर 
इस जल को लाकर कलश मे रख देवे । फिर आवश्यकता के अनुसार 
दोनो समय मे उसमे से ले लिया करे ॥॥२६॥। 


अथ उपवीत विधि 

यज्ञोपवीत कुरुते सूत्र वस्न वाऽपि वा कुशरज्जुमेव । 
दक्षिण बाहुमुद्धृत्य शिरो>वधाय सव्य &से प्रतिष्ठापयति 
दक्षिण कक्षमन्ववलम्ब भवप्येव यज्ञोपवीती भवति । 
सव्य बाहुमुद्ध त्य शिरोऽवधाय दक्षिणेःसे प्रतिष्ठापयति 
सठ्प़ कक्षमन्ववलम्व भवत्येव प्राचीनावीती भवति । 
पितृयज्ञे त्वेव प्राचोनावीती भवति । उदडग्तेरुत्सृप्य 
प्रक्षाल्य पाणी पादौ चोपविश्य त्रिराचामेदू द्वि परिमृ- 
जीत । पादावभ्युक्ष्य शिरोब्भ्युक्षेत्‌ । इन्द्रियाण्यद्धि 
सस्पुशेत्‌ । अक्षिणीनासिके कर्णाविति। यद्यन्मीमा स्य 
स्यात्तत्तदाद्धि स स्पृशेत्‌ 1१ &। 


सूत्र-वस्त्र अथवा कुशरज्जु जिस समय मे जो भी सुविधा से 
सुलभ हो उस समय मे उसी के यज्ञोपदोत से काम लेना चाहिए 
101 उस यज्ञोपवीत को दाहिने कवे पर धारणकर-मस्तक 
मे वेष्टित करके और वॉर्ये कन्ये से दाहिने कक्ष के नीचे तक लट्कसा 


३३८ | ( गोभिलगुद्यसुत्र 


हुआ धारण करना--इन तीनो रीतियोमे से किसी भी एक विधि से 
जनेऊ वारण करने वाले को “यज्ञोपवीती” कहा जाता हे ॥२॥ 

इसी भाति से वाम कन्धे पर जनेऊ रखकर-शिर मे लपेटकर और 
दक्षिण स्कन्ध से वाम कक्ष के नीचे तक लटकने वाला जनऊ पहित्तना-- 
इन तीनो रीतियो में से किसी भी एक रीति से जनेऊ पहिनने वाले को 
“प्राचीनावीती” कहा जाया करता है । ३। 

केवल पितृयज्ञ मे जब कि पितरो के लिये श्राद्ध आदि करे तभी 
प्राचीनावीती होना चाहिए । इस प्रकार से देत्रपितु कार्यो से अन्य कर्मों 
मे तिवीती होकर ही स्थित रहना चाहिए-यह स्वत ही प्राप्त हो गया 
करता है। इसके अनन्तर और उपस्पशन विधि बताते हे ॥४॥ 

ऐसा कहायया है कि उदक सेआचान्त होकर ही छत्य करना 
चाहिए । इस समय मे उसकी इति कर्तव्यता का उपदेश दिया जाता है । 
अग्नि के उत्तर दिशा की ओर उत्सपंण करके-हाथ पर बोकर तीनवार 
आचमन करना चाहिए | दो वार ओष्ठ पर लगे हुए जलका मार्जन करे 
इसके पश्चत्‌ दोनो परो पर और मस्तक पर जल छिडक देवे । 
इसके उपरान्त आख-नाक और कान इनके दोतो-दोनो छिद्रो को जोकि 
छे इन्द्रियां हे जलक्रा स्पर्श करावे । पीछे दूसरे अङ्गो को भी जो अब 
बोधित करने के लिये अभीष्ट हो जलका स्पश करे 1५-६। 

तत्रेगदाहु । नोपस्पृशेद्‌ ब्रजन्‌ । न तिष्टनु । न हसन्‌ । न 

विलोकयन्‌ । नाप्रणत । नाडगुलीमि । नातीर्थेन। न 

सशब्दम्‌ 1 न।नवेक्षितम्‌ । नवाट्या स । नान्तरीयोक- 

देशस्य कल्पयित्वोतरीयतास्‌ । १०-२१ । 


इस आचभन के विषय मे कुछ आचार्यो का मत हुँ-।१०। इधर 
उधर भ्रमण करते हुए जल का उपस्पशन नही करना चाहिए । स्थिक्ष 
होकर भी कभी आचमन नही करे 1११ १२। हास्य करते हुए भी आच- 
मन करने का निषेध है ।१३। किसी अन्य वस्तु को देखते हुए भी आच- 
मंन नही करना चाहिए ।१४। क्रोध आदि के मनोवेगो से उग्रभूति होते 


गोभिलगृह्यसुत्र ] [ ३३६ 


हुए भी उपस्पर्शन नही करे ।१५। अग्राह्य बुद्धि से अंगुलियो के अग्रभागो 
मे जल ग्रहण करके भी आचमन नही करना चाहिए 11१६॥ 
मनु आदि ने ब्राह्मादिक को तीर्थ कहा है । उस के अतिरिक्त मार्ग 
अर्थात्‌ धातुमात्र मे मुख से या कण्ठ से जल ग्रहण करके आचमब न 
करे ।१७। खेल के अभिप्राय से शब्द करता हुना आचमन न करे 1१८! 
77 मे जल को लेकर उसे न देखते हुए आचमन नही करना चाहिए 
“१९! दोनो घुटनो के बाहर स्कन्धो को रखकर आचमन न करे।२०। 


एक ही वस्त्र को पहिनकर तथा उसी को ओढकर कभी भो आचमन नही 
करना चाहिए ॥२१॥ 


नोष्णाभि । न सफेनाभि । न च सोपानत्क क्वचित्‌ । 
कासक्तिक ।गले वद्ध । चरणौ न प्रसार्य्य च । अन्तत 
प्रत्युपस्पृश्य शुचिभवति । हृदयस्पृशस्त्वेवाप आचामेत्‌ । 
उच्छिष्टोहैवाताऽन्यथा भवतीति । अथ प्रत्युपस्पर्श- 
नानि । सुप्‌त्वाभुक्वाक्षुत्वा स्न,त्वापोत्वा विपरिधाय च 
रथ्यामाक्रम्य इमशानश्चा चान्त ५नराचामेत्‌ ॥१२ ३२। 


उष्ण जल से उपस्पर्शन न करे । फेनो वाले जल से आचमन का 
निषेध किया गया है 1२२ २३। किती अतुचित एव अनाबश्यक स्थान 
पर जूते पहिने हुए आचमन नही करना चाहिए ।२४। माये या कष्ठ मे 
हढ वस्त्रादिका बत्वन रहते हुए था दोनो परो को फेनाकर आचमतन 
करे । पगडी दुपट्टा होतो उसे हराकर ही उसस्पर्शंन करे ।२५२७। 

चाहे किसी कमे का आरम्भ किया जानं अथवा न किया जावे शयन 
से उठकर उस समय मे आचमन करन से मनुष्य पवित्र हो नाया करता 
है ।२८। आत्रमन जन का प्रमाण यह है कि जितने जल के पीने से हृदय 
तक सिक्त हो जावे उतने जन से आचमन करना चाहिए ।२६। जो 
विधि आचमन की कही गई है उसके विपरीत करने से आचमन करने 
वाले का मुख उच्छिष्ट (झूठा) ही रहता है।३०। किस स्थल पर किया 


३४० ] । गोभिलगृह्यसूत्र 


हुआ आचमन प्रत्युपस्पर्शन नाम वाला कहा जाता है - यह बतलाते है- 
सोकर उठने के पीछे-भोजन के पश्चात्‌-झँचाई तथा हिचकी आने के 
अनन्तर ~स्तान करने के पश्चात्‌-रस आदि पेथ प्रदार्थं के पीने के अन्त 
मे--वस्त्रभूषन आदि के परिधान करने के उपरान्त श्रम के शमन के 
के लिये जो आचमन किया जाता है वह प्रत्युपस्पशन'--इस नाम से 
कहा जाया करता है | तात्पय यह है कि निन्द्रा के अन्त मे आचमन करे 
और देवानुष्ठान के काय मे निद्रात्त-्द्रा या आलस्य होवे तो उस समय 
भी आचमन करना चाहिए । विहार करके तथा हिचकी आदि के आने 
पर भी आचमन करे । एक बार करने पर भी दुबारा करना आवश्यक 
है ॥३१-३२॥। 


अथ ब्रह्मयज्ञ प्रकरणम्‌ 


अर्निमुपसमाघाय परिसमूह्य दक्षिणजान्वक्तो दक्षिरो- 

नाग्निमदितेऽनुमन्यस्वेत्युदकाञ्जलि प्रसिश्च त्‌ । अनु- 

मतेऽनुमन्यस्वेति पश्चात्‌ । सरस्वत्यनुमन्यस्वेत्युत्तरत । 

देवसवित प्रसुवेतिप्रदक्षिणमग्नि पय्यु क्षेत्‌ सकृद्वात्रिर्वा 

। पय्यु क्षणान्तान्‌ व्यतिहरन्नभिपयु क्षन्‌ होमीयस्‌ । अथ 

हविष्यस्यान्नस्याग्नौ जुहुयात्‌ कृतस्य वाऽक्कतस्य वा । 

अकृतश्वत्‌ प्रक्षाल्य जुहुयात्‌ प्रोदक कृत्वा । अथ 

यदि दघिपयोयवागू वा, क सेन वा चरुस्थाल्या वा 

स्र वेण वै वा । अग्नये स्वाहेति पूर्व्वा तूष्णोमेवोत्तरा 

मध्ये चैवापराजितायाश्चं व दिशीति सायम्‌ ।१-९। 

पूर्व मे बणित रीति से अग्नि का उप समाधान करके परिसमू हुन करे 
और फिर अपना दाहिना घुटना को भूमि पर टेककर प्राथना करे-हे 
अदिते | मुझे इस कम को करने की अनुमति हो'-इस मन्त्र से अग्नि 


गोभिलगृह्वासूव ] [ ३४१ 


के दाहिने भाग मे जलकी अञ्जलि से सिञ्चन करे ।१। 'हे अनुमते ! इस 
कमें के करने की मुझे अनुमति प्रदान करो'--इस मन्त्र के द्वारा अग्नि 
के उत्तर भाग मे दूसरी जलफी अज्ञलि देनी चाहिए 1२। इसके अनन्तर 
एक ही वार या तीन बार “देव सवित प्रसव” इत्यादि सन्त्र से प्रदक्षिणा 
के अनुसार अग्नि के चारो ओर जल की धारा गिरावे-इसी का नाम 
पयु क्षण कहा जाता है । ' सरस्वत्यनुमण्यस्व ' अर्थात्‌ हे सररवती देवि ! 
मुझे आप इस कम के करने की अनमति देवे-इस मन्त्र से उत्तर में 
तीसरी जल की अज्जलि देवे ।३-४। 
इस रीति से पयु क्षण की समाप्ति तक के अङ्ग भागो का पूर्ण करके 
फिर होम के उपयोगी जो अन्तादि पदाथ हैं उनका जल की बूदो से 
सिञ्चन करना चाहिए ।५। इसके उपरान्त अग्नि मे पका हुआ या अपक्व 
यवादि अन्न हृविष्य का हवन करना चाहिए ।६। यदि भात आदि आग 
मे पका हुआ हविष्य होम करने के लायक न प्राप्त हो तो तण्डुल तथा 
फल आदि जोभी हवनीय उपलब्य हो उनको जल से धोकर भीगी हुई 
दशा मे ही हवन करे ।७। दक्षि-दुग्ध और थवागू से हवन करे तो उनको 
घोने की आवश्यकता नही है उनको काँमे केप पत्र मे या चरुस्थाली मे रखकर 
अथवा स्रवा से हवन करना चाहिए । हाथ से हवन न करे।८ अग्नि के 
मध्य मे “अग्नये स्वाहा इस मन्त्र से प्रथम आहति देवे 
ओर दूसरी आहुति बिना ही मन्त्र के ईशान तिशा मे देवे । इसी प्रकार 
से सायङ्काल के होम का विधान है ।।९॥ 
अथ प्रात ,-सूर्य्याय स्वाहेतिपूर्व्वा, तृष्णोमेवोत्तरा 
मध्ये चैवापराजिताया चेव दिशि । समिधमाधातु- 
पय ६य तथैवोदकाञ्जलीन्‌ प्रसिञ्चेदन्वम स्था इति 
- त्रविशेष । प्रदक्षिणमग्नि परिक्रम्यापा शेष निनीय 
पूरयित्वा चमस प्रतिष्ठाप्य यथाथम्‌। एव मत ऊदध्वे 
गृद्येऽग्नो जुहुयादा हावयेद्वाऽजी वितावभृथात्‌ । 
अथाप्युद।हरन्ति। काम गृह्येऽग्नौ पत्नी जुहुयात्‌ साय 
प्रातर्होमौ पत्नी गृहयएषोऽस्निभेवतीति । निष्ठिते साय- 


३४२ हु { गोभिलगृह्मपूत्र 


माशप्रातरारो भूतमिति प्रवाचयेत्‌ । ऋते भगया 
वाचा शुचिभ त्वा- । प्रतिजपत्योमित्युञ्च स्तस्मेनमस्त- 
न्माक्षा इत्युपाशु ।१०-१८। 


प्रात काल में होम करने की विधि भी ऐसी ही है केवल 'अग्नये 
स्वाहा” इत मन्त्र के स्थान मे “सूर्याय स्वाहा, इम मन्त्र से आहुति देवे, 
इतनी ही विशेषता है ।१०। दोनो कालो मे होम के पश्चात्‌ अग्नि मे एक 
समिधा बिना किसी मन्त्र का उच्चारण किये डाल देवे, और पहिले के 
समान ही पयु क्षण करके उदक की अज्जति देवे । इसको “अनुपयु क्षण 
“इस नाम से कहते हैं । अनुपयु क्षण मे हि अदिते ! तूने मेरे कमं के 
करने की अनुमति प्रदान की थी मैंने उसी के अनुसार कम सम्पन्न किया 
है-इस मन्त्र का ब्यवहार करे, यही इसमे विशेषता है ।११। अनुपयु 
क्षण के पश्चात्‌ अग्नि को परिक्रमा करे ओह जल कै अवशिष्ट भाग को 
चमस मे रखकर आवश्यक कार्य के लिये रख लेवे ।१२। अग्नि को 
ग्रहण करके प्रथम बार जेसा हवन करे वैसा ही पूरे जीवन मे करता 
रहे । अश्वमेध आदि महा भाग मे अवभूथ स्नान करने तक नित्य ही 
दोनो समयो मे होम करना चाहिए । स्वय न कर सके तो फिर प्रति- 
निधि से करावे किन्तु इसका त्याग न करे ।१३। 


इस प्रतिनिधि के विषय मे कुछ लोगो का ऐसा कथन है कि-यह 
गृह्य है जो कि गुह के हित के लिये ही होता है। पत्नी को भी गृह 
कहा जाता है इसलिये इस बह्म अग्नि मे यदि पत्नी चाहे तो साथ प्रात 
के होमो का दोनो ही क्या करे 1१४ १५। साय काल और प्रात काल 
मे भोजन प्रस्तुत होने पर छात्रो को अध्ययन करावे । इसी को “ब्रह्म- 
यज्ञ” कहा जाता है ।१६। ब्रम यज्ञ के समय मे जिन वेद के वाक्यो 
से कल्याण होता है उमका त्यान कर अन्य वाक्यो के प्रयोग से अशुचिता 
होती है। अपवित्र वचनो के छुच्चारण से अश्चिता होती है उसका 
प्रायश्चित्त ऊँचे स्वर से 'ओरमु और मन मे “तस्यौ नम” 
बोले ।१७-१८। 


गोभिलगृह्मसूत्र ] । ३४३ 


अथ वाग्यतो वलोस्‌ हरेत्‌ । भाषेतान्नस सिद्धिमतिथिभिः 
काम सम्भाषेत । अथ ह॒विष्यस्यान्नस्योद्धृत्य हृवि- 
ष्यं व्यं ञजनेरुपसिच्याग्नौ जुहुयात्तृष्णी पाणिनैव । 
ध्राजापत्या पूर्वाहुतिभवति सोविष्टकृत्युत्तरा। अथ 
बलीन्‌ हरेत्‌, वाह्यतोवान्तर्वा सुभूमि कृत्वा । सकृदपो 
निनीय चतुर्धा वलि निदध्यात्‌, सकृदन्तत परिषि- 
चोत्‌ । एकक वानुविधानमुभयत परिषिञ्चेत्‌ । स 
यत्‌ प्रथम निदधाति स॒ पाथिवो बलिर्भवत्यथ यद्‌ 
द्वितीय स॒ वायव्यो यत्‌ तृतीर्या स वेश्यदेवो यच्चतुथ 
ख प्राजापत्य । अथापरान बलीनु हरेदुद्धानह्य मध्यमस्य 
द्वारस्याब्देवत प्रथमोबलिभवत्योषधिवनस्पतिभ्योद्वितीय 
आकाशायतृतीय । अथापर बलि हृरेच्छयन वाधिवच्च 
वास कामाय वा वलिभवति मन्यवे वा 1१-१०। 


इसके अनन्तर वाग्यत होकर हास्य और कौतुक मे भी अजून भाषण 
आदि अभिपत भाषण का परित्याग करके बली के लिये पाकादि का जो 
प्रथम कत्त व्य है उसका सम्पादन करे 1१। अन्न से सम्बन्ध रखने वाली 
ससिद्धि विकतृक्ति आदि विषय वाली होती है उसमे भाषण का निषेध 
नही है और समागत अतिथियो से नम्रता के भाषण का भी निषेध 
नही है ।२। पाक के तयार हो जाते पर उसमे से कुछ हविस्यान्त ग्रहण 
कर बिना ही मन्त्र के पढ व्यञ्जन के साथ हाथ से ही एक आहुति 
दे देवे । स्रुवा की वहा आवश्यकता नही है।३। प्रथम आहुति प्रजापति 
देवता की होती है । अर्थात्‌ मन मे प्रजाओ के स्वामी सृष्टि आदि के 
करने वाले परम देव का चिन्तन कर “प्रजापतये स्वाहा-इसका अस्पष्ट 
उच्चारण कर देना चाहिए । दूमरी आहुति सोविष्ट कृती होती है अर्थात्‌ 
जो शोभन अभिलाष को करता है उसी सर्वान्तर्यामी का चिन्तन कर 
“स्विष्टकृते स्वाहा इससे आहुति देवे । इसी को देवयज्ञ-नित्य होम और 
रोशवदेव कहा जाता है ।४। 


३४४ ] [ गोभिलगृह्यसत्र 


देवयज्ञ नाम वाले उक्त होम के पश्चात्‌ अग्नि चाहे जहाँ भी हो 
धरया वाहिर, झाडू से भूमि को साफ करके उस-उस स्थान मे पशु- 
पक्षी-पिपीलिका आदि को आहार देकर बलि का कम पूण करना चाहिए 
।५। स्वच्छ की हुई भूमि मे पहिले एक बार वहाँ पर जल के छीटे लगा 
कर उस बलि के चार भाग करे और उनपर जल के छीटे देवे ।६। 
अथवा एक-एक भाग करके ही बलि रक्खे ओर हर एक के पहिले तथा 
पीछे एक वार जल िडत्रे ॥७) इन वलि के चारो भागो मे प्रथम भाग 
पृथ्वी की दूसरी वायुदेव क्री और तीसरी विश्वदेवा एव चौथी प्रजापति देव 
की होती है।८। इन बलियो के रखने वाले ग्रह मे जहॉपर जल रकखा हो 
> पुरिचिरणीय हो उसी गृह के मध्य द्वारमे अन्य तीनो बलियो को रख 
देवे + उसमे प्रथम जल देव का-दूसरी औषधि वनस्पति की और तीसरी 
काश की होती है 18॥ तीनो बलियो के रखने के पीछे शयन के घर में 
या शयन करने के स्थान मे अथवा मल मूत्र त्याग करने की जाह में 
एक ओर बलि रक्खे। शयन-स्थल की बलि काम देव की होती है 
और दूसरी बलि मन्यु देवता की है ॥।१०। 

अथ सस्तूप स रक्षोजनेम्य । ११। अथैतद्बलिशेमद्धिभ्या 

सिच्यापसलवि दक्षिणानिनयेत्‌ पितृभ्यो भवति 1१२। 

आसीन एवाग्नौ जुहुयात्‌ ।१३। आसीन पितृभ्यो 

दद्यात्‌ यथोपपादमितरान्‌ । १४। स्वयन्त्वेवतान्‌ यावद्वसेद्‌ 

बलीन्‌ हरेत्‌ ।१५। अपि वाऽन्यो ब्राह्मण 1१६ दम्पती 

एव ।१७। इति गृहमेधित्रतस्‌ ।१८। खीह साय प्रात 

पुमानिति ।१६। सर्वस्य त्वेवान्नयेतान्‌ बलीन्‌ हरेत्‌ 

पित्र्यस्य वा स्वस्त्ययनस्य वाऽर्थार्थेस्य बा ।२०। 


जहा पर कूडा डाला जावे वहा पर एक बलि राक्षसो के लिये देती 
चाहिए ॥११। पात्र मे शेष अन्नको जल से धोकर अपसब्प्र पितृ तीथं 
से दक्षिणं दिशामे प्रकीण कर देवे यह बति पितृगण की होती है 1१२) 
बेठकर ही अग्नि मे हवन करे पितृगण को बलि भी बेठकर ही देवे 
मौर शयन गृह आदि की पुर्व कथित बनि जैसे भी हो सके बठे- 


गोभिलगृह्यसूत ] [ ३४४ 


निहुर कर देवे । सुभीते के अनुसार ही करना चाहिए 1१३-१४ इन 
बलियो को अपने समान पर स्वय ही देना चाहिए । असमथता होने 
पर किसी अन्य ब्राह्मण के द्वारा भी दी जा सकती है । इममे 
स्त्री पूरुष दोनो ही समान रूप मे अधिकारी है ये कम जो 
इस खण्ड मे वर्णित है गहस्थो के लिये ही है ।१५१८। 
क्सी आचाय का मत है कि घ्रात घर का स्वामी और साय ळालमे 
उसकी पत्नी ही बलिका हरण करे।१६। पितृगण के कम को हो- 
ब्राह्मण भोजन आदि के लिये हो अथवा अपने भोजन को हो सब 
बलि कर्म अन्न से ही करना चाहिए ।२०। 


यज्ञादेव निवत्तते ।२१। यद्ये कस्मिन्‌ काले ब्रीहियवौ प्रक्रि 
येतान्यतरस्प कृत्वा कृत मन्येत ।२२। यद्येकस्मिन्‌ 
काले पुन पुनर्न पच्येत सकृदेवतद्‌ बलिनन्त्र कुर्व्वीत 
।२३। यद्योकस्मिन्‌ कुले बहुधाऽन्न पच्येत भृहपतिमहा- 
नसादेवैतद्बलितन्त्र कुर्व्वीत ।२४। यस्यत्वेषामग्रत 
सिध्येन्नियुक्तनग्नौ कृत्वाऽग्र ब्राह्मणाय दत्त्वा भुञ्जीत 
।२५। यस्यो जघन्य भुञ्जी तेवेति ।२६। अथाप्युदाह- 
रन्ति ।२७। एतस्यैवबलिहरणस्यान्तेकामप्रब्र,वीतभवति- 
हैवास्य ।२८। स्वयन्त्वेवाशास्यर्बाल हरेत्‌ यवभ्योऽध्याञ्री- 
हिभ्यो ब्रीहिभ्योऽध्यायबेभ्य सत्वाशस्यो नाम बलिर्भ- 
वति ।२६। दीर्घायुहँव भवति ।३०। विश्राणिते फली- 
करणानामाचामस्यापामिति बलि हरेत्‌ स रौद्रो 
भवति स रोद्रो भवति ॥३१॥ 


ज्योतिष्टोम आदि के अनुष्ठान आरम्भ कर देने पर फिर बलि के कर्म 
का करना उचित नही है । 1२१) एक ही काल मे यदि तण्डुल और 
यव दोनो अन्न उपस्थित हो तो दोनो से बलिकर्म नही करता चाहिए 
क्योकि दोनो मे से किसी भी एक से बलिकर्म सम्पन्न हो सकता है 
।२२। एक ही काल मे दो-तीन या इससे भी ज्यादा बार अन्न का 


२४६ ] [ गोभिलगृद्यसूत्र 


पाक हो तो भौ केवल एक ही बार बलिकम करना चाहिए ।२३। यदि 
एक ही मकान एक हो वश के वहुत से व्यक्ति रहते हो और वे सब 
मिन्नर अन्न का पाक करते हो तोभी जोभी उन सबमे प्रधान हो उसी 
कौ पाकशाला से इस बलि के कम को करना चाहिए । प्रत्येक की 
पाक झाला से नही करना चाहिए ।२४। 


यदि एक ही मकान मे पाक करने वाले बहुत से हो तो उनमे सबसे 
पथम जिसका पाक तयार हो जावे वही थोडा सा अन्न अग्नि मे डालकर 
उस पक्व भन्न मे से अतिथि-सत्कार के पीछे आप भोजन करे। 
अगर पाकादि के दोष से वह अन्न अग्राह्य हो जावे तो तो उससे 
आतिथ्य न करके स्वय भोजन करे और दुवारा पाक करके अतिथि रीक 
करनी चाहिए ।२५-२६। आचार्यं गण दूसरी भी कुछ बात कहते है । 
पूर्वाचायं इस बलि हरण के विषय मे कुछ विशेषता बतलाते है। 
इस बलि हरण के अन्न मे अपने अभीष्ट की प्रार्थना करनी चाहिए । तो 
इस प्रार्थी की प्राथित सिद्धि निश्चय ही हो जाती है ।२७-२८। यदि 
कथित प्रार्थना करे तो स्वय ही आशस्य-इस नाम वाली बलि को 
प्रदाव करे किसी प्रतिनिधि केद्वारा इसे नहो करावे । उस 
भाशस्य बलि को बनलाते है-हेमन्त का धान्य जो खेत मे ही है 
और तयार नही हुआ है तब तक ,भौर जौ के अन्न के पूव जब तक 
यवशस्य तयार न हुआ हो उम धान्य की उत्पत्ति के समीप मे जो 
बलि दी जाती हे उसी को आइस्य बलि कहा जाता है। इस बलि से 
अवश्य ही दीर्घायु का लाम होता है।२६-३१०। तुषा से रहित किये 
हुए धान्य अथवा यव के पाक के सिद्ध होने पर उसके मॉड से बह 
आशस्य बलि रुद्राय नम -इस सन्त के द्वारा करनी चाहिए वह बलि 
रुद्र देवता वाली होती है।३१। 


अथ दशपोर्णमासयो । सन्ध्या पौणंमासीमुपवसेदु- 
त्तरामित्येके रुद्र अथ यदहश्रन््रमा न हश्येत ताममावा- 
स्याम्‌।पक्षान्ताउपवस्तव्या पक्षादयोऽभियष्टव्या। आमा- 


गोभिलगृह्यसूत्र । [ २४७ 


वास्येनहविषापूर्वपक्षमभियजतेपोणमास्येनापर पक्षम्‌ ।१ ६। 


इसके अनन्तर दश ओर पौणमास यागो के विषय मे बतलाया 
जाता है ।१। दश पौणमास यागो के करने के पूव दिन मे उपवास करना 
चाहिए । जिस दिन मे प्रात काल से ही पौर्ण मासी का आरम्भ हो 
और सन्ध्या तक रहे तभी उपवास करे । अथवा उत्तरा अथ व्‌ अस्तमि 
तो दया तथा उच्वेर्दया मे करे। ।२-३। जिस दिन में चन्द्र दशन 
सम्भवित न हो और सुर्योदय काल मे अमवस्या हो या पीछे प्रतिपत्‌ 
हो उसी दिन मे अमावस्या का उपवास करना चाहिए। जिस दित 
चतुदंशी के पीछे अमावस्या हो उसमे उपवास का निषेध है। इन दोनो 
ही उपवासो मे उदय व्य पिनी तिथियाँ ही ग्रारक होती हैँ।४। जब तरु 
जीवित रहे प्रति मास मे पक्षो के अन्त मे उपवास करना चाहिए और 
कृष्ण-शुक्ल दोनो प्रतिपत्‌ तिथियो मे यजन करना चाहिए ।५॥ अम वस्या 
मे उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मे ज्यो हवि के द्वारा यजन 
किया जाता है वह सम्पूण शुक्ल पक्ष का याग मानना चाहिए इसी 
प्रकार से पूणिमा मे भी सम्पुण कृष्ण पक्ष का याग मानना चाहि" ।६। 


य परमो विकर्ष सूर्याचन्द्रमसो सा पौणेमासी य परम 
सद्भष सामावास्या | यदहस्त्वेव चन्द्रमा न हृरधेत तामः 
मावास्या डकुर्वीत हश्यमानेऽप्येकदा गताध्वा भवतीति । 
श्रय फौणमासीकालाभबर्तिसन्ध्यावास्तमितोदितावोच्चे- 
वाऽथ यदह पूर्ण्णोभवति पृथगेवेतस्य ज्ञानस्याध्यायो 
भवत्यधीयीत वा तद्विइभ्यो वा पर्वावगमयेत्‌ ॥७-१२ | 


जिस तिथि मे सूर्य और चन्द्र इन दोतो ग्रहो का अत्यधिक्र विप्रकष 
अर्थात्‌ दूर मे अवस्थान होता है उसी को पूणिमा तिथ कहा जाता है 
और जिस दिन दोनो ग्रहो का अत्यन्त समीप मे अवस्यान होता हे उस 
ही अमावास्या तिथि कहा जाता है।७। जिस दिन मे चन्द्र दशन 
न हो उसको अमावस्या फहते हैं । कुछ क्षण के लिये चन्द्रदर्शन की 
सम्भावना मे यदि अमावस्या मानी जाय तो वह “गताध्वा कही जाती 


३४८ | [ गोभिल गृह्यसूत्र 


है । इस प्रकार से दो प्रकार को अमावस्या होती है ।€। पूणिमा तीन 
प्रकार की होती हे--जिस दिन पूणचन्द्र होता हे वह पूणिमा कही 
जाती है । एक सम्ध्या पुणिमा होती है इसमे घ्रात कालीन सन्व्या के 
पूर्व रात्रि मे पूणिमा या प्रतिपदा होती है। दूसरी अस्तमितोदया 
है । इममे सूर्यास्त समय मे चतुदशी और इसके पीछे रात्रि मे पूर्णिमा 
होती है । तीसरी “ऊच्चे पुणिमा” है । इसमे सूर्यास्त के 
पश्चात चतुदंशी को छोडकर पूणिमा बहुत रात्रि तक 
रहती है ।१०-११। इसके ज्ञान के लिये ग्रहो और नक्षत्रो की स्थिति 
तया गति आदि के जान की आवश्यकता हे इसके लिये ज्योतिष शास्त्र 
का ज्ञान करता चाहिए 1१२। 


अथयदहरुपवसयो भवति तद पूर्वाह्‌ एव प्रातराहुति 
हुत्वतदरने स्थण्डिल गोमयेन समन्तम्पयृ पलिम्यत्यथे- 
ध्मानुपक्ल्पयते खादिरान्‌ वा पालाशान्‌ वा खादिर- 
पालाशालाभे बिभीतकतिल्वकवाधकनीवनिम्ब राजवृक्ष- 
शाल्मल्यरलुदधित्थकोविदारइलेष्मातकवज ` सर्वेवनस्प- 
तीनामिध्मोयथा ˆ स्याद्विशाखानि प्रति लूता कुशा- 
बहिरुपमूललूना पितृभ्यस्तेषामलाभेशूकतृणशरशीर्य्यं- 
बत्वजमुतदनबशुण्ठवज  सवतृणान्याज्य ` स्थाली- 
पाकीयान्‌ ब्रीहीन्‌ वा यवान्‌ वा चरुस्थाली मेक्षण ` 
स्रव मनुगुप्ता अप इति यानि चा7ुकल्पमुदाहरिष्यामो न 
तदह भ्रसृज्येत दूरादपि गृहानभ्येयादन्यतस्तुघन क्रणी 
यान्न विक्रीणीताबहुवादी स्यात्‌ सत्य विवदिषेदथापरा- 
हू एवाप्लुत्योण्वसथिक दम्पती भुञ्जीयाता यदेनयो 
काम्य स्यात्‌ सर्पामश्च स्यात्‌ कुशलेन ॥ १३-२६॥५ ॥। 


अब काल के निणय के उपरान्त उपवास के दिन मेजो कुछ भी 
कत्तव्य है उसको बतलाया जता है--उपबास के दित मे सूर्योदय के 
समय पुणिमा होनी चाहिए । जिसदिन सूर्योदय के समय मे अमावस्या 


गोभिलगृह्यसूत्र ] | ३४९ 


हो उसदिन मे पूर्वाद्ध मे अग्निहोत्र और प्रात काल की आहुति आदि 
सब काय करने चाहिए । सर्वे प्रथम गोमय से अग्नि गृह +1 लेपन करे 
फिर खैर या ढाक की लकडी सच्चित करे । यदि इन लकडियो के एक- 
त्रित करने मे असुविधा हो तो बहेडा--लो1--वाधक-कदम्व-निम्ब- 
राजवृ 7-येमर-अग्लु-दधित्य-इन ग्यारह को छोडकर अन्य कोई भी 
लकडी यज्ञ कर्म मे लाई जा सकती है । देवकाय के लिये स्कन्ध से छिन्न 
कुछ कुशाऐ लेवे--पिन्टकाय मे मूल से छिन्न कई कुशाऐ ग्रहण करे। 
कुशा प्राप्त करने में असुविवा हो तो शुरू-तण-शर-शीय-वल्वज और 
मुतव इन सात तृणो को त्यागकर अन्य काई भी तृण यज्ञ कर्म म ग्राह्य 
होता है । घृत पाक के उपयुक्त कतियय धा य अथवा यव । चरुस्थाली 
मेक्षण-ख्न व-सुरक्षित जल-इन सब कौ लाकर अग्निगृह मे एकत्रित 
करना चाहिए । उसदिन मे पालने के योग्य नियमो का ध्यान रक्खे । 
अपने घर का त्याग न क्रे-- दूर मे भी होतो उस अवसर पर घर लोट 
आवे--वस्नुऐ खरीद लेवे कितु कोई वस्तु वेचे नही “अधिक भाषण न 
करे--सत्य बोले और स्त्री-पुरष दोनो ही दुपहर के बाद स्वान करे और 
उपवास के नियमो के अनुसार इच्छा हो वह घुत मिश्रत कर तृप्ति पूर्वक 
भोजन करे।२२। 


मानतन्तव्यो होवा चाहुता वा एतस्य मानुष्याहुति- 
भेवति य औहवसथिक नाश्नात्यनीश्वरो ह क्षोधुकोभव 
त्यकाम्यो जनानाम्पापवसीयसी हास्य प्रजा भवतिय 
औपवसथिक भुडक्त ईश्वरो ह भवत्यक्षोधुक काम्यो 
जनाना वसीयपी हास्य प्रजा भवति तस्माद्यत्‌ कामये- 
तौपवसथिक भुञ्जीयातामध एवैता रात्रि शयीण्यता- 
न्तौ खलु जाग्रन्मिश्रवेवेता रात्रि विह्रेयातामितिहा- 
समिश्रेण वा केनचिठ्ठा जुगुसेयातान्त्वेवाव्रत्येग्य कर्म्म 
भयो न प्रवसन्न पवसेदित्याहु पत्त्या ब्रत भवतीति । 
यथा काययेत तथा कुर्य्यात्‌ ॥ १-१० ॥ 


२५० ] [ गोभिलगृह्यसूत्र 


मान त'तव्य आचाय का मत है कि उपवास के दिन मे यदि कोई 
नियमानुकूल भोजन नही करता हे तो उसकी मनुष्यो के भलाई के लिये 
को हुई सवयाग की क्रियाऐ निष्फल हो जाया करती हैं । प्रथम दिन 
मे उपवास करने के कारण द्वमरे दिन क्षुधा से व्याकुल और चञ्चल 
होकर याग क्रियाओ के सुसम्पादन मे असमर्था होगी--सबको अप्रिय 
लगेगा तथा पूत्रादिक भी पाप बुद्धि के वशीभूत होगे अतएव यथेच्छ 
भोजन करके ही याग कम करे । उपवास के दिन खाट पर शयन करे 
तथा वह रात्रि वेदिक इतिहान की आलोचना आदि मे व्यतीत करनी 
चाहिए । ब्रह्मचय का पालन करे । प्रवास मे उपरास न करे । उपवास 
पत्ती के द्वारा भी सम्पन्न किया जा सकता है। १ से द पय्यन्त । 
उपवास के दिन मे भोजन का फल ओर भोजन न करने का फल दोनों 
ही बताये गये है--इन दोनो मे जो भी अभीष्ट हो उसी को करना 
चाहिए 1१०। 


एवमेवाहिताग्नेरप्युपवसथो भवति यञ्चाम्नायौ विद्ध्या 

त्‌ । अथपूर्वाह्ह एव प्रातराहृतिः हुत्वात्ग्र णागिनम्परि- 

क्रम्य दक्षिणतोऽनने प्रागग्रान्‌ दर्भानास्तीय्ये त्षा पुर- 

स्तात्‌ प्रत्यडमुखांस्तछन्‌ सब्यस्य पारोरड गुष्ठे नोपकानष्ठि 

कया चाडगुत्या ब्रह्माळ्सनात्‌ तृणमभिसडगृद्य दक्षिणा- 

परमष्टम देश “रस्यति निरस्त परावसुरिति ॥ ११- 

१४ ॥। 

इस रीति से जो नित्य ही अग्निहोत्र करने वाजा आहिताग्नि है 
उसके लिये भी उपवास करने के समस्त नियम आदि हैं-यही वेद की 
विधि है उसे जान लेना चाहिए ।११ १५। उसके पर दिन मे प्रतिपदा मे 
दुपहर के पूव ही नियमानुसार प्रात कालीन आहुति होम को समाप्त 
करके अग्नि को अपने सामने रखता चाहिए । प्रदक्षिण करके उस 
सम्मुख स्थित अग्नि के दक्षिण मे कुछ कुशाऐ शिरावे और उन सश्र 
कुश'ओ के अग्रभागो को पूर्व दिशा मै करे । उस कुशासन पर सामने 


गोभिलगृहृयसूत्र | [ २५१ 


पश्चिम की ओर अभिमुख होकर वाये हाथ के अंगूठे और अनामिका 
अंगुलि से जो ब्रह्मा के लिये कुशाओ को आसत बनाया गया था उसमे 
से एक तृण ग्रहण 6र “निरस्त परावसु”-इत्यादि मन्त्र से नऋत्य कोण 
मे प्रक्षिप्त कर देवे । इसी क्रिया को तृण निरसन कहा जाता 
हे 1१०४१४। 


भपउपस्पृष्टायराथ ब्रह्माऽसनउपविशत्यावसो सदने 

सीदामीत्मरिनिमुभिमुखो वाग्यत प्राञजलिरास्तआक- 

म्मेण पर्यवसानाङ्भाणेत यज्ञ सिद्धिन्नायज्ञीया वाच 

वदेद्ययज्ञीया वाच वबेद्व ष्णवीमृच यजुर्वा जपेदपि वा 

नमोविष्णवइ येव ब्रूयात्‌ । यद्य वा उभय चिक्रोषे दौत्र- 

चे वेतेनंवकल्पेन छत्र वोत्तरासङ्ग वोदकमण्डलु दर्भवटु 

वा ब्रह्मासने निवायतेनेवप्रत्याब्रज्याथान्यच्चेष्टे त्‌ ॥ १५- 

२१॥। 

इसके उपरान्त सम्पूण कार्यो के निरीक्षण करने वाले ब्रह्मा नाग 
वाला एक याग का प्रधान पुरुष अपने हाथ परो को जल से धोकर उसी 
कुशाओ के आसन पर जो विछाया गया था अपना मुख उत्तर की ओर 
क रके उस अग्नि के सामने दोनो हाथ जोडकर “आवसो सदने सीदामि” 
इस मन्त्र को पढता हुआ नियमित वचनो को ही बोलने का मन मे हढ 
प्रतिज्ञा करके जब तक कार्य समाप्त हो वहा पर बैठे । ब्रह्मा को केवल 
यज्ञ से सम्बन्धित वचन ही बोलने चाहिए अन्य कुछ भी भाषणत करे । 
यदि आवश्यक ही हो तो विष्णु भगवान्‌ का स्मरण दिलाने वाली किसी 
ऋचा का अथवा यजुर्वेद क मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए । अथवा 
“नमो विष्णवे इतना कहने से भी निर्वाह हो सकता है ।१५-१४। 
यदि जनाभाव मे होता का कम और ब्रह्मा की क्रिया इनको एक ही व्यक्ति 
को करनी पडे तो उसका कत्तव्य है कि ब्रह्मा के लिये बनाये गये उस 
कुशाओ के आसन पर छत्र अयवा उत्तरीय तथा जल से भरा हुआ 
कमण्डलु किम्बा कुशाओ के द्वारा बनाया हुआ ब्रह्मा वहा पर स्थापित 


३५२ ) [ गोभिलगृद्यसुत्र 


कर देना चाहिए और पूर्व की ही भाति प्रदक्षिण आदि पूर्वक मब कुछ 
करके फिर होता के आसन वर फिर लोटकर स्थित होबे । इसके अन- 
न्तर ही अग्निहोत्र एव जप आदि सबस्त कार्य करना चाहिए । त्ररु 
का पाक आदि विशेष कम करना है उसकी विश्रेप विधि पीछे बताई 
जायगी 1१६ २१। 


प्रथोलुखलमूसले प्रक्षाल्य गूर्पञ्च पश्चादग्ने प्रागग्रान्‌ 
दर्भानास्तीर्योपसादयति ।अयहविनिववतिव्रीहीनवायवाच्‌ 
वाक सेन वा चस्स्थाल्या वामुष्मे त्वा जुष्ट निवपामीति 
देवतानामादेशँसक्ड द्विस्तृष्णीमु अथ पश्चात पाडमुखो 
ऽवहृन्तुमुपक्रमतेदक्षिणोत्तराभ्या पाणिभ्यान्त्रि फलीकृता 
स्तुत्पडुलौँ खिदेवेभ्य प्रक्षालयेदित्याहुद्विमनुष्येभ्य सक्न 
त्यितृयइति ॥ १ ५ ॥। 


इसके उपरान्त पूव की ओर अग्रभाग वाली कुक्षाओ पर उलुखल- 
मुसल और शूप इनो भली भॉति जज से प्रक्षालित करके अग्नि के 
पीछे की ओर रक्खे ।१। इसके पश्चात्‌ हवि पाक के लायक बनाने के 
के लिये धान्य हो या यव हो उनको किसी काँसे वे पात्र से अथवा चरूब 
स्थाली से प्रक्षिप्त करे । किन्तु जितना भी धान्य हवि के योग्य बनाना 
हो उसे तीन बार मे डाल देना चाहिए । प्रथम बार “अमुष्मे” इत्यादि 
मन्त्र का उच्चारण करके प्रक्ष प करे और दो बार बिना मन्त्र पढे ही 
देवे ।२-३। फिर पूव दिशा की ओर अपना मुख करके उलूखन के पीछे 
खडे होकर दोनो हाथो से मुसल को थाम कर उसे करे । तुषो स रहित 
उस धान्य या यवो को तीन वार साफ करे जोकि देवो के काय के लिये 
है । ब्राह्मण भोजन प्रभृति मनुष्यो के काय सम्पादित करने के वास्ते दो 
बार और पितृगण के काय के लिये एक ही बार जल से धोना चाहिए- 
ऐसी परम प्राचीन प्रथा चली आरही है ।४-५। 


पवित्रान्तहिता स्तण्डुलानावपेकुशलश्षृ मत्र स्थाली 


॥ 


शोभिल गृह्यसूत्र | [ २१३ 


पाक श्रपयेत्प्रदक्षिणमुदायुवळ्छतमभिघार्य्योदगुद्वास्य 
प्रत्यभिघारयेत्‌ ॥ ६-८ ।। 
फिर कुझाओ के बनाये हुए पवित्र एव बहुत छिद्र युक्त के मध्य में 
साफ किये हुए तण्डुलो को उस मे ग्रहण कर स्थाती मे डाल देवे । पात्र 
के अवसर पर “सेक्षण से मिलाकर नीचे-ऊपर पाक करे । यह पाक 
परम कुशल पाक के करने वाले के हाथो से बचे हुए के समान ही होना 
चाहिए-यह परमावश्यक्र है। पाक के सम्पन्न होते पर घत का ढारा 


देना चाहिए । अग्नि कै उत्तर मे उतार कर पून भाग के अनुरूप घुत का 
मिश्रण करना चाहिए ।।६-८॥ 


अग्निमुपसमाधाय कुशे समन्त परिस्तृणुयात्‌ पुरस्ताह- 

क्षिणउतक्तरत पश्चादिति सवतस्त्रवृतम्पञ्चवृत वा बहल 

मयुष्मस हतम्प्रागग्न मू लानिच्छादयन्‌पइचाद्वास्तीय्ये 

दक्षिणतः प्राञ्चम्प्रकषति तथोत्तरेण दक्षिणोत्तराण्यग्रा 

णि कुर्य्यादेष परिस्तरणन्याय सवेस्वाहुतिमत्सु ॥ ६- 

१५ ॥ 

आगे उन्नीसवें सूत्र मे स्थाली पाक को उतारने के पश्चात्‌ आज्य 
(घृत)का सस्कार बताया जायगा अतएव स्थाली पाक के उतारने से पहिले 
ही परिस्तरण करना चाहिए । जिस तरह से बताया जातां है कि समि- 
धाओ को प्रक्षिप्त करके अग्नि को प्रज्वांलत करके उसके चारो ओर 
उसे कुशाओ से ढक देवे । उसमे दिशाओं का क्रम है उसी तरह पहिले 
पूर्वं दिशा मे! फिर दक्षिण से -इसके पश्चात्‌ उत्तर दिशा मे ओर सबसे 
अन्त मे पश्चिम दिशा मं तीन अथवा पाँच बार कुसाओसे ढकना 
चाहिए । बह समाच्छादन युक्ति से करे जितसे दो-तीन या अधिक कुशा 
एक ही जगह मे न मिल सके । सब कुशाओ का जंगला भाग पूर्व दिशा 
मे रहे और उही के द्वारा उनका सूल भी समाच्छादित हो जावे । 
कुशा थोडी हो तो पश्चिम को छोडकर दक्षिणाग्र कुशा से और इसी 
भाँति उत्ताराग्र कुशा से पूर्व की ओर आकर्षित होग। । तात्पर्य यह है 


३५४ ] [ गोभिल गृह्यसूत्र 


[el 


कि चतुष्कोण न कर त्रिकोण ही करना चाहिए । इसको परिस्तरण कहा 
जाता है । इसी तरह से जो भी जाहुतियो विशिष्ट अनुष्ठान होते हु 
इन सब में ब्यवहार में लाया जायगा ॥।६-१५॥ 


परिधीनप्येके कुबंन्ति शामीमान्‌ पार्णान्‌ वा उत्तरतो- 

ऽपाम्पूर्णं स्रव प्रणीता भावेन वास्यादित्येके । बहिषि 

स्थालीपाकमासाद्य ष्ममम्याधायाज्या स स्कुरुते सपि- 

स्तैलन्दधि पयो यवागूं वा ।१६-२०। 

कोई २ आचार्य शमी (छोकर) अथवा पलाशर (ढाक) सैभी 
सीमा स्थापन भी किया करते हैं। अग्नि की उत्तर दिया मे जल से पूर्ण 
स्रव की रक्षा करनी चाहिए । उसी को प्रणीता पात्र गाम से कहा 
जाता है । किसी २ आचाय कायह भी मत है कि पूर्व मे कहे हुए 
धमस पात्र मे जल के सुरक्षित रहने स्रवा मे जल न रखने से भी 
कोई हानि नही होती है।१६-१८। उन प्रक्षिप्त किये हुए कुक्षाओ पर 
स्थाली पाक को स्थापित करके फिर ई धन जलकर अग्नि को प्रज्वलित 
करे और फिर घृत का सस्कार करे । आज्य शब्द से घुत-बल--दधि 
दुग्ध और यबागू--इन पाँचो मे से जो भी कोई एक सुलभ एब उपलब्ध 
हो उसी से यह किया जा सकता हे ।।१६-२०॥। 


ततएव बहिष प्रादेशमात्रे पवित्रे कुर्ते ओषधिमन्तर्धाय 
च्छिनत्ति न नखेन पवित्रेस्थो वेष्णव्यावित्यनेन अद्धि- 
रनुमाष्टि विष्णोमनमा पूते स्थ इति । सम्पूयोत्‌ पुनात्यु- 
दगग्राभ्याम्पवित्राम्यामड गुष्ठ। म्याच्चोपकाभ्या चाड गु- 
लिस्यामभिसगृह्य प्राक्‌हास्त्रिरुत्पुनाति देवस्त्वासवितो- 
तुपुनात्वच्छिद्रे पवित्रेण वसो सूय्यस्य इदिमिभिरिति 
सकृद्यजुषा द्विजस्तूष्णीम्‌ । अथेनेर्अङद्क्रम्युक्ष्यार्नावप्यु- 
त्सृजेदथेतदाज्यमधिश्रित्योदगुद्वासयेदे वमाज्यस्यस स्क- 
रणकल्पोभवतीति ।२१-२८। 


गोभिल गृह्यसूत्र ] [ ३५५ 


इसके अनन्तर उन्ही पहिले सगुहीत कुशाप्रो के मध्य मे से एक 


बालिश्त भर प्रमाण बाली दो कुशा लेकर 'नुम विष्णु देवता के हो अत- 
एव स्वत ही पवित्र हो'-इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए ओषधि के 
बीचो बीच मे छेदन करना चाहिए । फिर “पवित्रेस्थो वेष्णब्यी”--इस 
मन्त्र को पढ़ते हुए जल से धोवे ।२१०२३। पूबं मे कथित रीति से उन 
दोनो पबित्रो को शोध कर उत्तराग्र करै और फिर उसके द्वारा आज्यो- 
श्पबन करना चाहिए अर्थात्‌ श्रृत मे गिरे हुए तृण आदि को बाहिर पूर्व 
दिशा की ओर प्रक्षिप्त कर देवे । आज्योत्पबन मे दोनो पवित्रो को अंगूठे 
ओर अनामिक से पकडना चाहिए और प्रथम बार “देवह्त्का ” इत्यादि 
यज्‌ रूप मन्त्र को पढ़े फिर दो वार बिना मन्त्र पढ़े ही उत्पवन करना 
चाहिए ।२४- ५। आज्योत्पवन के पश्चात्‌ इन दोनो पवित्रो को जल से 
धोकर भग्नि मे डाल देबे । फिर उत्तर दिशा मे प्रज्वलित अगारो पर 'पूत 
आज्य पात्र रखना चाहिए । यह आज्य के सस्कार का कल्प है 
।२६-२८। 

पूर्वामाज्यमपर स्थालीपाक । पयुक्ष्य स्थालीपाक 

आज्यमानीय मेक्षणोनोपघात' होतुमेवोपक्रमते । यद्य वा 

उपस्तीर्णाभिघारित जुहुषेदाज्यभागावेव प्रथमौ जुहुया- 

चतुर हीतमाज्य गृद्दीत्वा पत्चावत्तम्तु भृगृणामग्नये स्वा- 

हेत्युत्तरत सोमाय स्वाहेति दक्षिणत प्राकशोजुहुयात्‌ 

1६ ४॥ 

चरुस्थाली और आज्यपात दोनो ही अग्नि पर रखने की ब्यवस्था 
है । इनमे पहिले आज्य पात्र को और उसके पीछे चरुस्थाली को रखना 
चाहिए अग्नि के सभी कार्यों मे अनुष्ठेय पूव मे उक्त ' अदिते$नुमन्यस्व” 
आदि पयु क्षण' के अन्त मे समस्त काय पूण हो जाने पर स्थाली पात्र मे 
मे घृत को डालकर 'उपधात' होम सम्पन्न करने क वास्ते उपक्रम करना 
चाहिए ।१-२। जब भी कभी “उपस्तीर्णोमिधारित” नाम वाला होम 
करने का विचार हो उप समय मे इसक पाठने दौ "उपघात होम” करते 


५६ ] _ [ गोभिल गृह्यसूत्र 


चाहिए । इस उपधात होम के करने के समय मे स्तुच्‌ के मध्य मे प्रत्येक 
बार स्रवा की धारा से चार बार घृत, करना होगा। इस प्रकार से 
चार बार ग्रहण किये हुए आज्य को सवे प्रथम “अग्नये स्वाहा'--इस 
मन्त्र सै अग्निकुण्ड के मध्य मे होम करे फिर उत्तर मे 'सोमाय स्वाहा - 
इस मन्त्र से अग्निकुण्ड के दक्षिण दिरभाग मे पूवं दिग्गत करके होम 
करना चाहिए । इसमे यह विशेषता है कि भुगुगोत्रोत्पक्त गण के प्रति 
होम मे पाच वार घृत को ग्रहण करना आवश्यक होता है ।३-४। 


अथ हविषउपस्तीर्यर्यावद्यतिमध्यात्पूर्वारद्ाच्चतुरवत्ती 

चेदभवति मध्यातृपूर्वारद्धीतृपश्चाद्धीदितिपश्वावत्तीचेद्ध- 

वत्य भिघारयत्यवदानानिप्रत्यनक्तयवदानस्थानान्ययात- 

यामता या अग्नयेम्वाहेतिमध्येजुहुयात्सकृद्वात्रिर्वेतेन- 

कल्पेन 1९-१०) 

उपघात होम के पीछे उसी स्रव से एक बार घृत लेकर उसक्रे 
पश्चात्‌ भेक्षण से चर को लेना चाहिए । इसकी कुछ विशेषता है कि यदि 
भृगु गोत्र का हो तो चरुस्थाली के मध्य भाग मे पाच बार चरु का 
पश्चार्धं से ग्रहण करना आवश्यक है और किसी दूसरे हो गोत्र का हो 
तो चरुस्थाली के मध्य मे पूर्वाद्ध से केवल चार बार ही चरु को लेबे। 
इसके पश्चात्‌ भेक्षण से जहा-जहाँ से चरु निकाले उसी स्थान को आज्य 
शिञ्चित कर देता चाहिए । जिससे याग के योग्य चरु बना रहे और 
शुष्क न हो सके । इसके उपरान्त उम ग्रहण किये हुए चरु के ऊपर घृत 
डालकर उसी घृत विशिष्ट चरु से अग्नये स्वाहा'-इस मन्त्र को पढ 
कर मध्य मे होम करे इसीको उपस्तीर्णाव धारित होम कहते है। ऐसे 
एक या तीन वार करे 1५ १०। 


अथर्विष्टकृत उपस्तीर्य्यावद्यत्यृत्तराद्ध पूर्वाद्वातसक्देवभू- 
यिष्ठ द्विरभिघारयेद्यद्य तः्चावत्तौ स्यादृद्विरुपस्तीर्या- 
वदायड्विरभिघारयेत्‌ न प्रत्यनक्तयादानस्थानयातया 


गोभिल गृह्यसत्र ] [ २२७ 


मतायाअग्नयेस्विष्टक्कते स्वाहेत्युत्तराद्ध पूर्वाद्ध जुहुयात्‌ 

1११-०१४। 

उपरि वर्णित होम के अनन्तर प्रकृत होम शेष होने पर स्विष्टकृत 
हवन करने को पूर्वे की ही भाति स्रवा से घृत लेने पर चरुख्थाली मे 
चरु के उत्तराद्ध के पूर्वाद्ध से केवल एक बार कुछ ज्यादा परिमाण मे 
चर्‌ का ग्रहण करना चाहिए उसके अपर घुत का सिञ्चन करे भुगु गोत 
भे सम्पुत्पन्न को दो बार उपस्तरण करना चाहिए । पीछे दो बार चरु 
ग्रहण करके अभिधारण करे । इसके पश्चात्‌ चरु की आवश्यकता नही 
रहा करती है । स्विष्टकृत्‌ हवन के वास्ते चरु को लेकर फिर उस पर 
घुत का सिञ्चन आवश्यक नही होता है । फिर इससे 'अग्नये स्विष्टकृते 
स्वाहा इस मन्त्र से अग्नि के उत्तराधं के पुर्वाङ मे होम करना चाहिए । 
इसी को स्विष्टकृत्‌ होम कहा जाता है।११-१४। 


महाव्याहृतिभिराज्येनाभिजुहुयात्‌ । प्राक्‌ स्विष्टकृत 

आवाप । गरोष्वेकम्परिसमूहनमिष्मोबहिपयु क्षणमा- 

ज्यभागो च सर्वेभ्य समवदायसकृदेवसौविष्टकृत 

जुहोति । हुत्वेतन्मेक्षणमनुप्रहरेरप्रक्षाल्य वेतेनोद्धृत्य 

भुञ्जीत । न स्र वमनुप्रहरेदित्येकआहु ।१५-२१। 

भूभू व स्व. स्वाहा इस मन्त्र से घृत से होम करे-इसको महा 
हाय दोग कहते है।१५। स्विष्ट कृत्‌ होम के पुवं मे ही आवाय 
अर्थात्‌ दशं पोर्ण मास का किम्वा विवाह आदि का प्रवृत होम करना 
चाहिए ।१६। 

जहा पर अधिक आवाप करने हो वहाँ पर आवापो के अधिक 
होने से इधर के ग्रहण करने आदि के कम्मं अनेक बार नही किये 
जाते हैं और समस्त आवायो के लिये पुर्वे की भाँति रके ग्रहण पूर्वक 
होम आदि शेष पीछे सबके अवसान मे केवल एक वार स्विष्ट कृत 
होम करे ।१७-१८। किसी-किसी आचार्य का मत है. कि कार्य के अन्त 
मे स्रुवा को धोकर रखना चाहिए फिर उसे अग्नि मेन देवे तोभी 


३५५ [ गोभिल गृह्यसूत्र 


कोई हानि नही होती है। इस स्विष्टकृत्‌ होम के पश्चात्‌ मेक्षण की 
आवश्यकता न रहे तो उसे अग्नि मे प्रक्षिप्त कर देना चाहिए अथवा 
ऐसा निश्चय होवे कि भोजन के लिये इसकी आवश्यकता है तो उसको 
धोकर रख लेवे और जब समय हो उसमे भोजन करे ॥१८-२१॥ 


आग्नेय एवानाहिलाम्नेरुभयोदशपोर्णमाशयो स्थाली- 
पाकस्यादाग्नेयो वाग्नीषोभीयो वाऽऽहिताग्ने पौर्णमा- 
स्यायामेन्दो वेन्द्राग्नो वा माहेन्द्रो वा अमावास्यामपि 
बाऽऽहिताग्ने रप्युभयो दर्शपौणमासयोराग्नेय एवस्यातु 
।२२-२५। 


अव दशँपौण मास के आवाप मन्त्रो को बतलाते हैं यदि यजमान 
अग्नि होत्र करने वाला हो तो दर्श और पौण मास इन दोनो ही यागो 
मे अक्षये स्वाहा-इसी मात्र के हारा उपस्तीर्णावधारित चरु का 
होम करना चाहिए । यदि बह आहिताग्नि हो तो पौण मास याग के 
आवाय होम मे अग्नये स्वाहा या अग्नी खोमाभ्या स्वाहा इन मन्त्रो 
को प्रयोग मे लावे । जमावस्था याग मे इन्द्राय स्वाहा या इन्द्राग्नी भ्या 
स्वाहा-इन मन्त्रो को व्यवहार मे लाना चाहिए । अथवा आहिताग्नि 
न हो वह भी दश और पौण मास इन दोनो ही यागो मे अग्निहोत्री 
के ही समान अग्नये स्वाहा-इस मन्त्र के द्वारा ही आहुति देवे 
।२२-२५। 

समिधमाधायानुपयु क्ष्ययज्ञबास्तु करोति तत एव 

बहिष कुशमुष्टिमादायाज्ये वा हुर्विष वा त्रिरबदध्या- 

दग्राणि मध्यानि सुलानीत्यक्त रिहाणा व्यन्तु वय इत्य- 

थैनमद्धिरभ्युक्ष्या नावप्यर्जयेद्य पश्ूनामघिपती रुद्रस्त- 

न्ति चरोवृषापशूनस्माक माहि. सी रेतदस्तु हुतन्तव 

स्वाहेत्येतचज्ञवास्त्वित्याचक्षते ।२६-२९। 

द< पोणंमास यागों मे यह एक कार्य करना आबश्यक है और उस 
को यज्ञ वास्तु कहा जाता हैँ । यह पूर्व मे उक्त सभिधादान और पयु 


गोभिल गृह्यसूत्र ] [ २५६ 


क्षण आदि कै कर्मों के पीछे होता है।इस का विषाभ यह है कि 
आस्तृत कुशाओ मे के समुदाय से एक मुठठी कुशा लेकर भाज्य या चरु 
मे अक्तरिहाणा--इस मन्त्र का उच्चारण करके अग्र-मध्य-मूल के 
क्रम से तीन वार जल का सिञ्चन करे । उसके पीछे उसे जल स्वच्छ 
करके या पशुनामधिपरति-इस मन्त्र के द्वारा उसे असि मे छोड देना 
चाहिए-इसी को यज्ञ वास्तु कहते है ।२६। 


इति गोभिलगृहृय सुत्र समाप्त 


पारस्करगृह्यसृत्रम्‌ । 


अथातो गृद्यस्थालीपाप ना कर्मे । परिसमुह्योप- 
लिप्योल्लिख्योद्ध त्याभ्युक्ष्याग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो 
ब्रह्मासनमास्तीय प्रणीय परस्तीर्यार्थेवदासाद्य पवित्रे 
कृत्वा प्रःक्षणी सस्कृत्यार्थवत्प्रोक्ष्य निरुप्याज्यमधिश्रित्य 
पय ग्नि कुर्यात । स्व प्रतप्य समृज्याम्युक्ष्य पुन प्रतप्य 
निदध्याद्‌ । आज्यमुद्वास्योत्पूयावेक्ष् प्रोक्षणीश्च पुवेवढु 
पय्षनान्कुशानादाय समिधोऽभ्याधाय पयु क्ष्य ज॒हुयात्‌ । 
एष एव विधिय त्र कचिद्धोम ॥१॥ 


गुह्मस्थालीपीक अब गृह्यस्थाली पाको का कम बतलाया जाता 
है । परिसभूहन करके उपलेपन करे और उल्लेखन करके उद्धरण करे 
तथा अभ्युक्षण करके अग्नि का उपसमाधान करना चाहिए । दक्षिण भाग 
मे ब्रह्मासन को आस्तरण करके प्रणय करे ओर र्पारस्तरज करना 
चाहिये । अर्थात्‌ पवित्री बनावे और प्रोक्षमी का सस्मार करे । अर्थवत्‌ 
से प्रोक्षण करके निरुपया करे और धुत को अश्रित करके पर्यंतित 
करना चाहिये । स्रुव कों प्राप्त करके निदध्याय करना चाहिये । आज्य 
को उद़्ामित करके उत्पूयन ओर अवेक्षण करे और प्रोक्षणी को भी करे 
पूर्व की ही भाँति उपयमद कुशाओ को लाकर समिधाओ का अभ्याधान 
करे । तथा पयु क्षण करके आहुतियाँ देनी चाहिये । यह ही विधि होती 
है जहाँ कही पर भी होम होता है ॥१॥। 


पारस्करगृह्यसत्र | | २६१ 


आवसथ्याधान दारकाले । दायाद्यकाल एकेषाम । 
वश्यस्य बहुपशोगृ हादन्निमाहुत्य चातुष्प्राश्यपचनवत्स- 
वस्‌ । अरणिप्रदानमेके । पञ्चमहायज्ञा इति श्रते । 
अग्न्याधेयदेवताम्य स्थाली पाको श्रपयित्वा55ज्यभागा- 
विष्टा&ज्याहुतीजु होति । त्वन्नो अग्ने, स त्वन्नो अग्ने, 
इम में वरुण, तत्त्वायामि, ये ते शतमया इचाग्ने 
उदु त्तमे, भवतन्न इत्यष्टौ पुरस्तात्‌ । एवमुपरिष्टात्स्था 
लीपाकस्याग्न्याधेयदेवत्ताभ्यो हुत्वा जुहोति । स्विष्टकृते 
च । आयास्याग्नेबषट्कृत यत्कमणाऽत्यरीरिच देवा 
गातु विद इति । बहिहु त्वा प्राश्नाति । ततो ब्राह्मणभो - 
जनम्‌ ॥२॥ 


द्वितीय कण्डिका मे दारकाल मे आवसथ्याधान होता है। एको के 
मत मे दायाद्य काल है । बहुत पशुओ वाले वैश्य के गृह से अग्नि का 
आहरण करके सब चातुष्प्राइय पचनवत्‌ है। एक लोग कहते हैं कि 
अरणि का प्रदान होता है। पश्च महायज्ञ है--ऐसा श्रुति प्रतिपादन 
करती है । अग्नि आघेय देवताओ के लिये स्थाली पाक का श्रपन करके 
भाज्य भाग को आविष्ट करके आज्य ( घृत ) की आहुतियो का हवन 
करता है । ' त्वन्नो अग्ने, सत्वन्नो अग्ने” इन मन्त्रो से इस प्रकार ऊपर 
से स्थाली पाक का अन्न्याधेप देवताओं के लिये हदन करके आहुतियाँ 
देता है । और स्विष्टकेत मे ऐसा ही करे । 'अथास्याग्नेवषट्कृत यत्कमणा 
त्यरीरिच देवा जातुविद' इस मन्त्र से वाहि का हवन करके प्राशन करता 
है इसके अनन्तर ब्राह्माण भोजन होता है ॥२।। 


षडर्घ्या भवन्त्याचार्य ऋस्विग्बेवाह्यो राजा प्रिय. 
स्नातक इति । प्रतिसवत्सरानहुयेयु. । यक्ष्यमाणास्त्वृ- 
त्क्जिः । आसनमाहार्याह साधु भवानास्तामरचयिष्यामो 
भवन्तमिति । आहरन्ति । विष्टर पाद्य पादायमुद कमर्घ- 
माचमनीय मधुपर्क दधिमधुघृतमपिहित का स्ये का म्येन 


३६२ ] [ पारस्करगृह्यसंत्र 


अन्यस्त्रिस्त्रि प्राह विष्टरादीनि । विष्टर प्रतिगाहणाति। 
बष्मोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यं । नम तमभिति 
छामियो मा करचाभिदासति॥ इत्येनमभ्युपविशति । 
पादयोरन्य विष्टर आसीनाय । सव्य पाद प्रक्षाल्य 
दक्षिण प्रक्षालयति । ब्राह्मणश्चेहक्षिण प्रथमम्‌ । विराजो 
दोहोऽमि विराजो दोहमशीय मयि पाद्याये विराजो 
दोह इति । अर्घ प्रतिगृहणाति आप स्थ युष्माभि 
सर्वान्कामानवाप्नवानोति । निनयन्नभिमन्त्रयते, समुद्र 
च प्रहिणोमि स्वा योनिमभिगच्छत । अरिष्टा अस्माक 
चीरा मा परासेचिमत्पय इति । आचामत्यामागष्यशसा 
संसृज वचसा । तमा कुरु प्रिय प्रजानामधिपति पशू- 
नामरिष्टि तनूनामिति मित्रस्य त्वेति मधुपर्क प्रती- 
क्षते । देगस्य त्वेति प्रतिगृणाति । सव्ये पाणो कृत्वा 
दक्षिणस्यानामिकया लि प्रयोति नम इयाबास्यायान्न- 
शने यत्त आनिद्ध तत्ते निष्कृन्तामीति । अनामिकाड गु- 
छन च त्रिनिर्कषर्यति। तस्यत्रि प्राइनाति। यन्मधुनो 
मघव्य परम रूपमञ्नाद्यम्‌। तेनाह मधुनो मधव्येन 
परमेण रूपेणाच्नाद्ये न परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि ॥इति॥ 
मधुमतीभिर्गा प्रत्य चम्‌ ! पुत्रायान्तेगासिने वोत्तरत 
आसीनायोच्छिष्ट दद्यात्‌ । सर्वं वा प्रासनीयात्‌ । प्राग्वाऽ- 
सचरे £।नयेत ॥ आचम्य प्राणान्समृशति । वाड म आस्ये 
नसो प्राणोऽ&णोश्चक्षु कर्णयो श्रोत्र बा ह्वोर्बलमूर्वोरोजो 
ऽरिष्टानि मेऽङ्गानितनूस्तन्वा मे सह।इति।आचोन्तोदकाय 
झासमा दाय गोरिति त्रि प्राह। प्रत्याह । माता रुद्राणा 
दुहितावसूनाथ स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभि । चिकि- 
तुषे जनाय भागामनागामदिति वधिष्ट । मम चामुष्य च 
पाप्मान हनोमीति यद्यालभेत। अथ यद्यत्सिसृक्षेन्मम 
चामुष्य च पाप्माहत ओमुत्सजत तृणाच्यत्त्विति 


प।रस्करगृह्यसूत्र ] [ ३६३ 


ब्रूयात्‌ । न त्वेवामा सो5र्घ स्यात्‌ । अधियज्ञमधिविवाह 
कुरुतेत्येव ब्रयात्‌ । यद्यप्यसक्नत्सवत्सरस्य सोमेन 
यजेत क्ृतार्ध्या एवेन याजयेयुर्नाकृतार्ध्या इति 
श्र ते ॥३॥ 


तृतीय काण्डिका मे मधुपक पुजा है--ये छे व्यक्ति अघं देने के 
योग्य होते हैं उनमे आचाये--ऋत्विक्‌ू--ववाह्य अर्थात्‌ विवाह करने के 
योग्य प्रस्तुत वर--राजा--प्रिय--स्नातक प्रति सम्वत्सर ये पूजा के 
योग्य होते है । यज्ञादि मे जो यजन करने वाले होते है वे ऋत्विक होते 
हैं। आसन का आहरण करके कहे--साधु, आप ठहरिये । हम आपका 
अभ्यचन करेगे । विष्टर--पाद्य--च रण धोने के लिये उदक--अघ-- 
भाचमनीय--मधुपक दघि और आपिहित मधु घृत को काँस्य पात्र से 
काँस्य धात्र मे आहरण करते हैं। अन्य तीन-तीन बार विष्टरादि को 
बोलता है । विष्टर का प्रतिग्रहण करता है। उद्यत समानो को सूर्य की 
तरह मैं वष्म हू । उस इसको मैं अभिस्थित करता हूँ, जो कोई मुझको 
अभिदास करता है । इससे इसको अभ्युपविष्ट करता है। पादा मे अन्य 
विष्टर आसीन के लिये देवे । सव्य चरण का प्रक्षालन करके दक्षिण चरण 
का प्रक्षालन करता है । यदि ब्राह्मण होतो प्रथम दक्षिण चरण को 
प्रक्षालित करना चाहिये । “विराजो होहोऽसि” इस मन्त्र से प्रक्षालन 
करै । अर्चे झा प्रतिग्रहण करता है । आप स्थित हैं आपके द्वारा अर्थात्‌ 
जलो से सब कामो को प्राक्त करू ~ इस रीति निनयन करता हुआ अभि- 
मन्त्रण करता है । आपको समुद्र मे प्रेरित करता हुं । अपनी योनि को 
अभिगमन करे । “अरिष्टा अस्माक वीरा मा परासेचिमत्पय ” इति-- 
“आचामश्या मागन्यशसा से सृज वचसा । त मा कुर्‌ प्रिय प्रजानामधिपति 
पशुनामरिष्टि तनुनाम्‌ इति’ मित्रस्य त्वेति” इससे मधुपक की प्रतीक्षा 
करता है । “देवस्य त्वा” इति--इससे प्रतिग्रहण करता है । सब्य पाणि 
( हाथ ) मे करके दाहिने हाथ की अनामिका से तीन बार नमस्कार 
प्रयुक्त करता है । 'श्यावास्यायाच्नशने थत्तआग्द्ध तत्त निष्कृन्ततामिति’ 


३६४ | [ पारस्करगृह्मसूत्र 


इससे अनामिका और अ गुष्ठ से तीन बार निरक्षण करता है। उसको 
तीन बार प्राशन करता हैं । जो मधु का मघब्य परम रूप अन्नाद्य है। 
उससे मैं मधु के मव्य से परम रूप से अज्नाद्य से परम मधव्य अन्नाह 
होऊ । इति । अथवा मधुमतियो से प्रत्येक ऋचा मे करे। अपने पुत्र के 
लिये अथवा त्रन्तेवासी (छात्र-शिष्य) के लिये जो उत्तर की ओर आसीन 
है उच्छिष्ट देना चाहिये। अथवा सबका प्राशन करे। अथवा पहिले 
असचर मे निनयन करना चाहिये । आचमन करके प्राणो को समृष्ट करता 
है । “वाडूम आस्ये नसो प्राणोऽक्ष्णोश्चाक्षु कर्णयो श्रोत्र वाह्वोवेलमु- 
वोरोजोऽरिष्टानि मेऽङ्गानि ततूस्त्वन्वा मे सह'' इति इससे आचान्तोदक 
के लिये शास को लेकर गौरिति तीन बार बोलता है। प्रति कथन 
करता है । माता रुद्राणा दुहिता वसुना "_ स्वस्तऽदित्या षाममृतस्य 
नाभि । प्रनुवोच चिकितुषे जनाय मागामतागामदिति वधिष्ट । मेरा 
झौर इसके पान्मा का हनन करता ह ऐसा कहे । इसके अनन्तर यदि 
उत्सिसृक्षा करे मेरा और इसका पाप्मा अहत है तो ओमुन्सुजन तृणानि 
यरिवति--यह बोलना चाहिए । नत्वेवा मा सोऽर्घे म्यात्‌ । अधियज्ञ 
और अधि विवाह कुरुत--इससे इस प्रकार से बोलना चाहिये । यद्यपि 
कई बार सम्वत्सर के सोप के द्वारा यजन करे। अध्य किय हुए ही 
इसका यजन करावे । जो कृतार्ध्यं नही है वे नही करे-एऐसा श्रुति 
प्रतिपादन करती है ॥३।। 


{चत्वार पाकयज्ञा हुतोऽहुत प्रहुत प्राशित 
इति पञ्चसु बहि शालाया विवाहे चूडाकरण उपनयने 
केशान्ते सीमन्तोन्नयन इति । उपलिप्त उद्धतावोक्षिते- 
ऽरिनिमुपसमाधाय । निमन्थ्यमेके विवाहे । उदगयन आपू- 
येमाणपक्षे पुण्याहे कुमार्या पाणि गृहणीयात्‌ । त्रिषु त्रिषु- 
त्तरादिषु स्वातौ मृगशिरसि रोहिण्या चा । तिस्रो ब्राह्म- 
णस्य वर्णानुपूर्व्येण । द्वे राजन्यस्य । एका वैश्यस्य । सर्वे- 
षा झुद्रामप्येके मन्त्रवर्जस्‌ । अथेना वास परिधापयति । 


पारस्करगृह्यसूत्र ] [ २६५ 


जरा गच्छ परिधत्स्व वासो भवाकृष्टीनामभिशस्ति- 
पावा । शत च जीव शरद सुवर्चा रायि च ५चाननुस- 
व्ययस्वायुष्मतीद परिधत्स्व वास ॥ इति ॥ अथोत्त- 
रीयम्‌ । या अङृस्तन्नवयन्या अतवन्त । याइचदेवीस्तन्तू- 
नभितो ततन्थ । तात्स्वा देवीर्जरसे सव्ययस्वायुष्मतीद 
परिणत्स्व वास ॥ इति ॥ अर्थनो समञ्जयति समञ्जन्तु 
विश्वेदेवा समापो हृदयानि नौ । सम्मातरिश्वा 
सधाता समुदेष्ट्री दबातु नौ ॥ इति ॥ पित्रा प्रत्तामा- 
दाय गृहीत्वा निष्क्रामति । यदेषि मनसा दूर दिशोऽनु 
पवमानो वा हिरण्यपर्णो वेकण स त्वा सन्मनसा करो- 
त्वित्यसाविति । अथैनौ समीक्षयति । अघोरचक्षुरपतिः 
घ्न्येधि शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा । वीरसूद व- 
कामा स्योनाशच्ञो भव द्विपदे श चतुष्पदे ॥ सोम 
प्रथमो विविदे गधर्वो विविद उत्तर ।तृतीयोऽग्निष्टे 
पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा । सोमोऽददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो 
ऽदददग्नये । रयि च पृत्राइचादादग्निर्मेह्ममथो इमाम्‌ । 
सा न पूषा शिवतमामेरय सा न ऊरू उशती विहर । 
यस्यामुशन्तः प्रहराम शेप यस्यामु कामा बहवो निवि- 


ष्या इति ॥ ४ ॥ 

चार प्रकार के पाक यज्ञ होते हैं-एक हुत होता है, दूसरा अहुत 
होता है, तीसरा प्रहुत हाता है और चोथा प्राशित है । पाँचो मे वाहिर 
शाला मे--विबाह में, चुडाकरण मे, उपनयन मे, केशान्त मे ओर 
स!मान्तोन्नयन मे होता है । उपलेयन किए हुए मे उद्धता वोक्षित मे अग्नि 
की उप समाधान करे । कतिपय मनीषियो कामत है कि विवाह मे 
निर्मन्थ्व होता है । उदगमन मे उत्तरायण सूर्यं के होने पर आपूर्य | 
माण पक्ष मे किसी पुण्यमय दिन मे कुमारी का पाणिग्रहण करना 
चाहिए । पाणिग्रहण करने के लिए कतिपय नक्षत्र निश्चित किये हुए 


[ पारस्करगृत्यसूत्र 


हॅ-तीनो उत्तराओ मे अर्थात्‌ उत्तरा फाल्गुनी-उत्तराषाढा और उत्तरा 
भाद्रपदा- इन तीनो नक्षत्रो मे--स्वाती--मृगशिरा अथवा रोहिणी 
में पाणिग्रहण करना चाहिए | बर्णा की आम्रपुर्वी से ब्राह्मणको तीनों 
का ग्रहण करना चाहिए--क्षत्रिय को केबल दो ही वर्णो वाली क्रा 
विधान है--वेश्य केवल अपने ही वर्ण वाली एक कुमारी का पाणिग्रहण 
करने का अधिकार रखता है । कुछ विद्वानोका मत है किमन्त्रो से 
रहित सभी वर्णो वाले शूद्र का भी पाणिग्रहण कर सकते हैं। इसके 
अनन्तर इसको “जरा गच्छ परिधत्स्व वासो भवाकृष्टीना ममि शस्ति 
पावा । शत च जीव शरद सुवर्चा रवि च पुत्राननु सब्धयस्वायुष्मतीद 
परिधत्स्व वास ” इससे वसन का परिधायन करता है । इसके उपरान्त 
उत्तरीय वस्त्र अर्थात्‌ शारिका के ऊपर आढने वाला दूसरा वस्त्र का 
परिकर यन करे । उत्तरीय वस्त्र के परिधायन का मन्द्र यह है--““या 
अक्कन्तन्नब यन्या अतन्वत । याश्च दवी स्तन्तूर्कामतो ततन्थ । तात्स्वा 
देवीजंर से सव्ययस्वायुष्मतीद पारधत्स्व वास ” यह है । इसक अनन्तर 
इन वोनो का समञ्जन करे । इसका मन्त्र यह है--“समञ्जन्तु विश्वे- 
देवा समापो हृदयानि नौ । सम्मातरिश्वा सधाता समुदेष्ट्री दधातु नो ॥ 
इति । पिता से प्रत्ता को लेकर ग्रहण करके निष्क्रमण करता है । निष्क्र- 
मण का मन्त्र यह है--“यदंदि मनसा दूर दिशोऽनु प बमानो वा हिरण्य 
पर्णो वैकम स त्वा मन्मनमा करोतल्वित्य साविति’ । इसके अनन्तर इन 
दोनो का समीक्षण करता है--मन्त्र निम्नलिखित है--“अघोर चक्षुर- 
पतिघ्वेयघि शिवा पशुभ्यासुमना सुवर्चा । वीरसूर्देव कामा स्योमा शन्नो 
भव द्विपदे श चतुष्पदे । सोम प्रथमो विविदे गन्धर्वोऽदददर्नये । 
रथि च पुत्रा _ श्चादादग्नि मह्ममथो इमास्‌ । सा न पुषा शिवतमा 
मेरय स्तन ऊरू उशती विहर । यस्मामुशन्त प्रहराम येष यस्यामु कामा 
बइवो निविष्टया इति । ४। 


प्रदक्षिणमग्नि पर्याणीयेके । पश्चादग्नेस्तेजनी 
कट का दक्षिणपादेन प्रहृत्योपविशति । अन्वार्न्ध 


पारस्करगृत्यसूत्र ] [ २६७ 


आघारावाज्यभागो महाव्याहृतय वंप्रायश्कितत प्राजा- 
पत्यं स्विष्टकच्च । एतन्ित्ये सव राड महाव्याहृतिम्यः 
स्विष्टकृदन्यञ्चे दाज्याद्धवि । सर्वप्रायच्चित्तप्राजापत्यन्त- 
रमेतदावापस्थान विवाहे राष्ट्रभृत इच्छञ्जयास्याता- 
नाश्च जानन्‌ । येन कमंगोछेदिति वचनानात्‌ । चित्त च 
चित्तिश्नाकृत चाकुतिश्चविज्ञातच विक्षातिश्च मनश्चश- 
बरीश्चदशश्व पाणमास च बृहच्च रथम्तरच। प्रजाप- 
तिजयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्र. पृतना जयेषु । तस्मे 
विश समतमन्तसर्वा स उग्र स इहव्यो ब॑भूव स्वाहेति † 
अर्निभू तानामखिपति स मावत्विन्द्रो ज्येष्ठाना यम पृ- 
थिव्या वायुरन्तरिक्षस्य सूर्यो दिवश्चन्द्रमा नक्षत्राणा बृह 
स्पतिष्न ह्मणो मित्र सत्याना वरुणोऽपां समुद्र स्रोत्याना- 
मन्न साम्राज्यानामधिपति तन्मावतु सोम ओषधीनाँ स- 
विता प्रसवाना' रुद्र पशूना त्वष्टा रूपाणों विष्णु पवता- 
ता मरुतो गमानामधिपतयस्ते मावन्तु पितर पितामहा 
परेऽवरे ततास्ततामहा 1 इह मावन्त्वस्मिब्रह्मण्यस्मिन्क्ष 
त्रेऽस्यामाझिष्यस्या पुरोधायामस्मिन्कमण्यस्यादेवहुत्या' 
स्वाहेति सवंत्रानुषजति । अग्निरेतु प्रथमो देवताना' सो- 
ऽस्यै प्रजा मुञ्चतु मृत्युपाशात्‌ तदय राजा वरुणोऽनुमन्- 
यता यथेय'खी पोत्रमघ नरोदात्स्वा हा ॥ इमामग्निखा- 
यता गाहूपत्य प्रजामस्म नयतु दीघमायु । अशून्योपस्था 
ळे माता पोत्रमानन्दममिविबुध्यतामिया 
स्वाहा ॥ स्वस्ति नो अग्ने दिव आपृथिव्या विध्वानि 
धेह्ययथा यजत्र । यदस्या महि दिवि जात प्रशस्त 
तदस्मासु द्रविण धेहि चित्र स्वाहा ॥ सुगन्न पच्या 
प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्मध्येह्यजरन्न आयु । अपतु 
मृत्युरमृत, न आए बम्वतो नो अभय कृणोतु 
स्वाहेति । पर मृत्यकिति चेक प्राक्षनान्ते । ३ ॥ 


३६८ ] | पारस्करगृह्यसूत्र 


कुछ बिद्वानो का मत है कि प्रदक्षिणा अन्नि का पर्याणथ्न करे । 
पीछे अग्नि के तेजनी अथवा कर को दाहिने पेर से प्रहृत करके उप- 
विष्ट होता है । अन्वारब्ध आधार ओर दो आज्यभाग-महात्याहतियाँ 
सवै प्रायश्चित्त प्राजापत्य और स्विष्टकृत है । यह नित्य सवत्र है । 
पहिले महासाहूतियो से यदि अत्य स्विष्ट कृत हो तो आज्य (घृत) से 
हाव होनी चाहिए। सर्वे प्रायश्चित प्राजापद्यान्तर यह है भावाय 
स्थान है कि बाद मे राष्ट्रभूत की इच्छा करता हुआ और जयाभ्याताओ 
को जानता हुआ करे । येन कमणा छे दिति सन से ऐसा न करे। 
चित्त और चित्ति--आकूत और आकूति-विज्ञान ओर विज्ञप्ति-और 
मन-और शक्वरी-और दशे-और पोणं मास--वृहत्‌ और घन्तर हे, 
“प्रजापतिजणनिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्र वृतनाजमेषु । तस्मे विश 
समतमन्त सर्वा सव्य्र,स इह्व्यो बभूव स्वाहेति' यह मन्त्र है | अग्निदेव भूतो 
के अधिपति है वह मेरी रक्षा कर) इद्र ज्येष्ठो का अधिपति है-यम 
पृथित्री का अधिपति है-वायु अन्तरिक्ष का अधिपति है। सूर्य दिव का है- 
चन्द्रमा नक्षत्रो का अधिर्पात हैं--बृहस्पात ब्रह्म का अधिपति है। 
मित्र सत्यो का अधिपति है-वरुण जलो का अधिपति है--समुद्र स्रोत्यो 
का अधिपति है---अन्न साम्राज्यो का अधिपति हे वह मेरी रक्षा करे। 
औषधियो का सोम अधिपति है-सविता प्रसवो का अघिपति है-त्वष्टा 
पशुओ का अधिपति है ! रूपो का अधिपति विष्णु है । मरुत पवतो 
का अधिपति है और गणो के अधिपति गण है वे सब मेरी रक्षा करे । 
पितर-पितामह- पर-अवर-ततास्तता यह सब मेरी रक्षा करे |” 
“इह्‌ मावन्त्व स्मिन्ब्रह्मणि अस्मिन क्षत्रेऽस्या भाशिष्या पुरोधाया यस्मिनु 
कर्मण्यस्या देवहुत्या स्वाहा-इति-यह मन्त्र हे । सर्वत्र अनुषजन करता है। 
देवताओ में प्रथम अग्नि आवे | वह इसके लिये प्रजा का मोचन करे 
मौर मृत्युपाश से छुडावे । यह मन्त्र है--“तक्ष्य राजा वरुणोऽनुमन्याता 
यथेय स्त्री पोत्रमघ नरोदात्स्वाहा” अर्यात्‌ यइ राजा वरुण ऐसी 
अनुमति प्रदान करे जिसमे यह स्त्री पौत्र देवे। “इमामरिन स्त्रायता 
गाहपस्य प्रजा मस्ये नयतु दीघेमायु । अशून्योपस्था जीवता मस्तु माता 


पारस्करगृह्यसूत्र ] [ २६९. 


पोत्रातन्दमभि विवुष्यतामिय स्वाहा “अर्थात्‌ यह गाहपत्य अग्नि इस 
स्त्री की रक्षा करे और इसको दीघ आयु देगे । यह अशून्योपस्था 
माता जीवित रहे ओर यह पोत्रानन्द को प्राप्त करे । “स्वस्ति नो अग्ने 
दिव आपृथिव्या विशवानि देह्ययथा यजत्र । यदस्या महि दिवि जात 
प्रशस्त तदस्मासु द्रविण धेहि चित्र स्वाहा” अर्थात्‌ हे अग्निदेव ! हमको 
सवं स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण प्रदान करो जिससे यहाँ यजन करे । 
इस पृथिवी आदि मे सब प्रशास्त हुआ है अब आप हभको द्रविश प्रदान 
करो । “सुगन्नः पन्था प्रदिन्न एहि ज्योतिष्मध्ये ह्यजरञ्च आयु । अपेतु 
मृत्यु रमृुत न आगाद्ववस्वलो नो अभय कृणोतु स्वा ''इति-अर्थात्‌ 
इसको सुगम मार्ग दिखलाते हुए आइये । ज्योतियो के मध्य मे आयु की 
बृद्धि हो और मत्यु द्रर जावे । बै वस्वत (यम) अमृत को प्राप्त कराव 
और हमको अभय प्रदान करे । कतिपय मनीषियो का मत है प्राशवान्त 
मे “परमृत्यविति ऐसा होना चाहिए । ५ । 


कुमायी भ्राता शमीपलाशमिश्रॉल्लाजानञ्ज- 
लिनाऽञ्जलावावपति । ता जुहोतिस हतेन तिष्ठती 
अर्यमण देव कन्या अग्निमथक्षत' सनो अथमा देव 
प्रेतो मुच्चतु मा पते स्वाहा । इय नायूपद्रते 
लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्ता 
क्षातयो मम स्वाहा ॥ इमॉल्लाजानावपाम्यग्नौ 
समृद्धिकरण तव ।मम तुभ्य च सवनन 
तदरग्निरनुमन्यतामिया स्वाहेति ॥ अथास्या 
दक्षिण हस्त गृह्णातत साड गुष्ठ गुभ्णामि 
ले सौभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदष्टियथा स. । 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिमह्य त्वादुर्गहिपत्याय 
देवा । अमोऽहमस्मि सा त्वसा तवमस्यमो अह । 
सामाहमस्मि ऋत्रत्व यौरह पृथिवी त्वम्‌ । तावेहि 
विदहावहै सह रेतो दधावहै । प्रजा त्रजनवावहे 
पुत्रान्विदावहै बहून्‌ ते सन्तु जरदष्टय सप्रियौ 


३७० ] | पारस्करगृद्यसूत्र 


रोचिष्णू सुप्रतस्यमानौ । पश्येम शरद शत जीवेम 

शरद शत शुशुयाम शरद शतमिति ॥ ६ ॥। 

कुमारी का भाई शमी (छोकर) और पलाश से मिश्रित लाजाओ 
(खीलो) को अञ्जलि से अञ्जलि मे आवयन करता है । * तोजुहोति-- 
हुतेन तिष्ठती अर्यमण देव कन्या अग्नि मयक्षत | सनो अर्थमा देव 
रेतो मुञ्जतु या पते स्वाहा” अर्थात्‌ वह स्थित होती हुई कन्या 
उसका हवन करती है और अर्यमा देव एव अग्नि का यजन 
करती है कि वह अर्यमा देव मेरे पति का मोचन कर देगे । 
“इयनायु प ब्रूते ला जाना वपन्ति का आयुष्मातस्तु म पति रेधन्ता 
ज्ञातयो मम स्वाहा ' । अर्थात्‌ लाजाओ का आवयन करती हुई तारी -- 
कहती है कि मेरा पति आयुष्मान हावे और मेरे बाति के लोग वृद्धि को 
प्रप्त होवे । “इमा लाजाना वपाम्यग्नो समृद्धि करण तव । मय तुम्यच 
सवनम तदाग्नि रनुमन्यता मिय स्वाहेति” अर्थात्‌ इन लाजाओ को 
अग्नि मे आवयन करती हू जो कि तुम्हारी समृद्धि का करने वाला है। 
यह अग्नि देव अनुमति देबे कि मेरा तुम्हारे लिये सवनम होवे । इसके 
अनन्तर इसके दाहिने हाथ का अगष्ट के सहित ग्रहण करता है ओर 
कहता है कि तेरे सोभगत्व के लिय तेरे हाथ को ग्रहण करता हू । 
मेरे पति के द्वारा वह हाथ जरहष्टि के ही समान है । तात्पर्यं यह है 
कि जिस प्रकार से वृद्ध का सहारा मष्टि होती है उसी भाँति वह है । 
भग ~ अयंमा--सविता पुर्राध मेरे वास्ते दुर्गाहपत्य के लिये देव 
है। मे अम हूँ वह तू है मै अभ हुँ । वह कहती है मै अभा हुँ, तुम ऋक 
हो, मै द्यौ हू तुम पृतिवी हो व हम दोनो विवाहू,करे साथ मे रेत 
धारण करे isi को जन्म देवे थौर बहुत पुत्रो को प्राप्त करे। वे 
बुढापे की यष्टि होगे। इप प्रकार मे दोनो सप्रिय, रोचिष्णु और सुम- 
नस्यमान होवे । हम सौ वर्ष तक नत्रो से देखे--सो वष पयभ्त 
जीवित रहे और सो वर्ष तक श्रवण करे । प्रार्थना का तात्पय यह है 
फि सौ वर्ष के जावन मे हमारे चक्षु और कर्ण सवल सक्षम रहे। 
जिससे भली भांति देख ब सुन सक ।६। 


पारस्करगृहयसूत्र ] ( २५१ 


अथैनामश्मानमारोहयत्युत्तरतोडम्नेदेक्षिणपादेव । 
आरोहेममइमानमश्मेव त्व स्थिरा भव । 
अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्व पृतनायत. ॥ इति ॥। 
अथ गाथा गायति । सरस्वति प्रेदमव सुभगे 
वाजिनोवती । या त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्या- 


ग्रत ॥ यस्या भूतसमभवद्यस्या विश्वमिद 
जगत्‌ । तामद्य गाया गास्यामि या ख्रीणामुत्तम 
यश ॥ इति ॥ अथ परिक्रामत.-तुस्यमग्र 


पय वहम्सुर्या वहतुना सह । पुन पतिभ्यो 
जाया दाग्ते प्रजया सह ॥ इति ॥ एव द्विरपर 
चतुथ ` शझूपङ्ुष्ठया सर्वाल्लॉजाजावपात भगाय 
स्वाहति। त्रि पारणाता प्राजापत्य हुत्वा ॥ ७ ॥ 
इसके अनन्तर अग्नि के उत्तर भाग मे इस कुमारी का दाहिने पेर 
से पाषाण पर अ,रोहूण कराता है। हम इस पाषाण पर आरोहण 
कराते है इसी अश्म (पाषाण) क समान तुम स्थिरा हो जाओ। 
युतन्य से अभिस्थत हो जाओ और पृतनायत को अबर्वाधत करो । 
इति । इसके उपरान्त गाथा का गान करता है। हे सरस्वति | हे 
सुभगे | इसको रक्षित करो यह वाजितीवती है । जिसको तुम इस 
विश्व भूत की प्रजा मे आये रखते हो । जिसमे भूत समुत्पश्च हुआ और 
जिभमे यह विश्‍व जगत्‌ है । आज उस गाथा को गाऊगा जो स्त्रियो 
भे उत्तम यश है । झोत । इसके अनन्तर परिक्रमण करते है। तरे लिये 
बहुत के साथ आगे सूर्या को पर्यवहून करे । पुन प्रजा के साथ पतियों 
से जाया को अगि करे । इस भ्रकार से अपर ह! कर चतुथ को शूर्य कुष्ठा 
से सम्पुण खीलो का भग के [लय जावपव करता है, स्वाहति । तीन 
बार पांरणीता का प्रजायत्य का हवन करे ।७। 
अर्थताभुदीची” सप्त पदान प्रक्त मति। 
एकमिय हू अर्ज त्रोणि रायस्पोषाय चत्कारि मायो- 
भवाय पश्च पशुभ्य षड्‌ त्रयुम्य सखे सप्तपदा 


२७३ ) | पारस्करगृह्थसूच 


भव सा मामनुव्रता भव ॥ विष्णुस्त्वानयत्विति 
सर्वत्रानुषजति । निष्कमणप्रभृत्युदकुम्भ' स्कन्वे कृत्वा 
दक्षिणतोऽन्नेर्वाग्यत स्थितो भवति । उत्तरत एके- 
घाम्‌ । तत एना मुर्धन्यभिषिश्चात । आप शिवा 
शिवतमा शान्ता शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेष- 
जस्‌ ॥ इति॥ आपोहिष्ठेति च तिसृभि । अथेनाः 
सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति । अथास्ये दक्षिण समघि- 
हृदयमालभते सम । व्रते ते हृदय दधामि मम 
चित्तमनुचित्त ते अस्तु । मम वाचमेकमना जषस्व 
प्रजापतिष्टा नियुनक्तु, मह्यम्‌ ॥ इति ॥ अथनाम- 
भिन्त्रयते । सुमङ्जलीरिय वधूरिमा समेत पश्यत 
सोभाग्यमस्य दत्त्वायाथास्त विपरेतनेति । ता हृढ- 
पुरुष उन्मथ्य घ्राग्वोदग्वाऽनुगुप्तागार आनडुहेरो हिते 
चमण्युपवेशयति ॥ इद्र गावो निषिदन्त्विहःश्वा 
इह पूरुषा । इहो सहस्रदक्षिणो यज्ञ इह पूषा निषीदत्‌ 
॥ इति ॥ ग्रामवचन च कुयु । विवाहङु्मशान- 
योर्ग्राम प्रविशनादिति वत्वात्‌ । तस्मात्तयोरग्राम 
प्रमाणमिति श्रते । आचार्याय वर ददाति । गोर््राह्म- 
णस्य वर । ग्रामो राजन्यस्य । अश्वो वैश्यस्य । 
अधिरथशत दुहितृमते । अस्तमिते ध्रवं दर्शंयति । 
धूवमसि घव त्वा पष्यामि धर.वेधियोष्ये मयि मह्य 
त्वादादबुहस्पतिर्मथा पत्या प्रजावती सजीव शरद 
शतम्‌ ॥ इति ॥ सा यदि न पइ्येत्पश्यामीत्येव 
ब्र यात्‌ । त्रिरात्रमक्षारालवणारिनौ स्यातामध शयीः 
याता सवत्सर च सिथुनमुपेयाता द्वादशरात्रं पडात्र 
त्रिरा्मन्तत ॥ ८ ॥ 

इसके अनन्तर इसको उदीची मे सात पदो को युक्रामण कराता 

है। एक इष मेदो ऊज मे- तोन राथ्स्पांध के सिये--चार 


यारस्करगृहयसूत्र ] [ ३७३ 


मायोभव के लिये -पाच पशुओ के लिये--छे ऋतुओ कै लिये करे । 
है सखे ! सप्त पदो वाली हो जाओ । वह मेरे अनुव्रता हो जावे । विष्णु 
तुझक्रो लावे--इमसे सर्वत्र अनुषजन करता है । निष्क्रमण प्रभृति 
उद कुम्भ को कच्चे पर करके अग्नि की दक्षिण की ओर मौनव्रती होकर 
स्थित होता है । कुर मे मत मे उत्तर की ओर स्थित होवे ऐसा है। 
इसके अनन्तर इसके मूर्धा मे अभिषिज्ञन करता है--मन्त्र यह है जिसके 
दारा अभिषिञ्जन किया जाता है--“आप शिवा शिवतमा शान्ता' 
शान्ततमा स्तास्ते कृण्वन्तु भेषषम्‌ इति अर्थात्‌ येजल शिव है भौर 
अधिक मञ्जलमय हैं, ये शान्त है और अधिक शात हैं वे जल तेरे भेषज 
का कुण्वन करे । फिर “आपोहिष्ठा मयोभुवस्तानष्ऊजे दधातन । 
महेरणाय चक्षु से ।१। यो व शिवतमोऽत्पस्तस्य भाजयते हव । 
उदातीखि मातर 1२) तस्माऽ अरङ्भ मामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपोजन यथाचन ” ।३। इन तीनो मन्त्रो से अभिषिङजन करना 
चाहिए । इसके उपरान्त इसका “तच्चक्षुरिति” इस मन्त्र से सूय्य 
देव को दिखाता है । इसके अनन्तर इसके लिये दक्षिण की ओर मेरे 
हृदय के मध्य मे आलभन करता है । तेरे ब्रत मे हृदय को धारण करता 
हूँ, मेरा चित्त तेरे अनूनित्त होवे । मेरे वचन को एक मन वाली होकर 
सेवन करो, प्रजापति तुझको मेरे लिये नियुक्त करे । इति। इसके 
उपरात इसको अभिमन्त्रित करता है-यह वधु सुमङ्गली है। इसको 
सब एकत्रित होकर देखिये । इस वधू को सौभाग्य प्रदान-कीजिए 
फिर जैसे उपये थे जाइए ।“रढ पुरुष उस बंधू को उन्मथित करके पूर्व या 
उत्तर मे किसी अनगुप्त आगार मे अनड्वान्‌ के रोहित चम्मं पर उपविष्ट 
कराता है। यहाँ पर गोएऐ बैठे और यहाँ पर अश्व तशा यहा पर पुरुप 
निषण्ण (उपविष्ट) होवं । यहाँ पर सहस्र दक्षिण टाला यज्ञ हो और यहा 
पर पूषा बठें। इति# “विवाह श्मशानयो ग्राम प्रविशवान्‌”--इस वचन 
से ग्राम वचन नही करना चाहिए । इससे उन दोनो का ग्राम प्रमाण है- 
यह श्रृति है । आचाय्यं के लिये बर देता हैं। ब्राह्मण का गौ वर होता 
है । क्षत्रिय का वर प्राम होता है । वेश्य का बर भश्व होता है। 


३७४ ) पारस्करगृह्यसू तर 


हुहितमान के लिये शत अधिरथ है ' अस्तमित होने पर ध्व को दिखाता 
हैं। मत्र यह है-“प्र्‌ वमसि ध्रवत्टा पश्यामि,प्र्‌वेधि पौठये मयि महा त्वा 
हाद वृहस्पति मैया पत्या प्रजावती सजीव शरद शतम १ उति । अर्थातु 
आप घव हैं घव आपको देखता हू, धव के द्वारा अधिपोष्य मुझमें 
सेरे लिये बृहस्पति ने दिया था, मुझ पति के द्वारा प्रजावती सौ वर्ष तक 
जीवित रहो । यदि वह न देखे तो देखती हैं यह हो बोलना चाहिए 
नीन रात्रि तक अक्षार लवभाशी दोनो होत्रे। नीचे भूमि पर शयन 
करे। एक सम्वत्सर पर्यन्त मिथुनी भाव को प्राप्त न होगे अर्थात्‌ मैथुन 
न करे । अन्तत बारह रात्रि तक--छे रात्रि तक और तीन रात्रि तक 
इस नियम का परिपालन करना चाहिए ।८। 


उपयमनप्रभृत्यौपासनस्य परिचरणमु । अस्तमिता- 
नुदितयोद॑ध्ना तण्डुलेरक्षतेर्वा । अग्नये स्वाद्रा प्रजापतये 
स्वाहेति सायम्‌ । सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति 
घ्रात । पुमांसो मित्रावरुणौ पुमामार्विवनाडुभौ। पुमा- 
निन्द्रशचसूर्येश्च पुमा सवर्तंता माय प्न स्वाहेति पूर्वा 
गर्भकामा ॥ ६ ॥ 


उपयमन प्रभू त औपामन का परिवरण सूय के अस्तमित और 
उदित होने पर दोनों समयो मे दधि म- तण्डुलो से अथवा अक्षतो के 
शरा करे, सायद्धाल मे "अरनये स्वाहा--प्रजापतये सत्राहा” इनमे 
दरे प्रात काल मे “सूर्याय स्त्राहा--पजापगये स्वाहा '--इनपे करना 
चाहिए । '“पुमात्‌ सौ मित्रावरुणौ पुमा सावश्विना बुझौ । फूमा तिद्धश्च 
सूर्यश्च पुमा सवत्त या मथि” पुन स्त्राहीति पूर्वा गभ कासा ।अर्थातु 
मित्रावरुण पुमान्‌ है--दोनो अश्विनीकुमार भी पुमान्‌ है--इन्द्र भौर 
सूय्य भी पुमा है, ये सब मुझमे धवत्तन कर्‌ । पूर्वा गभ की कामना 
रखने वाली स्वाहा --यह कहे ।8। 

राज्ञोऽक्षमेदे नद्धविमोक्षे यानविपर्यासेऽन्यस्या वा 

व्यापत्तौ स्त्रियाश्रीद्वहने तमेवास्निमुपसमाघायाज्य - 

सस्कृत्येहरतिरिति जुहोति नानामन्त्राभ्याम्‌ । अन्य- 


पारस्क्ररगृद्यसूत्र ] [ २७५ 


द्यानमुपकल्प्य तत्रोपवेशयेद्राजान ` स्त्रिय »वा प्रतिक्षत्र 
इति यज्ञान्तेनात्वाहाषंमिति चेतया । घुयौं दक्षिणा । 
प्रायश्चित्ति । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १० ॥। 


राजा ने अक्षभेद मे-नद्ध विमोक्ष मे-यान के विपर्यास मे अथवा 
अन्य व्यापत्ति मे और स्त्री के उद्वहन मे उसी अग्नि का उप समाधान 
करके आज्य ( घुत ) को सस्कार करके इह रति रति--इससे हवन 
करता है और ताना सन्त्रो से करता हैं। अन्य स्थान की उप कल्पना 
करके उस पर राजा को बिठाना चाहिए अथवा स्त्री को प्रतिक्षेत्र मे 
बिठावे । इति “ज्ञान्तेना स्वाहावम्‌' इस ऋचा स करे । । दो धुर्य 


दक्षिणा है। प्रायश्चित्ति करे और इसके अनन्तर ब्राह्मणो को भोजन 
करावे। १० | 


चतुर्थ्यामपररात्रे$भ्यन्तरतो5ग्तिमूपसमाधाय दक्षिणतो 
ब्रह्माणमुपवेश्योत्तरत उदपात्र प्रतिष्ठाप्य स्थालीपाक 
श्रपयित््वाऽऽज्यभागाविष्ट्राऽऽज्याहतीजु होति । अग्ने 
प्रायश्चित्ते त्व देवाना प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधाबामि याऽस्ये पतिघ्नी ततूस्तामस्यं 
नाशय स्वाहा । वायो ब्रायश्चित्ते त्व देवाना प्रायश्चित्तिः 
रसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि याऽसये प्रजाध्धी 
तनूस्तामस्ये नावाय स्वाहा । सूर्य प्रायश्चित्ते त्व देवाना 
प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि 
याऽस्ये पशुघ्नी तनूस्ता मस्ये नाशय स्वाहा । चन्द्र प्राय- 
श्रित्ते त्व देवाना प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ- 
काम उपधावामि याऽस्ये गृहघ्नी तनूस्तामस्य नाशय 
स्वाहा । गन्धव प्रायर्चित्ते त्व देवाना प्रायर्चित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि याऽस्य यशोघ्नी 
तनूस्तामस्या नाशय स्वाहेति । स्थालीपाकस्य जुहोति 
प्रजापतये स्वाहेति । हुत्वा हुत्वेतासामाहृतीनामुदपात्रे 


१७६ ] पारस्कगुह्यसूत्र 


सस्रवान्समवनीय तत एना सृद्ध न्यभिषिश्वति । 
या ते पतिघ्नी प्रजाध्नी पशुघ्नी गृहघ्नी यशोघ्नी निन्दि- 
ता तनूर्जारघ्नी तत एना करोमि सा जीर्य त्व मया 
सहासाविति 1 अथेता ˆ स्थालीप।क प्राशयति प्राणस्ते 
प्राणान्सदधाम्यस्थिभिरस्थोनि मा ` सर्मा सानि त्वचा 
त्वचमिति ¦ तस्मादेवविच्छ्रोत्रियस्य दारेण नोपहासमि- 
च्छेदुत ह्य ववित्परो भवति । तामुदुह्य यथतु प्रवेशनम्‌ । 
यथा कामी वा काममाविजनितो सभवामेति वचनात्‌ । 
अथास्यै दक्षिणा समधिहृदयमानभते । यत्ते सुसी मेत्हदय 
दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । वेदाहतन्सा तद्विद्यात्पशयेम 
शरद शत जीवेम शरद शत श्रुगु ।म शरद शतमिति | 
एवमत ऊध्वस्‌ ।।११॥ 
चतुर्थी मे अपरात्रि मे अभ्यन्तर से अग्नि का उप-समाधान करके 
दक्षिण की ओर ब्रह्मा को उपविष्ट कराकर उत्तर की ओर जल के पात्र 
को प्रतिष्ठापित करे। स्थाली पाक का हवन करके भाज्य भागो को 
यजन करके भाज्य को आहुतियोसे हवन करता है। मन्त्र यह हे -- 
'अग्ने प्रायश्चिन्ते त्व देवाना प्रायश्चित्ति रसि ब्राह्मण स्त्वानाथ काम 
उपधावामि याऽस्य पतिघ्नी तनुस्तामस्ये नाय स्वाहा” अर्थात्‌ हे अग्ने । 
प्रायश्तित्ति मे तुम देवो के प्रायश्चित्ति हो, नाथ काम ब्राह्मण तुमको 
उपवावन करता हुँ, जो इसमे पति के हनन करने वाली तनू है इसके 
उसको नष्ट कर दो स्वाहा । “हे वायो । प्रायश्विति मे आप दोपो के 
प्रायर्शिचत्त हो नाथ काम ब्राह्मण आपका उप वावन करता हू, जो 
इसकी प्रजा के हनन करने वाली तन्‌ है इसके उसको विनष्ट कर दो 
स्वाहा” । ' हे सूर्य | प्रायश्चित्ते त्व देवाना प्रायश्चित्ति रसि ब्राह्मण- 
स्त्वा नाथ काम उपधावामि याऽस्यै पशुघ्नी तनु स्तामस्यै नाशय स्वाहा” 
इन दोनो मन्त्रो का अर्थ समान ही पूवत्रतू है केवल प्रजा और पशु 
के हनत थी बात विशेष है । “हे चन्द्र | प्रायश्चित त्व देवाना पाय 
दिचत्ति रमि ब्राह्मणस्त्वा नाथ काम उपधावामि याऽस्य गृ घ्नी अथ'तू 


पारस्करगृह्यसूत्र | [ ३७७ 


गृह» ' रने वाली । तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा”-अथं पुर्व वत्‌ 
ही है । “गन्धर्व प्रायश्चिते त्व देवाना प्रायश्चित्त रसि ब्राह्माणस्स्वा 
नाथकाम उपधाबामि याऽस्य यशोध्नी (अर्थात्‌ यश के हनन करने वाली) 
हॅतु स्तामस्ये नाशाय स्वाहा” अथ पुर्वोक्तवत्‌ ही है। प्रजापतये 
स्वाहा” इसमे स्थाली पाक का हवन करता है । हवन करके इन आहु- 
तियो का उदक पात्र मे स ख़वो का का समव नयन करके फिर इसके 
पश्चात्‌ इसके मूर्धा मे अभिषिजन करता है जो तेरी पति के हनन करने 
वाली-पतिघ्नी-प्रजाघ्नी-पशुघ्नी-यजोष्सी और निन्दिता तन है जार 
का हनन करने वाली इसके पश्चात्‌ इसको करता हू वह जीण होकर 
तू मेरे साथ यह है इति । इसके अनन्तर इसको स्थाली पाक का प्राशन 
कराता है तेरे प्राणो से प्राणो को, अस्थियो सं अस्थियो को, मासो से 
मासो को और त्वचा रे त्वचा को भली भाँति धारण करता हूं । इससे 
इस प्रकार का ज्ञाता श्रोत्रिय की दारा के साथ उपहास करने की कभी 
इच्छा नही करनी चाहिये अथवा इस प्रकार का वेत्ता पर होता है। 
उसके साथ उद्घाह करके जो ऋतु काल हो उसी के अनुष।र प्रवेशन करे। 
“यथा कामी वा काम मा विजनितो सभवाम” इस वच? से ऐसा ही 
करे । इसके अनभ्तर इसके लिये दक्षिण हृदय के मध्य का आलमन 
करता है ! जो तेरा सुसीम मे हृदय दिव लोक मे चन्द्रमा मे श्रित है। 
मैं उसको जानता हू वह मुझको जाने, सौ वर्ष नक हम देखे अर्थात्‌ 
हमारे नेत्रो मे देखने की ज्योति बनी रहे--सौ वर्ष तक जीवित रहे- 
सौ वर्ष तक श्रवण करे अर्थात्‌ कानो मे श्रवण करने की शक्ति बनी 
रहे ! इस प्रकार इससे ऊध्व मे है । ११ । 


पक्षादिषु स्थालीपाक ` श्रपयित्वा दर्शपूणमासदेवता म्यो 
हुत्वा जुहोति ब्रह्मरो प्रजापतये विश्व भ्यो देवेभ्यो द्यावा- 
पृथिवीभ्यामिति । विश्वे भ्यो देवेभ्योबलिहरण भूतगृह्य - 
भ्य आकाशाय च वंश्वदेवस्याग्नो जुहोत्यग्नये स्वाहा 
प्रजापतये स्वाहा विश्व भ्यो देवेभ्य स्वाहा अग्नये स्वि- 
ट्ठ ते स्वाहेति प्राशनान्ते । बाह्यत छीबलि हरति 


३५८ ] { पारस्करगृह्यसूत्र 


नम लिये नम पुसे वप्रसेऽत्रयसे नम शुक्लाय कुष्ण- 
दन्ताप पापिना पाये नम । येमे प्रजामुपलोभयन्ति 
ग्रामे वसन्त उत वाऽरण्ये तेम्या नमोऽस्तु बलिमेभ्यो 
हरामि स्त्र,स्त मेऽम्नु प्रजा मे ददत्विति ' शेषमरिद्क 
प्रप्लाव्य ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥१२॥ 


पक्ष आदि मे स्थाली पाक का श्रवण कराकर और दश पौण मास 
देवताओ के लिए हवन करके आहुतियाँ देता है । वे आहुतियाँ-ब्राह्मणे 
स्वाहा~प्रजापतये स्वाहा-विश्वेभ्पो देवेभ्य स्वाहा-द्यावा पृथिभ्याँ स्वाहा 
इस प्रकार से होती है । बिश्‍वेदवो के लिए बलिकाहरम भूतगृह्य म्य 
और आकाश के लिये गैश्व देवको अग्ति मे हवन करता है-वे आहुतिया- 
अग्नये स्वाहा प्रजा पतये स्वाहा--विण्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा--अग्नये 
स्विष्टकृते स्वाहा मे है जो प्राशन के अन्त मे होती है | बाहर से स्त्री 
बलि को हरण करता है-स्त्रिये नम -नम पु से--वय से ऽवयसे नम । 
शुक्लाय कषणदन्ताय पापिना पतये नम । जो मेरी प्रजा को उपलो- 
मित करते है ग्राम मे निवास करते हुए अथवा अरण्य मे रहने हुए 
उनके लिये नमस्कार होवे । उनके तिए बलिका हरण करते है। मेरा 
कल्याण हो, मुझ री प्रजा देवे-इति । शेष को जलो से प्रप्लावित करके 
इसके अनन्तर ब्राह्मणो का भोजन होता है। १२ । 


अथ गर्भावान खिया पुष्पवत्याश्चतुरहाङूध्तर ` स्तात्वा 
बिरजायास्तरिमन्तवदिद” आदिव्यङ्गभ मित्य’ दित्यमवे- 
क्षते गृहे वा स्तापथित्वा तामभिगच्छेदिति श्र तेस्तास्म- 
न्प्रजाया सभवकाले निशाया कुर्याद दिवा मंथुन 
ब्रजेत्क्ली बा अल्पवीर्या अल्पायुषश्च प्रसूयन्तेतस्मादेतद्वज- 
येत्प्रजाकामो हि श्रतिस्मृतिविरोवाभ्या दक्षिणेन पाणि- 
ता उभावूरू प्रसार्य प्रजास्थानमभिसृशति पुषा भग 
सविता मे ददातु रुद्र कल्पयति ललामगु विष्णुर्योनि 
कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पि शतु । आसिश्वतु प्रजापतिर्दा- 


पारस्करगृह्यसूत्र ] [ ३७९ 


ता गर्भ दधातु ते । गर्भ घेहि सिनोवालि' गर्भ धेहि पृथु- 
ष्टुके गर्भे ते अश्विनो देवावाधत्ता पुष्कर्रजाविति 
स॑ मृजेथास्तेजावै"त्रानरोदद्याब्द्रह्माणमामन्त्रयतेब्रह्मा गर्म 
दधात्विति प्राङ्‌ मृख उदड मुखो वोपविष्टो मन्थेद्र तो 
मृत्रमिति चैके त्रावण कु त्‌ ॥१३॥ 


इसके आतर गर्मावान सस्कार होता है । पुष्पवरी अर्थात्‌ मासिक 
धर्मवाली स्त्री के जब चार दिन रजस्वला होने के निकल जावे इससे 
ऊपर जब वह शुद्धि स्वान कर लेवे और विरजा हो जावे उसी दित में 
आदित्य गर्भमु “इत्यादि से आदित्य का अवेक्षण करती है अथवा 
गृह मे स्नपन कराकर उस स्त्री के साथ अभिगमन करना चाहिये-यह 
श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है । उसमे प्रजा के सम्भव काल निशामे ही 
अभिगमन करना चाहिये । यदि दिनो मे मथुत करे तो जो सन्तति होगी 
वे क्लीव-अल्प वीय वाले--अल्प आयु बाले प्रसूत होते है। इस कारण 
से दिवा मैथुन को वर्जित लर दना चाहिये। जो प्रजा के जनन की 
कामना वाला श्रुति और स्मृति के विरोवो से दूर रहे तथा दक्षिण हाथ 
से दोनो ऊरुओ को फेना कर प्रजा के स्थान को अभिमृष्ट करता है। 
मन्त्र ये है ~पूषा-भाग सविता मुझे देवे । रुद्रललामगु को कल्पित 
करते है--विष्णु योनि को कल्पित करे-त्वष्टा रूपो पिशित करे। 
प्रजा निधाता आधिश्वन करे । तुझे गर्भे धारण करावे । हे सिनीवालि । 
गभ धारण करो, हे पृथुष्टुके ग्भ पारण कराओ । तुझे अश्विनी दोनो देव 
गभ धारण करावे जो पुष्कर खज है, तज का ससृजन करे, नेश्वानर 
देवे । फिर ब्रह्मा जी को आमन्त्रित करता है-ब्रह्मा गभ धारण कराडे 
इस प्रकार से प्राड मुख अथवा उत्तर की ओर मुख वाला हो? र उपविष्ट 
होते हुए रेत सूचक मन्थन कर--ऐसा कुछ विद्वानो का मत है कि 
स्रावण करना चाहिये । १३। 

अथतु मती जायामधिगच्छेत्पिण्डपितृयज्ञ यजेत मध्य- 

मपिण्ड पत्नी प्राइनाति पुत्रकामा तत एतामाहुति 

जुहोत्याघत्त पितर इप्यलकारमवजिघ्त्यायन्तुन इति 


३८० | [ पारस्करगद्यसूत्र 


जपत्येवमथत्त मतीजायात्टदयमालभ्प पृववत्सव्येन 
पाणिनोपस्थमभिमृशति भगप्रणेतरिति प्रागुतेदानीमिति 
रेतो सूत्रमिति सधत्ते गायत्रेणेति प्रतिमन्त्र मन्थयति 
पुत्रकामोऽभिगच्छेक्चित्यस्‌ ।। १४) 


इसके अनन्तर यह है कि भार्या जब ग्रतुमती हो तभी अभिगमन 
करना चाहिए और पिण्ड पितृ यज्ञ के द्वारा यजन करना चाहिये । 
मध्यम पिण्ड को पत्नी प्राशन करती है ज! पत्नी पुत्र की कामना रखने 
वाली होती है । इसके पश्चात्‌ इस आहुति को देता है । “आधत्त पितर' 
इससे अलद्धार का अवध्राण करता है-'आयन्तु न इसका जप करता 
हे । इस प्रकार से जो ऋतुमती जामा हो उसके हृदय का नॉलभन करके 
पूर्वे की ही भाँति सब्य कर से उपस्थ (जननेग्द्रिय) को अभिमशित करता 
है । 'भगप्रणे तरिति' भ्रागुते दानी मिति’ इससे 'रेतो मूत्रमू इति’ इससे 
सधान करता है 'गायत्रेणेति' इससे प्रति मन्त्र मन्थन करता है। पुत्र की 
कामना वाला पुरुष नित्य अभिगमन करता है ॥१४॥ 


सा यदि गर्भ न दधीति द्रा श्वतपुष्या उपोष्य 
पुष्येण मूलमुत्थाप्य चतुर्थेऽहनि स्नाताया 'नशाथामुदपेष 
पिष्ट्रा दक्षिणस्या नासिकायामासिश्वति । इयमोषधी 
त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । अस्या ,अह बृहत्या 
पुत्र पितुरिव नाम जयभमिति ॥१५॥ 


बह पत्नो यदि भभ क्रो धारण न करे तो श्वेत पुष्पी सिही को उपो» 
षित होकर पुष्प नक्षत्र मे मून उठाकर चतृथ दिन मे शुद्धि स्नान की 
हुई रात्रि मे जल से पेषण कर दक्षिण नासिका मे आसिच्चन करता है) 
मन्त्र यह है~'इयमोषधी नायमाणा सहमाना सरस्वती । अस्या अह 
बृहत्या पुत्र पितुरिव नाम जग्रभम्‌ इति अर्थात्‌ यह ओषधि त्रायमाणा 
और सहमाना सरस्वती, है । मै इस बृहती का वाम पुत्र पिता की तरह 
ग्रहण करत ४३ ॥१५।। 


पारस्करगृह्यसूत्र ] | २०१ 


अथ पु सवनम्‌ । पुरा स्पन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये 
वा । यदह पुसा नक्षत्रेण चन्द्रभा युज्येत तदहरुपवा- 
स्याल्पाव्याहृते वाससी परिधाप्य न्यग्रोधावरोहाञ्छुङ्भा श्च 
निशायामुदपेष पिष्टा पूर्ववदासे बन हिरण्यगर्भोऽदूभ्य 
सभृत इत्येताम्याम्‌ । कुशण्टक सामा शु चेके । कुमं- 
पित्त चोपस्थे कृत्वा स यदि कामयते वीयवान्स्यामिति 
विकृत्यैनमभिमन्त्र पतेसु पर्णोश्यो तिप्राग्विष्ुक्रमेम्य ।१६। 


इसके अनन्तर पु सवन सस्कार होता है । पुरा स्पन्दते” इससे दूसरे 
अथवा तीसरे मास मे करना चाहिये । जो दिन ऐसा हो जिसमे चन्द्रमा 
पुरुष जाति के नक्षत्न से युक्त हो उसी दिन मे उपवास करके अ्रप्लावन 
करे और अहत वस्त्रो को परिधापित कर न्यग्नोध ( वट वृक्ष ) के अव- 
रोहो को और शुद्धो को निशा मे जल से पीसकर पूव की भाँति हिरण्य- 
गर्भोऽदूभ्य सभूत' इन दो मत्रो से आमेचन करे । कतिपय विद्वानों का 
मत है कि कुशकण्टक और सामाशु का ग्रहण करे। कूर्म के पित्त को 
उपस्थ मै करे । वह यदि कामना करता है तो 'बीयवान्‌ स्याम्‌ इति' 
इसमे विकृत कर इसका “सुपर्णोऽसीति' इसे पहिले विष्णु क्रमो से अभि- 
मन्त्रण करता है ॥१६॥। 


अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ पुसवनवत्‌ । प्रथमगभ मासे 
षष्ठेऽष्टमे वा तिलमुद्गमिश्र स्थालोपाक श्रपयित्वा प्रजा- 
पतेहु त्वा पः्चादग्नेभद्रपीठ उपविष्टाया युग्मेन सटालुग्र- 
त्सेनौदुम्बरेण त्रिभिश्च दर्भेपिञ्जूलस्ने ण्या शनल्या वी र- 
तरशडू ना पुण चात्रेण च सीमन्तमूध्व विनयति भूभु व 
स्वारति । प्रतिमहाव्याहृतिभिर्वा । त्रिवृतमाबघ्नात । 
अथसूर्ज्जावतो वृक्ष उर्जीव फलिनी भवति । अथाह 
बीणागायिनो राजान सगायेता यो वाप्यन्यो वीरतर 
इति ¦ नियुक्तामप्येके गायामुपोदाहरन्ति। सोम एव 
नो राजेमा मानुषी प्रजा । अविमुक्तचक्र असीरस्तीरे 


३०२ ( [ पारस्करगृद्यसूत्र 


तुभ्यमसाविति या नदीमुपावसिता भवति तस्या नाम 
गुह्वाति । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 


इसके अनन्तर सीमन्तोन्नयन सस्क्रार होता है । यह भी पु सवन के 
ही समान होता है । प्रथम गर्भ मे छटे अथवा अष्टम मास मे होता है । 
तिलो और सू गो से मिश्रित स्थाली पाक कः हवन करके प्रजापते का 
हवन करके पीछे अग्नि के भद्रपीठ मे उपविष्टा मे युग्म से सरालुग्रत्मे 
नौहु“ब्ररसे ओर तीन दभ के पिञ्जूलो से-त्रेणी शलल्या से-वीरतर शकु 
से और पूर्ण पात्र से सीमन्त को ऊपर की ओर “भूभुव स्व” इससे 
करता है । अथवा प्रति महा व्याहूतियो से करे | त्रिवृत आवन्धन करता 
है। मत्र निम्नलिखित है--'अय्मूज्जावतो वृक्ष उर्ज्जोव फलिनीभव' 
इति 'अथाड वीणा गाथिनो राजात सग्ाथेता यो वाष्यन्यो वीरतर' 
इति । कुछ विद्वानो का मत है कि नियुक्ता गाथा को भी उपोदाहत 
करते है । 'सोम ही हमारा राजा है और ये मानुषी प्रजा है ५ अविमुक्त 
चक्र तीर पर यह तुम्हारे लिए है, इपसे जिस नदी का उपवासिता होता 
है उसका नाम ग्रहण करता है । इसके उपरान्त ब्राहमण भोजन होता 
है ।।१७।। 


सोष्यन्तीमद्विरभ्युक्षति । एजतुदशमास्य इति प्राग्य- 
स्यैत इति । अथावरावपतनम्‌ । अवेणु पृर्निशेवलः शुने 
जरायतववे । नेव मासेन पीवरी न कस्मिश्चनायतन 
मवजरायुपद्यतामिति । जातस्य कुमार्स्याच्छिन्नाया 
नाड्या मेधाजननायुष्ये करोति । अनामिकया सुवर्णा- 
न्तहितपा मघुघृते प्राशयति घृत वा भूस्त्वाय दधामि 
भुवस्त्वयि दधामि स्वस्त्वयि दधामि भूभुव स्व सर्व 
त्वयि दधामोति । अथास्यायुष्य करोति । नाम्या दक्षिणो 
वा कर्ण “पाति अग्निरायुष्मान्त्स वनम्पतिभिरायुष्मा- 
स्तेन त्वाऽऽत्रुषाऽऽयृष्मन्त करोमि । साम आयुष्मान्त्सओो 
षधीभिरायुष्माम्तेनत्वाऽयुषाऽऽदृष्मन्तर रामि । ब्रह्मायु- 


पारस्करगृह्यसूत्र | [ २०३ 


ष्मत्तद्ब्राह्मणेरायुष्मत्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्त करोमि । 
देवा आयुष्मन्तस्ते5मृतेनायुष्मन्तस्तेन त्वा5ष्युषा5युष्मन्त 
करोमि । ऋषय आयुष्मन्तस्ते व्रतैरायुष्मन्तस्तेन त्वा 
ऽऽयुषाऽऽयृष्म त करोमि । पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधा- 
भिरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तक रामि । यज्ञआयु- 
ष्मान्त्स दक्षिणाभिरायुष्माम्तेनत्वायुषायुष्मन्त करोमि । 
समुद्र आउष्मान्त्स ख्रवन्तोभिरायुष्मास्तेन त्वायुषायुष्म- 
न्त करोमीत । त्रिखिस्त्र्यायुर्षामति च । स यदि काम- 
येत सवमायुरिया दिति वात्सप्रेणेनमाभमृशेत्‌ । दिवस्वप- 
रोत्येतस्यानुवाकस्योत्तमामूचप रिशिनष्टि प्रतिदिश पश्च 
ब्र ह्मणानवस्थाप्यब्रू यादिममनुप्राणितेति। पुर्वोत्र यारंप्रा- 
णेति । व्यानेति दक्षिण । अपानत्य पर । उदानद्युत्तर । 
समानेति पञ्चम उपरिष्टादवेक्षमाणा ब्रूयात्‌ । स्वय वा 
कुर्यादनुपरिक्राममविद्यमानेपु । स यस्मिन्दशेजातोभर्वात 
तम।भमन्त्रयते वेद ते भूमि हृदय दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌। 
वेदाह तन्मा तहिद्यात्पर्येम शरद शत जीवेम शरद 
शत शृणयाम शरद शतमिति । अथेनमभिमृशत्य- 
शमा भव परशुभव हिरण्यमस्ूत भव । आत्मा वें पुत्र- 
नामामिस जीव शरद शर्तामति । अथास्य मातर- 
मभिमन्त्रयते । इडाऽसि मेलावरुणी वीरे वारमजीज- 
नथा । सात्व वीरवती भव याऽस्मान्वीरवतोऽक्रर- 
दिति । अयास्प दक्षिण स्तन प्रक्षाल्य प्रयच्छतीम ` 
स्तनमिति । यस्ते स्तन इत्युत्तरमेताभ्याम्‌ । उदपात्र " 
शिरस्तानिदधाति । आपोदेवेषुजाग्रथयथादेवषुजाग्रथ । 
इवमस्या सूतिकाय सपुत्रकायाजग्रथइति । द्वा देशेस ति- 
कार्निमुपसमाधायोत्थानानात्सन्बिविलया फलोकरग 
मिश्रान्‌ सर्षपानग्नावावपति'शण्डामर्का उपवीर शौण्डि- 
केय उलूखल । मयम्लुचो द्रोणासइ्च्प्रना नइयतादित 


३८४ | [ पारस्करगृह्यसूत्र 


स्वाहा । आलिखन्ननिमिष कि वदन्त उपश्रृतिहुंयक्ष 
कुम्भीशत्रु पात्रपाणिनू माणिहन्त्रीमुख सर्णपारुणरुच्य- 
बनो नश्यतादित स्वाहेति। यदि कुमार उण्द्रवेज्ञा- 
लेन प्रच्छाद्योत्तरीयेण वा पिताञ्ड्ध आत्राय जपति 
कूकु र सुकुकु र कुकर रो बालबन्वन, । चेञ्च च्छुनक 
सुज नमस्त अस्तु सीसरा लपेतापह्वरतत्मत्यम्‌ यत्ते। दवा 
वरमददू स त्व कुमारमेव वा वृणी था । चेच्च च्छुनक 
सुज नमस्ते अस्तु सीसरा लपेतापह्वर तत्सत्यम्‌ । यत्त 
सरमा माता सीसर पिता व्यामशबलो भ्रातरो 
चेच्च च्छुनक सृज नमस्ते अस्तु सीसरो लपेतापह्वरेति। 
अभिमृशति न नामयति न रुदति न त्हष्यति न ग्लायति 
यत्र वय वदामो यत्र चाभिमृशामसोति ॥१५॥ 


सोष्यमान जलो से अभ्युक्षण करता है । 'एजतु दशमास्य” इत्यादि 
से ओर 'प्राग्यस्येत इति इन मन्त्री से अभ्युक्षण करना चाहिए । इसके 
अनन्तर अवैतु प्रश्नि शेवल ` शुने जराय्वत्तवे । नेव मासेन पीवरी न 
कस्मिश्चता यतन मवजरायु पञ्चताम्‌’ इति इस मन्त्र से अवरावयतन करे | 
जन्म ग्रहण कर लेन वाले कुमार की अविच्छिन्न नाडी मे मेधाजनन और 
आयुष्य करता है । शुवर्णन्तहिता अनमिक। अगुलि से मबु और घृत 
का प्राशन कराता है अथवा घृत का कराता है। निम्न प्रकार से 
महा व्याहृतियो स प्राशन कराना चाहिए श्ूस्त्वया दपामि-भुवस्त्वयि 
दधामि, स्वस्त्वयि दधामि-भूभु व स्व सर्व (वयि दधामि’ इति । इसके 
अनन्तर आयुष्य करता है । नाभि म अथवा दक्षिण काल मे यह निम्न- 
लिखित का जाप करता है-'अग्निरायुष्मान्त्म बनस्पतिभि रायुष्मास्तेन 
त्वाउप्युष्मन्त करोमि’ 'सोम आयुष्म।न्त्स ओषधीमि रायुष्मा स्तेन 
त्वायुषाऽयुष्यमन्त करोमि देव! आयुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्मस्तेन त्वाऽऽगरुषाऽऽ 
यृष्मन्त करोमि’ ¬ ऋषयआयुष्मत्त स्तेव्रत रायुष्मन्त स्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽ- 
मुष्मन्त करोमि” । 'पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्त स्तेन स्वाऽऽ- 


पारस्करगृह्यसूत्र ] ( ३८५ 


ध्युषाध्थ्यूष्मन्त करोमि यज्ञ आयष्मान्त्स दक्षिणाभि रायुष्मा स्तेन त्वा- 
&युष्मन्त करोमि' । समुद्र आयुष्मान्त्स खवन्तीभिरायुष्मास्तेन त्वाऽऽयुषा- 
अध्युष्प्त्त करोमि' इति अर्थात्‌ अग्नि आयुष्मान्‌ है और वह वनस्पतियो 
से ही आयुष्मान्‌ है उससे तुमको आयु से आयृष्मान्‌ करता हूँ। उपयुक्त 
सभी मन्त्रो का अथ समान-सा ही होता है केवल सोम ओषधियो से 
आयुष्मानु है-देव अमृत से आयृष्मान्‌ है--पितर स्वघाओ से आयुष्मान्‌ 
है-ऋषिगण ब्रतो से आयुष्मान है । यज्ञ दक्षिणाओ से आयूष्मान्‌ है । 
समुद्र स्रवन्तीयो से आयुष्मान्‌ है यही सबमे भिन्नता है । तीन-तीन बार 
आयुषम्‌ इति इसको कहे । वह यदि कामना करे तो “स्व॑मायुरियात्‌ 
इससे वात्सप्रेण्ण इसको अभिभृष्ट करे । 'दिवस्परीति' इस अनुवाक के 
उत्तमाऋचा को परिशिष्ट करता है । प्रत्येक दिशा मे ब्राह्मणो को अव- 
स्थापित करके 'इसको अनुप्राणिन करो-यह बोलना चाहिए । पूर्वे वाले 
को प्राण यहु बोलना चाहिये । दक्षिण दिशा मे जो ब्राह्मण अब स्थापित 
है उसको व्यावमह बोलना चाहिए । दूसरे को अपान-यह कहना चाहिए 
उत्तर मे स्थित को 'उदान'-कहदा चाहिये । समान-यह पाँचवा ऊपर 
से अवेक्षमाण होता हुआ बोले । अथवा अविद्यमान होने पर स्वय परि- 
क्राम को करना चाहिए । वह जिस देश मे समुत्पन्न हुआ होता है उसको 
अभिमन्त्रित करता है--बेद तेरी भूमि है । हृदय दिन मे है जो चन्द्रमा 
मे श्रित हे । वेदाह तन्मा तद्विधा त्यश्येव शरद शत जीवेम शरद शत 
म्युणुयाम शरद शतम्‌ यह अभिमन्त्रण का मन्त्र है । इसका अथ स्पष्ट 
है और पहिले भी बताया जा चुका है। इसके अनन्तर इसको अभिमृष्ट 
करता है--अएमा भव, परशुभंव, अस्त हिरण्यम भव अर्थात्‌ अश्म- 
त्पाषाण हो जाओ, परशु हो जाओ ओर हिरण्य हो जाओ आत्मा ही 
पुत्र नाम वाला है वह एक सौ वर्ष तक जीवित रहे । इसके अनन्तर 
इसकी माता को अभिमन्त्रित करता है ' अभिमन्त्रिण का मन्त्र यह है- 
“इडाउसि मेतावरुणी वीरे वीरमजीजनथा । सा त्व वीरमती भव 
याऽस्म'न्‌ वौरवतोऽकरदिति' तुम इडा हो मत्रावरुणी हो वीर मे वीर 
को समुत्पत्त करो ! वह तुम वीररती होओ जिसने हमको वीरवाचू 


३५६ ] [ पारस्करगृह्यसत्र 


क्रिया है इति' । इसके उपरान्त इसकै दाहिने स्तन को प्रक्षालित करके 
इस स्तन को देती हें इति । जो तुम्हारा स्तन है-यह इन दोनो से उत्तर 
देवे जल के पात्र को शिर पर रखता है । मन्त्र इस प्रकार से है-- 
आप अर्थात्‌ जल देवो मे जगते है जसे देवो मे जाग्रत होते है । इसी 
प्रकार से इस सपुत्रा सूतिका मे जाग्रत होते हैं। इति' । द्वार देश मे 
सुतिकानि का उपसमाधान कर उत्थान से सन्धि की दोनो वेलाओ मे 
फली करण मिश्रित सर्षेयो को अग्नि मे आवपन करता है। मन्त्र यह 
है जिससे आवपन किया जाता है-'शण्डामर्का उपवीर शोण्डिकेय उलु- 
खल । मलिम्लुचो द्रोणासश्चवनो नश्यतादित स्वाहा । 'आलिखन्न 
निमिष क्रि वदन्त उपश्च तिहयेक्ष कुम्भी शत्रु पात्र पाणि चृ मणिहन्त्री 
मुख सर्षेपारुणश्चयवना नश्यादित स्वाहा इति” । यदि कुमार उपद्रव 
करे तो जाल से प्रच्छादन करके अथवा उत्तरीय वस्त्र से प्रच्छादन करे 
फिर पिता अपनी गोद से उसको रखकर निम्न मन्त्रो का जाप करता 
है-कूकु र सुकूकुर' यत्र चाभिमृशामसीति ॥१८।। 


अथातो यमलजनने प्रायश्चित्त व्याख्यास्यामो यस्य 
भार्या गौर्दासी महिषी वडवा वा विकृत प्रमवेत्प्रा- 
यश्चित्ती भवेत्पू्णं दशाहे चतुर्ण क्षी रवृक्षाणा काषाय- 
सुपस ` इरेत्‌ प्लक्षेवटौदुम्ब राश्चत्थशमीदेवदारुगौरसष - 
पास्तेषामपो हिरण्य दूर्वाड कुपाञ्रपल्लवैरष्टो कलशान्प्र- 
पूय सरवोषधीभिदम्पती स्नापयित्वा आपो हिष्ठेति 
तृसृभि कयानङ्चित्र इति द्वाम्या पञ्चेन्द्रेण पञ्च 
वारुणेनेदमाप प्रवहतेत्यपाघामति स्नापयित्वाऽलकृत्य 
तौ दभषूण्वेक्य तत्र मारुत स्थालापाक श्रपयित्वाऽऽज्य 
भागाविष्टराऽऽज्याहुतीजु होति पूर्वोक्त स्नपनमन्त्रै स्थाली- 
पाकस्यजुहोत्यग्नयस्वाहा सोमायस्वाहा पवमानायस्वाहा 
पावकायस्वाहामरुतायस्वाहामारुतायस्वाहा यमायस्वाहा 
मरुद्भयऽस्तकायस्वाहा मृत्यवेस्वाहा ब्रह्मणेस्वाहा5्ग्नये 


पारस्करगृह्यसूद्न | | ३८७ 


स्विष्टकृते स्वाहेत्येतदेव गृहोत्पातेषुलुककपोतगुध्राः श्येनो 
वा गृह्‌ प्रविक्षेत्स्तम्भ प्ररोहेद्रल्मीक मघुजालवा भवेदुद- 
कुम्भप्रज्वलनासनशयनयानभङ्ग पुगृहगोधिकाकुकलास- 
शरीरसपंणे छत्रध्वजविनाशे सापे नऋते गण्डयोगेष्व- 
म्येष्वप्युत्पातेषु भूकम्पोल्कापातकाकसपंसगम प्रेक्ष णा- 
दिष्वेतदेव प्रायश्चित्त ग्रहशान्त्युक्तेव विधिना कृत्वा- 
ऽऽचार्याय वर दत्त्वा ब्राह्मणान्भोजयिस्वा स्वस्ति वाच्या- 
शिष प्रतिगृह्य शान्तिभवति शान्तिर्भवति ॥१९॥ 


इअक अनन्तर इसलिये यमल (जोडला) के जनन करने मे 
प्रायश्चित की व्याख्या करे गे । जिसकी भार्या गो--दासो--महिषी 
अथवा वडबा विकृत का प्रसव करे तो वह प्रायश्चित्ती होती है । जब 
दस दिन पूर्ण हो जाव तो चार क्षीर वृक्षो के अर्थात्‌ ऐसे वृक्षो के 
जिनमे दूध विद्यमान रहता है, काषाय का उपसहार करना चाहिए । 
प्नक्ष (पा्र।-वट (बड)-औदुम्बर (गूलर) --अश्वत्य (पीपल )--शमी 
(छौंकर) देवदारु और मौर सषय है उनका जल हिरण्य दुर्वाकुर-- 
आञ्ज पल्लवो से आठ कलशो को क्ररुरित करके और सर्वोषधियो से 
दम्पती पति-पत्नी} को स्नपन कराकर “आपोहिष्ठामयो भुय ” इत्यादि 
तीन मन्त्रो से “कयाबाश्चित्र” इन दो से, पाँच ऐन्द्र से-पाँच वारुण से 
थह भाप (जल) प्रवहन करे इति--इससे और अपायम्‌--इससे स्तपन 
कराकर तथा अलकृत करके उन दोनो को दभो पर उपविष्ट कराचे । 
वहाँ पर मारुत स्थाली पाक का हवन करके आज्य के दोनो भागो का 
इष्ट करके घृत की आहुतियो को हवन करता है! पूर्वोक्त स्नपन के 
स चो के द्वारा स्थाली पाक का हवन करता है । निम्व वचन बोलते हुए 
हवन करे--“अग्नये स्वाहा-सोमोय स्वाहा-पावमानाय स्वाहा-पावक'य 
स्वाहा-मरुनाय स्वाहा-मरुताय स्वाहा-मरूद्धघ स्वाहा-यमाय 
स्व"हाऽन्त काम स्वाहा-मृत्येव स्वाहा-ब्रह्मणे स्वाहा-अग्नये स्वाहा- 
स्विट क्रत स्वाह'-ये ही आहृतियाँ गुरे में उत्याते के होने पर उल्लू, 


३८८ | [ पारस्करगृह्यसूत्र 


कपोत गृध्र अथवा श्येन घर मे प्रवेश करे तब देवे उसका कुम्भ, 
प्रज्वलन, आसन, शयन, मान आदि के भद्ध हो जाने पर--मुह गाधिका, 
कुकलास शरीर सपंण मे--छत् और ध्वज वे विताश मे--साप मे 
नेऋ तयो--गण्डयोगो मे और अन्य अभ्युत्पातो मे--भूकम्प, उल्कापात, 
काक और सप के सङ्गम के देखने आदि मे थही प्रायश्चित्त गुहशान्ति मे 
उक्त विधि से करके आचार्य को वर देव और ब्राह्मणो को भोजन करा- 
कर स्वस्ति वाचन करना चाहिए । आशीष वचन का प्रतिग्रहण करके 
शान्तिभवति अर्थात्‌ शान्ति होती हे 11९1 


अथ यमलचरु मारुत व्याख्यास्यामो यस्य च यमलो 
पुत्रौ दारिका वा प्रजायेत पूण दशाहे चतुर्णावीरवृक्षाणा 
काषायमात्त्याश्वत्यप्लच्यग्राधोदुम्बराश्चत्वारोऽविघवा 
स्नापयति ब्रह्मचारिणोवा शुल्कवासस एन्द्री दिशमुदीची 
वा मङ्भल पूववाद्गायन्त्यो यमिलिनी स्नापयन्त्या- 
चाय स्नापयलि वसो पवित्रेण शतधारेण चाष्टभि कलशे 
स्नात्वाऽप्रतिरश्र जपेदिदमाप प्रवहतेति तो स्नापितो 
वर प्रयच्छत्यानड्ुहसातृम्यऽच हिरण्य वख्मेव परीतो- 
षण वाजेवाजेऽवत्तेति जपत्याघार मारुत चरु जुहोति 
मरुताय स्वाहा मारुताय स्वाहा मरुद्धघो विष्णवे प्रजा- 
पतये विइवेभ्यो देवेभ्योऽग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति प्राश- 
नान्ते शेष चरु गहांत्वाउश्वत्थ प्रदक्षिणी क्ृत्योपविशेत्त- 
देव तन्त्र ' समाप्य ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥२०॥ 
इसके अनन्तर यमल चरु मारत की व्याख्या करेगे। जिसके 
यमल दो पुत्र अथवा दारिका समुत्पन्न होवे तो दश दिन के परिपूर्ण हो 
जाने पर चार दूध वाले वृक्षो के कषाय को लाकर अशवत्य--(लक्ष-- 
-यग्रोब ओर ओदुम्बर के वृक्षो चारो को अविधवा अर्थात्‌ सौभाग्यवती 
नारियाँ होवे स्वपन कराता है अथवा ब्रह्मचारी शुक्ल वस्त्रधारी कराते 
है । ऐन्द्री दिशा अथवा उदीची दिशा मे मङ्ल गायन करती हुई 


पारस्करगुह्यसूत्र ] [ ३८९ 


यमलिनी को स्नपन कराती हैं-आचाये स्तपन कराता हे । वसु के पवित्र 
शतधार से और आठ कलशो के द्वारा स्वान करके अप्रतिरथ का जाप 
करे । “इदमाय प्रवहत” इति-इमसे वे दोनो म्नामित होवे वर का 
प्रदान करता है । और आनडुह मातृमण के लिये हिरष्य वस्त्र ही परी 
तोषण देवे । “बाजे टाजेऽवतेत” इति-इसका जप करता दै । अगर मारुत 
चरु का हवन करता हु 1 आहुतिया देने के मन्त्र निम्न हैं-“मरुताय 
स्वाहा-मारुताय स्वाहा-मरुद्य स्वाहा-विषणवे-प्रजापतये-विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो$ग्यये स्विष्ट कृते स्वाहा-इति । प्रान के अन्न मे शेष चरु को 
ग्रहण करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके उपविष्ट हो जावे। उसी 
तन्त्र को समाप्त करके इसके अनन्तर ब्राह्मणो भोजन कराना 
चाहिए ।२०। 


अथातो मूलविधि व्याख्यास्यामो मूलाशे प्रथमे 
पितुरनेष्टो द्वितीये मातुस्तृतीये धनधान्यस्य चतुर्थे कुल- 
शोकावह स्वय पुण्यभागी स्यान्मूलनक्षत्रे मूलविधान 
कुर्यात्सवौंषध्या सर्वंगन्धेश्च सयुक्त तत्रोदत्रुम्भ कृत्वा 
वस्त्रगष्धपुष्परत्नतसहित श्व तसिद्धाथंक्रुसुमादियुक्त 
कुर्यात्तस्मिन्र्द जपित्वा5प्रतिरथ राक्षोध्न सूक्त द्विती- 
योदकृम्भ कृत्वा चतुष्प्रख वणसयुक्त तस्मिन्नुपरिष्टा- 
न्मॅलानि धारयेद्द शपात्रेकृत्वा वस्त्रेबद्धा तस्मिन्प्रधानानि 
मलानिवक्ष्याम्यष्टादशमास हिरण्मयमूल सप्त धान्यानि 
प्रथमाकाध्मर्या सहदे व्यपराजित। बाला पाठा श्डपुष्पी 
अघोपृष्पी मधुयष्टिका चक्राङ्किता मयूरशिखा काकजद्धा 
कुमारीद्वय जीवन्त्यषामारगभृङ्ग राजलक्ष्पणा सुलक्ष्मणा 
जाती व्याश्रपत्रचक्रमद कसद्धे श्वरा अश्वत्थो दृम्बरपला- 
शप्लक्षवटाकदू वारोहितकशमीशतावयं इत्येवमादिमूल 
पुरयित्वा तस्मिन्रिषिद्धानि मूलानि वक्ष्यामि बेल्बधव- 
निम्बकदम्बराज बृक्षशालप्रियालुदधिकपित्थकोबिदार- 


३&० | [ पाररकरगृह्यसूत् 


इलेष्मातकबिभीतकशाल्मल्यरलुसवकण्टकी वर्जत वा भिषेर 
ककुर्यात्पितु. शिशोज नन्या देवस्य त्वेत्यौढुम्बर्यासन्दी- 
मुदगग्रामास्तुणाति । तत्रासीनान्त्सपातेनैकेनाभिषिश्वति 
शिरसोऽध्यनुलोम शिरो मे श्रीय श इति यथालिङ्गम- 
ङ्गानि समृशति । स्नात्वा तदूर्ध्द नेऋ त पायसंश्रप- 
यित्वा काइमर्यंमय खकस्रव प्रतप्य समसृज्या- 
वारब्ध आधारावज्यभागा हुत्वाऽसुन्वभ्तमिति 
न्वत्र स्धालीपाकेन जुहुयात्पच्चदशाज्याहुती- 
इचतुगृ हीतेन जुहोति कृशुष्व पाज इति पञ्च 
मा नस्तोक इति द्वं या ते रुद्र शिवा तनूरिति 
षडमी रक्षा सि सेधति शुक्रज्योतिरमत्यं शुचि 
पावक इडथ इति त्वन्न सोम विश्वतो रक्षा 
राजन्नघायतो न रिष्ये त्वावत सखेति स्विष्टकृदादि 
प्राशनान्ते कृष्णा गो कृष्णाइच तिला हेम- 
मयमूल सप्तधान्यसथुक्तमाचार्याय वर दद्याष्कृष्णो- 
ऽनडावाब्रह्मणो दद्यान्नक्षत्रसूचकेभ्यो वा वासो 
दद्यादन्येम्यो ब्राह्मरोभ्य सुवर्ण दद्यात्पायसेन 
ब्राह्मणान्भोजयेत्सापदं वते गण्डजातानामेष एव 
विधि, कात्यायनेनोक्त. । कृते शान्तिर्मे 
वतीति ॥ २१ ॥ 


इसके अनन्तर इससे मुलविधि की व्याख्या करे गे मुलाश मे प्रथम 
मे पिता को नेष्ट होता हे दसरे, मे माता का नेष्ट है-तीबरे अस 
मे धन-धान्य को नेष्ट होता है-चोथे अर मे कुल को शोक का देने वाला 
होता है । स्वय पुण्यभागी होता ह । भूल नक्षत्र मे मूल का विधान 
करना चाहिए । सर्वीर्षाध से और सव गन्धो से सयुक्त वहाँ पर जल के 
कुम्भ को करके फिर उसको वस्न, गन्ध, पुष्प, रत्न से सहित तथा श्वेत 
सिद्धार्थ, कुसुम प्रभृति से युक्त करके उसमे “हरि3% नमस्ते रुद्र मन्य 


पारस्करगृह्मसूत्र ] [ +९१ 


बऽउतोतरषवे नम ” इत्यादि रुद्रं का जाप करे 1 अप्रतिरथ रक्षोघ्न सूक्त 
को जपे द्वितीय उपकुस्भ को करके चार ब्रतवणो स सयुक्त करे। उब 
पर ऊपर मूलो को धारण करना चाहिए । वश पात्र मे करके वस्व 
मे बाँचकर उसमे प्रधान मूलो को बतलाते है । अष्टादश मास हिरण्मय 
मूल को, सात धान्य प्रथम काश्‍मर्या-सहदेबी-अपराजिठा, बाला, पाठा, 
शद्धपुष्पी, अधोपुष्पी, मधुमष्टिका, चर्क्राद्धता, मयूर, शिखा, काकजद्धा, 
दोनो कुमारी, जीवम्ती, अपामार्य, भृङ्गराज, लक्ष्मणा, सुलक्ष्मणा, जाती, 
च्याघ्रपत्र, चक्रमद, कसद्धे शवर, अश्वत्थ, उदुम्बर, पलाश, प्लक्ष, वट, 
अर्क, दूर्बा, रोहितक, शमी, शतावरी-इत्येव आदिमून को पूरित करके 
रखे । उसमें जो मूल निषिद्ध है उनको बतलायेगे । बे निषिद्ध ये है- 
विल्व-धव~-निम्ब-कदम्ब=राजवृक्ष-शाल --प्रियालु--द्धि--कपित्य — 
कोविदार--श्लेष्मातक--बिभीतक--शाल्मति--अरलु और सर्वकण्टकी 
इनको वर्जित कर देवे । वहाँ पर अभिषेक करना चाहिए । शिशु के 
पिता ओर जननी को देव के समीप मे आकर औदुम्बर्या सन्दी को मुदग 
ग्रामा आस्तरण करता है । वहाँ पर बेरे हुए इनको एक सम्पात के द्वारा 
अभिषिञजन करता है ।“"शिरसोऽध्यचु लोम शिरो मे श्रीयंश इति 
“इससे य्थालिङ्ग अङ्को को समृष्ट करता है । स्नान करके उसके आगे 
नऋ त पायस का हवन करे । काश्मय मय स्रक्‌ सूक को प्राप्त करे "कर 
समृष्ट करे | अन्वारब्ध आघारावा ज्यके दोनो भागो का हवन करके 
“असुन्वन्तम्‌-इति’” इससे चार स्थालीपाक के द्वारा हवन करना 
चाहिए । पन्द्रह घुत की आहुतियाँ चतुगहीत के द्वारा हवन करता है । 

“कृणुष्व पाज” इति--ये पाँच “मानस्तोक इति” ये दो “भाले रुद्र 
शिवा तनुरिति” ये छै । “अग्नी रक्षासि सेधति शुक्रज्योतिरमत्यं शुचि 

पावक ईड्य इति” “त्वन्न सोम विश्वतो रक्षा राजन्न घायतो नरिष्ये 
त्वायत सखा” इति-इससे स्विष्ट कृद आदि का इवन करे । प्राशन के 
चन्त मे कृष्णा गौ ओर काले तिल, हेममय मूल, सात धान्यो सयुत करने 
अपने आचार्य के लिये वर (दान) देना चाहिए । कृष्णवर्ण वाला 
भनड्वान किसी ब्राह्मण के लिये दान मे देना चाहिए। जो नक्षत्र सूत्र 


३९२ ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


थर्थात्‌ राशि गृहादिवता ने वाले हो उनके लिये अथवा वस्त्र देना चाहिए । 
अन्य ब्राह्मणो के लिये सुवण का दान देना चाहिए । पायस (खीर) के 
द्वारा ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए । सापे दैवत मे गण्डजातो की 
यह ही विधि होती है ओर इसको कात्यायन ऋषि ते कहा है। इसके 
करने पर मूल की शान्ति हो जाती है।२१। 


दशस्थामुत्याप्य ब्राह्माणान्भोजयित्वा पिता नाम 
करोति । द्वचक्षर चतुरक्षर वा घोषवदप्द् 
म्तरन्त स्थ दीर्घाभिनिष्ठान कृत कुर्यान्न 
तद्धितम्‌ । अयुजाक्षरमाकारान्तः स्त्रिये तद्धितम्‌ । 
शमं ब्राह्मणस्य वम क्षत्रियस्य गुप्नेति 
वेश्यस्य । चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका । सूय 
दीक्षयति तच्चक्षुरिति ॥ २२ ॥ 
दशमी मे उठाकर ब्राह्मणो को भोजन करवा कर पिता नाम करण 
करता है । दो अक्षरो वाला अथवा चार अक्षरो वाला आदि अन्त और 
मध्य से घोष प्रयत्नवाला दीर्घाभिनिष्ठात किया हुआ करना चाहिये 
तद्धित नही है । अयुजाक्षरो वाला और आकार जिस कै अस्तमे हो 
«ऐसा नास स्त्री के लिए हितकर होता है । ब्राह्मण के नाम के आगे 
“शर्मा” क्षत्रिय के नाम के आगे “वर्मा” और “नुप्ता”--यह वेश्य के 
नाम के आगे होना चाहिए शिशु के जन्म के चौथे मास मे घर से 
बाहिर निष्क्रमणिका अर्थात्‌ निकालने का काय करना चाहिए ।“तञ्चश्षु ” 
इत्यादि मन्त्र के द्वारा सूर्य्यं देव को दिखनाया जाता है । २२ । 


घ्रोष्येत्य गृहानुपतिष्ठते पूववत्‌ । पुत्र दृष्टा 
जपति । अङ्गादद्गात्सभवसि हृदयादधि 
जायसे । आत्भा वे पुत्र नामासि स जीव शरद 
शतमिति । अथास्य सूर्द्धानमवजिधति । प्रजाप- 
तेष्टवा हिकारेणावजिघ्रामि सहस्रायुषाऽमौ जीव 
शरद शतमिति । गवा त्वा हिकारेणेति 


पारस्करगृह्यसूत्र | [ १९३ 


च त्रिदक्षिणो$स्य कर्णे जपति” ! अस्मे 
प्रयन्धि मघवन्तृजीषिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य 


भूरे । अस्मे शतः शरदो जीवसे घा 
अस्मे वोराळ्छश्वत इन्द्रनिप्रिन्निति । इन्द्र 
श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दक्षाम्य 
सुभगत्वमस्मे । पोषः रयीणामरिष्टि तनूना 


स्वात्मान वाच सुदिन त्वमहनामिति सव्ये 
स्त्रिये । तु मूर्द्धानमेवावजिघ्रति तूष्णीम्‌ ॥ २३ ॥ 


बाहिर ले जाकर पुन गृहो मे आकर पूर्वे की ही भाँति उपस्थित 
होता है । अपने पुत्र को देखकर 'अङ्गा दद्धात्सम्भवसि हृदयादधि 
जायसे । आत्मा बे पुत्र नामासि स जीव शरद शतम्‌” अर्थात्‌ अङ्भ- 
अङ्ग से मम्भूत होता है और हृदय से अघिजात होता है। आत्मा ही 
पुत्र नाम वाला है वह सौ वष तक जीवित रहे-इस मत्र का जाप 
करता हे । इसके अनन्तर इस नवजात शिशु के मर्दा का अवधाण 
करता है अर्थान्‌ सू घता है । "प्रजापति का यजन करके हिकार से 
अवध्याण करता हूँ । सहस्रायु से यह जीवित रहे और सौ वर्ष पर्यंत 
जीवे” इम मत्र को जपे। और गत्रा त्वा हिंकारेण --इति-इस मन्त्र 
से तीन बार इसके दाहिने कान मे जप करता है । मन्त्र यह है--' अस्मे 
प्रयन्धि भघवन्नुजी धिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरे । अस्मे शत शरदो 
जीवसे धा अस्मे वीराञ्छइवत्त इद्र शिप्रिन्निति-“इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
घेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्व मस्मे । पौष ˆ र्योणामारिष्टि तनन स्वा- 
त्मान वाच सुदिन त्वमह्वामिति' इन पन्त्रो को सब्यकाल मे जपता 
है । स्त्री के लिये तो केवल मूर्धा का ही मोन रहते हुए अवघण करता 
है। २३ । 


षष्ठे समासेऽन्नप्राशनस्‌ । स्थालीपाक श्रपयित्वा- 
ऽऽन्यभागाविषट्राऽऽज्या हुतीजु होति देवी वाच- 
मजनयन्त देवास्ता विश्वरूपा पशवो 


३९४ | [ पारस्करगुहयसूत्र 


वदन्ति । सा नो मन्द्रषमूज' दुहाना धेनुर्वाग- 
स्मानुप सुष्टुततु स्त्राहेति । वाजो नो अद्येति 
च द्वितीयाम्‌ । स्यालोगाकस्प जुहोति प्रारोनान्न- 
मशीय स्वाहाऽपानेन गन्धानशीय स्वाहा चक्ष्‌ षा रूपाए- 
यशीय स्वाहा श्रोत्रेण यशोऽशीय स्वाहेतिप्राशनान्ते 
सर्वानृसान्सर्वमन्नमेकत उद्ध ष्याथेन प्राशयेत्‌ । तूष्णीः 
हन्तेति वा हण्तकार मनुष्या इति श्रृते । भारद्वाज्या 
मा सेन वाकप्रसारकामस्य ।कपिञ्जलमा सेनान्नाद्यकाम- 
स्य । मत्स्येज वनकामस्य । कृकषाया । आयुष्यकामस्य । 
आट्या ब्रह्मवचसकामस्य । सर्वे सवकामस्य । अन्नपर्याय 
वा ततो ब्राह्मणभोजनमन्नपर्याय वा ततो ब्राह्मण- 
भोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 


नवजात शिशु के छटवे मास मे अन्न प्राशन सस्कार कराना चाहिए 
चाहिए अर्थात्‌ आरम्भ मे अन्न खिलावे । स्थाली पाक का श्रवण (हवन) 
करके आज्य भागो को इष्ट करके आज्य (घुत) की आहुतियो से हवन 
करता है । मन्त्र यह है - “देवी व'चपजनयन्त देवास्ता विश्वरूपा यशवो 
वदन्ति । सानोमन्ट्र पपुर्ण दुहाना धेनुर्वाग स्मानुय सुष्टुतैतु स्वाहा ” 
इति। वा जो नो अद्य “इति--इससे द्वितीय आहुति देवे । स्थालीपाक 
का हुवन करता है--''प्राणिनाज्ज मशीय स्वाढा-अपानेन गन्धानशीय 
स्वाहा-वक्षषा रूपाण्यशीय स्वाहा-श्रोत्रेण यशोऽशीय स्वाहा” इन मन्त्रो 
को बोलकर प्राशन के अन्त मे सब रसो सम्पूर्ण अन्न को एक बार 
उठाकर इसको खिला देना चाहिए ! अथवा “तूष्णी हन्ता” इति-इससे 
“हुन्तकार मनुष्या” इति -श्रुति से करे । व्याक्‌ के प्रसार की कामना 
का भारद्वाज्य मास के द्वारा--अश्नादय कामना का कपिञ्जल मास के 
द्वारा -जवन कामना का मत्स्यो के द्वारा-आयुष्कामना का कृकषाय 
के लिए अथवा अन्त पर्याय के लिये । इसके भनन्तर अन्नपर्याय के लिये 
ब्राह्मणो को भोजन करावे ।२४। 


न त तल नत भन्या 


पारस्करगृह्यसूत्र | ३९५ 


द्वितीय काण्ड 
सावत्सरिकस्य चुडाकरणस्‌ । तृतीये वाऽ्रतिहते। 
षोडशवषस्य केशान्त । यथामङ्भल था सर्वेषाम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयितवा माता कुमारमादायाप्लाव्याहते 
वाससी परिधाप्याइक आधाय पश्चादग्नेर्पविशति । 
अन्वारब्ध आज्याहु त्वा प्राशनान्ते शीतास्वप्सूष्णा 
आसिञ्चत्युष्णोन वाय उदकेनेहयदिते केशान्वपति। 
केशइमश्िति च केशान्ते । अथात्र नवीनीतपिण्ड 
घृतपिण्ड दध्नो वा प्रास्यति । तत आदाय दक्षिण 
गोदानमुन्दति । सवित्रा प्रसूता देव्या आप उन्दन्तु 
ते तनू दीर्घायुत्वाय वर्चस इति । त्येण्या शलल्या 
विनीय रीण कुशतरुणान्यन्तदधात्योषध इति « 
शिवो नामेति लोहक्षरमादाय निवरतेयामीति 
प्रवपति येनावपत्सविता क्ष रेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य 
विद्वान्‌ । तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्यायुष्य जरदष्टिय- 
थासदिति । सकेशानि प्रच्छिद्यानडुहे गोमयपिण्डे 
प्रास्यत्यत्तरतो ध्ियमारो । एव द्विरपर नूष्णीम्‌ । 
इतरयोइ्चोन्दनाद । अथ पइ्चात्त्र्यायुषमिति । 
अथोत्तरतो येन भुरिइचरा दिव ज्योक्‌ च पश्चाद्धि 
सूर्यम्‌ । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय 
सुर्लोक्याय स्वस्तय इति । त्रि क्रु'ण शिर प्रदक्षिण 
परिहरति समुख केशान्ते । यत्क्षुरेण मज्जयिता 
सुपेशसा वप्त्वा वा वपति केशॉद्छिन्धि शिरो 
माऽस्यायु प्रमोशी । मुखमिति च केशान्ते । 
ताभिरद्धि" शिर समुद्य नापिताय क्षुर प्रयच्छति । 
अक्षण्वन्परिव्रपेति । यथामङ्ल केशशेषकरणम्‌ । 
अनुगुप्तमेतत सकेश गोमयपिण्ड निधाय गोष्ठे 
पल्वल उदकान्ते वाऽऽचार्याय वर ददाति । गा 


३९६ | [ पारस्करगृद्यसूत्र 


केशान्ने । सवत्सर व्रहाचयंमवपन च केशान्ते 
ढादशरात्र षडात्र त्रिरात्रमन्तत ॥ १ ॥। 
एव सम्वत्सर का जब बालक हो जावे तो उस समय मे चूडाकरण 


सस्कार करना चाहिए अथवा अप्रतिहत तीसरे वर्ष मे करे । सोलह वर्ष 
का केशान्त होता है । अथवा जिस रीति से मङ्गल होता हो सब का 
करे । ब्राहमणो को भोजन कराकर बच्चे की माता कुमार को लेकर 
आप्लावन करे और नुतन वस्त्र का धारण कर गोद मे बालक को लेकर 
पीछे अग्नि के उपविष्ट होती है । अन्वारब्ध आहुतियो का हवन करके 
प्राशन के अन्त में शीतल जलो मे उष्णो का आपिञ्चन करती है अथवा 
उष्ण उदक से यहाँ पर उदित होने पर केशो का वपन करती है । 
इति । ' केशश्मश्च एच” इससे केशान्त मे करे । इसके अनन्तर नवनीत 
(मक्खन) का पिण्ड-घुन का पिण्ड अथवा दधि का पिण्ड का प्राशन 
कराती है । इसके अनन्तर लेकर दक्षिण गो दान देता है । “सवित्रा 
प्रसूता देव्या आप उन्दन्तु ते तनु दीर्घायुत्वाय वचम”' इति अर्थात्‌ सविता 
के द्वारा समुत्पन्न दवी जल उन्दन करे | तेरा तनु दीर्घायुत्व और वचसे 
के लिये हो--इस मन्त्र से करे । त्रेण्या शलल्या से निनयन कर “तीन 
तरुण कुशो का ओषध मे अन्तर्धान करता है” इति । “शिवोताम” इससे 
लौह के क्षुर (उस्तरा) को लेकर “निवेतयामि?'-इससे प्रवणत करता 
है। जिसके द्वारा अर्थात्‌ क्षुर के द्वारा सविता ने सोम राजा के और 
विद्वान्‌ ने वरुण का वपन किया था । उससे ब्रह्मा का वपन करे । यह 
इसका जिमसे अयुष्य गौर जरदष्टि हो जावे । केशो के सहितो का 
प्रच्छादित करके आनडुह गोमय पिण्ड पर उत्तर की ओर ध्रियमाण पर 
बेठता है । इस प्रकार से दो बार चुपचाप अपर झरे | इतरो का उन्द- 
नादि करे । इसके अनन्तर पीछे “त्र्य।युषस्‌ इति करे। इसके अनन्तर 
उत्तर की ओर “येन भूरिश्‍्चरा दिव ज्योक्‌ च पश्चाद्धि सुय्यम्‌ । तेन ते 
वयामि ब्राह्मणा जीवा तवे जीवनाथ सुश्लोक्र्याय स्वस्तये” इति इस 
मन्त्र से वपन करे । तीन बार क्षुर के द्वारा शिर को प्रदक्षिण मे परिहरण 
करता है । समुख मे केशान्ते सेशस मर्जेन करने काले जिस क्षुर से वपन 


पारस्करगृहृयसूत्र ] [ ३९६ 


करके अथवा वपत करता हे । ' केशो को काटो, शिर को मत छेदन 
करो । इसको आयु का प्रमोषी मुख ह “इससे केशान्त मे करे। उन 
जलो से शिर को सभुद करके नापित के लिये क्षुर देगा है , * अक्षण्वन्य 
श्वियेति इस मन्त्र से देवे । फिर मङ्जल के अनुसार केशो का शेष 
करण होता है । इस अनुगुप्त से केश गोमय पिण्ड को रखकर गोष्ठ मे-- 
पल्वल मे अथवा उदक्रान्त मे आचा के लिये वर होता है । केशान्त मे 
गो देवे । एक सम्वत्सर तक ब्रह्मतरय रख --अवपत केशान्त मे करे। 
बारह रात्रि तक-छै रात्रि पयन्त और अत म तीन रात्रि पयन्तरक्खे ।१। 
अथ कणवेधो वर्ष तृतीये पञ्चमे वा पृष्येन्दुचित्राहरि- 
रेवताषु पूर्वाह्णे कुमारम्य मधुर दत्त्वा 
प्राइ मुखोपविष्ठस्य दक्षिण कणमभिमन्त्रपते भद्र 
कर्णेभिरिति सव्य वक्ष्यन्तीवेदिति चाथ भिन्द्यात्ततो 
ब्राह्मणनाजनस्‌ ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर कर्ण वेध मस्कार तोसरे वष मे अथवा पाववे वर्षा 
मे पुष्येन्दु चित्राहरि रेवती नक्षत्रों में दिन के पूव भाग मे कुमार को 
कुछ मधुर पदार्थ देकर पूव की ओर मुख करके उपविष्ट के दाहिने कण 
को भद्र कणान इससे अभिमन्त्रित करता है और “सव्य वक्ष्यती 
वेदिति’ इससे इसके उपरान्त भेदन करना चाहिय । इसके अनन्तर 
ब्राहमणो को भोजन करावे ।।२।। 
अष्टवष ब्राह्माणमुपनयेद्गर्भाष्मे वा । एकाद- 
शवर्षे राजन्यस्‌ । द्वादशावष वश्यम्‌ । यथामङ्कल 
वा सवेषाम्‌ । ब्राह्मणान्भोजयेत्त च पयुप्तशिर- 
समलक्कृतमानयन्ति । पञ्चादग्नेरवस्थाप्य ब्रह्मचय- 
मागाार्मात वावयति ब्रह्मचायंसानीति च । अथेन 
वास परिधापयति येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वास पयदधाद- 
मृतस्‌ । तेन त्वा पारदधाम्यायुषे दीर्घायुतवाय 
बलाय वचस इति । मेखला बध्नीते । इय 
दुरुक्त रपारबाधमाना वण पवित्र पुनती म 


३९८ | [ पारस्करगृह्यसूत्र 


आगात्‌ । प्राणापानाम्या बलमादधाना स्वसा देवी 
सुभगा मेखलेयमिति । युवा सुवासा परिवीत 
आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमांन । त घीरास 
कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त इति वा। 
तुष्णी वा । अत्र यज्ञोपवीतपरिधान ( यज्ञोपवीत 
परम पवित्र प्रजापतेयत्सहज पुरस्तात्‌ । आयुष्यः 
मग्रय प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीत बरूमस्तु 
तेज ॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञम्य त्वा यज्ञोपवीतेनो 
पनह्यामीत्यथाजिन प्रयच्चति मित्रस्य चक्षुद्ध रुण 
बलीयस्तेजो थशस्विस्थवर समिद्धम्‌ । अनाहनस्य 
वसन जरिष्णु परीद वाज्यजिन दधेऽहमिति ) 
दण्ड प्रयच्छति । त प्रतिगृणाति । यो मे 
दण्ड परापतद्व हायसोऽधि भूम्याम्‌ । तमह पुन- 
रादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसायेति । दीक्षावदेके 
दीर्घसत्रपेतीति वचनाए । अथास्याद्धिरञ्जलिना- 
ऽञजलि पूरयति आपो हिष्ठेति तिसृभि ! अथेन- 
सूयमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति । अथास्य दक्षिणा 
समधिहृदयमालभते । मम व्रते ते हृदय दधामि 
मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु । मम वाचमेकमना 
जुषस्व बृहस्पतिष्ट्रा नियुनक्तु मह्यमिति । अथास्य 
दक्षिण हस्त गृहीत्वा आह को नामासीति ।असावह भो 
इति प्रत्याह । अथंनमाह कस्य ब्रह्मचाय सीति । 
भवत इत्युच्यमान इन्द्रस्य ब्रह्मत्रायं स्यग्तिराचाय- 
स्तवाहमा वारय स्तवामाविति ।अयैन भूतेभ्य परिददाति 
प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय त्वा सवित्रे 
परिददाम्यद्भ्पस्त्वोषधीस्य परिददामिद्यावापृथि- 
वीभ्या त्वा परिददामि विश्व भ्यस्त्वादेवेम्य परिद 


पारस्करगृह्यसूत्र ] [ ३६६ 


आठ वर्ष का जब ब्राह्मण का कुमार हो उस समय में उसका 
उपनयन सस्कार करा देना चाहिये अथवा गर्भ से आठवे वर्ष मे करा 
देवे । ग्यारहवे वर्षा मे क्षत्रिय का तथा द्वादश बषः मे वेश्य का उप- 
नयन करा देना चाहिए । अथवा जमा भी मञ्चल हो सब वर्णों का करा 
देवे । ब्राह्मणो का भोजन करना चाहिये और उस कुमार को पयु मत 
शिर वाले को अलकृत करके आनयन करते हैं। पीछे अग्नि के अव- 
स्थापित करके 'ब्रहमचये मागामिति इसका वाचन करता है और 
'ब्रमचायं सानिति' इसका वाचन करता है। इसके अनन्तर इसको 
येने द्राय वृहस्मतिर्वाम पर्यदधादमृतम्‌ । तेन स्त्रा परिदधाम्यायुषे दीर्घा- 
युत्वाय बलाय वचसे’ इस मन्त्र क द्वारा वस्त्र का परिधायन करता है। 
मेखला को धाँघला है । मेखल बन्धन का मन्त्र यह है--“इय दुरुक्त 
परिबाधमाना बर्ण पवित्र पुनतीम आगात्‌ । प्राणापानाभ्या बलमादधाना 
स्वसा देवी सुभागा मेखलेयमिति' क्षथवा 'युवा सुवासा परिवीत आगात्स 
उ श्रोयात्भत्रति ज यमान । त धीरास कवय उच्चयन्ति स्वाध्यो मनसा 
देरयन्त इति’ इस मन्त्र से करे । अथवा कोई मन्त्र का वाचन न कर 
मौन ही होकर करे । यहा पर यज्ञोप त का परिधान करे । यज्ञोपवीत 
के परिधान का मन्द्र यह है -'यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेयंत्सहज 
पुरस्तात्‌ । आयुष्य मग्रय प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज ' । 
यज्ञोपवीत हो, यज्ञ का तुमको यज्ञोपवीत के द्वारा उपनयन करता हु-- 
इससे इसके उपरान्त अजिन होता है । "मित्रस्य चक्षुद्ध रुण बलीयस्तेजो 
यशस्बि स्थविर समिद्धम्‌ । सनाहनस्य वसन जरिष्णु परीद वाज्यजिन 
दधेऽहम्‌ इति’ इससे दण्ड देता है । उसको प्रनिग्रहण करता है । 'योमे 
दण्ड परापतद्वौ हायसो ऽध भूम्याम्‌ । तमह पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्म- 
बचसायेति’ मन्त्र यह है । कतिपय विद्वानो का मत है दीक्षा के समान 
दीघसत्रमुपैती--इस वचन से करे । इसके पश्चात इसकी अञ्जल को 
जनो से अञ्जलि के द्वारा पुरित करता है। 'आपो हिष्ठा मयोभुव । 
इत्यदि तीन मन्त्रो के द्वारा इसके उपरान्त 'तच्चक्षु ' इस मन्त्र से इसको 
सूर्य का उद्वीक्षण कराता है । इसके अनन्तर “मम व्रते ते हृदय दधामि 


४०० ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


मम चित्तमनु चित्ते ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व वृहस्पतिष्ठा 
निपुनक्नु मद्यम्‌' इम मन्त्र से इसके दक्षिणा _ समावि हृदय का आल- 
भन करता हे । इसके अनन्तर इसके दाहिने हाथ को ग्रहण करके 
को नामासि' अर्थात्‌ क्सि नाम वाला है-यह कहता है । 'असावह भो' 
अर्थात्‌ मै यह ह-यह प्रत्युत्तर देता हे । इसके उपरान्त इससे कहे 
किसके ब्रह्मचारी हो । मै आपका ह ब्रह्मचारी हुँ--ऐसा प्रत्युत्तर देने 
पर इन्द्र के ब्रह्मवारी हो, अग्नि तुम्हारा आचार्यं हे और तुम्हारा मै 
आचाय हू, तुम्हारा यह है इति । इसर्क उपरान्त इसको भूतो के लिये 
परिटाच करता रे। मत्र ये वै. “पजापतये त्या परिददामि हे 


पारस्करगृह्यसत्र ] [ ४०१ 


इससे समिधा लाओ। इसके अनन्तर इस कुमार ब्रह्माचारी के लिए 
अग्नि के उत्तर मे सावित्री का अवुकथन करे । प्रत्यड मुख होकर 
डपविष्ट के लिए--उपसन्त, समीक्षमाणे, समीहित के लिए सावित्री देवे । 
कतिपय मनीषीगण यह कहते है कि दक्षिण की ओर स्थित समासीन को 
देना चाहिए । पच्छ अद्ध ऋचा का अश भौर सर्वा को तृतीय के द्वार! 
अनुवर्तन करता हुआ करे | सम्बत्सर मे- षाण्मास्य मे, चौबीस दिन मे, 
बारह दिन मे, छे दिन मे, तीन दिन मे, अथवा तुरन्त ही गायत्री को 
ब्राह्मण के लिये 'आग्नेयो वे ब्राह्मण इस श्रृति के वचन से बोल देना 


४०२ | । पारस्कगृह्यसूत्र 


च म आप्यायन्ता वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्र यशो बलमिति 
त्र्यायुबाणि करोति भस्मना ललाटे ग्रीवाया दक्षिणोऽ से 
हृदि च त्र्यायुषमिति प्रतिमन्त्रम्‌ ) ॥ ५ ॥ 


इसके अनन्तर समिधाओ का आधान होता है। अग्ने सुश्रव 
सुश्रवस मा कुर । यथा त्वमग्ने सुश्रव सुश्रवा अस्येव मा , सुश्रव 


सौश्रवस कुरु । यथा त्वमग्ने देवाना यज्ञस्य निधिपा अस्येयमह मनुष्याणा 
वेहिच्श सिशिपों अग्गास रस ससख को वोलकर दाथ से अगिन का परि» 


पारस्करगृह्यसूत्र | [ ४०३ 


3 
अत्र भिक्षाचयचरणम्‌ । भवत्पूर्वा ब्राह्मणो भिक्षेत । 
भवन्मघ्या राजन्य । भवदन्त्या वेश्य । तिखरोऽप्रत्या- 
ख्यायिच्य । षड झादशापरिमिता वा । मातर प्रथमा- 
सेके । आचार्याय भैक्ष निवेदयित्वा बाग्यतोऽह शेष 


२०४ ] [ पारस्करगृह्यसूष् 


< 


साविश्रीका भवन्ति। नेनानुपनयेयुर्नाघ्यापयेयुन याजः 
येयुन॑ चेभिव्यवहरेयुः । कालातिक्रमे नियतवत्‌। 
बिपुरुष पतितसावित्रीकाणामपत्ये सस्कारो नाध्यापन' 
च । तेषा” सस्कारेप्सुर्व्रात्यस्तोमेनेष्ट वा काममधीयी- 
रम्व्यवहार्या भवन्तीति वचनात्‌ ॥ ६ 


इसके अनन्तर भिक्षाचरण के विषय मे बतलाया जाता है । ब्राह्मण 
वर्ण का ब्रहमचारी जब भिक्षाचरण करने जावे तो भवत्‌ शब्द का पूर्व 
मे प्रयोग करे अर्थात्‌ भवति । भिक्षा देहि, ऐसा कहे और भिक्षाचरण 
करे । जो क्षत्रिय वर्ण का ब्रह्मचारी होवे तो उसको भवत्‌ शब्द का 
प्रयोग करना चाहिए । यदि वश्य वर्ण का ब्रह्मचारी होतो उसको भवत्‌ 
शब्द का प्रयोग अन्त में करना चाहिए । इस प्रयोग से ही यह प्रतीत हो 
जाता है कि किस वर्ण का ब्रह्मचारी भिक्षाचरण कर रहा है। तीनो ही 
वर्णों के ब्रह्माचारी भिक्षा देने के योग्य है । इनमे किसी का भी प्रत्याख्यान 
नही करना चाहिए । षट्‌ अथवा द्वादश परिमिता होवे । कुछ विद्वानों 
का मत है प्रथमा भिक्षा माता को लाकर देनी चाहिए । अपने आचार्य 
के लिये भिक्षा का निवेदन कर देवे और मोन होकर दिन के शेष तक 
स्थित रहे-ऐसा कुछ विद्वानो का मत हे । आदि होता हुआ अरण्य से 
ममिघा का आहरण करके उस अग्नि मे पूर्वं की ही भाति आधान करके 
वाणी का विसृजन करता है-भूमि पर नीचे शयन करने वाला ओर 
अक्षराल वर्ण का अशन करने वाला होना चाहिये । ब्रह्माचारी को दण्ड 
को धारण करना-अग्नि का नित्य नियम से परिचरण करना-अपने गुरु- 
देव की सेवा--सुश्रषा करना और भिक्षाचरण करना चाहिये । उपवीती 
ब्रह्मचारी को मधुमास --मञ्जन-ऊपर (ऊ चा) आसन-स्त्री गमन- 
अनृत-अहसाहान इन सबको वर्जित कर देना चाहिये । अडतालीस वर्षो 
पर्यन्त वेद ब्रह्मचयं का समाचरण करे | अथवा बारह बारह वषं प्रत्येक 
वेद मे लगावे । अथवा जितने समय मे भी वेदो का ग्रहण होवे तब तक 
करना नाहिए ब्रह्मचारी के धारण करने के लिये सरके वस्त्र और 


थारस्करगृह्यसूत्र ] [ ४०५ 


क्षोभ वस्त्र तथा आविक वस्त्र होने चाहिये । ब्राह्मण वर्ण के ब्रहमचारी 
का उत्तरीय वस्त्र ऐणेय अजिन होना चाहिए । क्षत्रिय का उत्तरीय रौरव 
अजित अर्थात्‌ रुरु का चमं होना चाहिए । वश्य का उत्तरीय वस्त्र अर्थात्‌ 
शरीर पर ऊपर ओढने का वस्त्र बकरी का अथवा गो का चर्म होना 
आहिये। अथवा त होने पर समी का उत्तरीय वस्त्र गो का अजिन ही 
होवे क्योकि यह प्रधान होता है । 


ब्राह्मण की मेखला मूँज की होनी चाहिए। यदि मूज का अभाव 
होतो कुशाशमन्तक बल्वजो की बनावे । धनुष को प्रत्यःचा की मेखला 
क्षत्रिय को होनी चाहिये और वैश्य की मौर्वी मेखलावन्त होनी चाहिए । 
ब्राहमण के लिये दण्ड पलाश (ढाक) वृक्ष का रक्डे--राजन्य (क्षत्रिय) 
का दण्ड विल्व वृक्ष का होना चाहिये । अथवा सभी उपयुक्त वृक्षो का 
दण्ड सभी वर्ण वालो के लिये हो सकता है | ब्राहमण के दण्ड की ऊ चाई 
केशो के बराबर होनी चाहिये । क्षत्रिय का दण्ड ललाट के समान ऊँचा 
होता चाहिये । नासिका के बराबर वैश्य वर्ण वाले ब्रह्मचारी का दण्ड 
होना चाहिये । आचाय के द्वारा जिस समय मे बुलाया मया हो उसी 
समय मे उठकर प्रतिश्रवण करना चाहिए । यदि गुरुदेव क्षयन कर रहे 
हो तो बेठा रहे और यदि आचामं वर बेठे हो तो खडा रहे--यदि गुए- 
देव,खडे हो तो स्वय अभिक्रमण करे और यदि वे अभिक्रमणकारी हो 
तो अभिधावन करे । वह इस प्रकार से वतमान होता हुआ यहाँ पर 
अज वास करता है और यहाँ पर आज रहता है--इति अर्थात्‌ यह उस 
स्नातक की कोत्ति होती है । स्नातक भी तीन प्रकार के हुआ करते है- 
एक विद्यास्तातक होता है-दूसरा ब्रतस्वातक होता है ओर तीसरा बिद्या 
ब्रदस्तातक हुआ करता है । इति ॥ 


बेद को समाप्त करके और ब्रत को समास न करके जो समावत्तन 
किया करता है वह विद्या स्नातक कहा जाता है । ब्रत को तो समाप्त 
कर देवे और वेद को समाप्त न करे और समावतेन किया करता है बह 
श्रतस्तातक नाम से पुकारा जाया करता हैं । जो बेद ओर ब्रत दोनो को 


४०६ | [६पारस्करगृद्सूत्र 


समाप्त करके समावर्तन करता है वही विद्या ब्रतस्नातक होता है । इति 
सोलह वर्ष तक उपनयन सस्कार का ब्राहमण का काल अनतीत हाता 
है अर्थात्‌ सोलह वष की उच्तर तक ब्राहमण के उपनयन सस्कार काल 
व्यतीत हुआ नहीं माना जाता है। अधिक से अधिक सोलह वर्ष तक 
उपनयन करा ही देना ब्राहमण के लिए आनश्यक है | बाईम वष की 
अवस्था तक क्षत्रिय काल अनतीत माना जाता है। चौबीस वर्ष को 
आयु तक वेश्य का उपनयन सस्कार करा देने का काल अनतीत होता 
है । इन तीनो बर्णो के लिए बताने वालों के निकल जाने पर ये सब 
पतित सावित्रीक हो जाया करते है अर्थात फिर इनको सावित्री के ग्रहण 
करने का कोई अधिकार नही रहता है और पतित हो जाया करते हैं ॥ 
उपयु क्त आयु के समाप्त हो जाने पर फिर इनको नही पढाना चाहिये- 
न याजन ही कराना चाहिए और फिर इनके साथ कोई भी अभिव्यहार 
ही करना चाहिए । काल के अतिक्रम हो जाने पर नियतवतू होवे | 
तीन पुरुष (पुश्त-पीढी) तक जो सावित्री पाने के अधिकार से पतित हो 
गये हो उनके अपत्य ( सन्तति ) मे भी सस्कार नही होता है और न 
अध्याय नही होता है। उनके सस्कार की इच्छा रखते वाला पुरुष 
ब्रात्थस्तोय के द्वारा यजन करके स्वेच्छया अध्ययन करे और फिर के 
व्यवहार के योग्य ही हो जाया करते है-ऐसा बचन हे ॥।६॥ 


अथोपनीतो ब्राहमणख्रिशिख दिखी जटिलो मुण्डो वाऽक्ष- 
एरालवणाशो स्यात्सावित्रषडात्र त्रिरात्र सद्य काल 
वा चरेत्तदेव व्रतमुदीक्ष्प दण्डमपो निधाय मेखला 
यज्ञोपवीत चाप्स्वन्तरिति प्रत्यूच नमो वरुणायति 
त्रिमधुर दत्वा ततोऽस्याम्नेय प्रथम वेदब्रतमादिशेद्‌न्रा- 
ह्यणक्षत्रियविशा पश्चसावत्सरिकाणि वेदव्रतानि भवन्त्या- 
ग्नेय शुक्रियमोप्रमिषद झोलभ गोदानमिति फ्चसाव- 
त्सरिकाणि वेदव्रतानि चरित्वा स्नात्वोपत्रत चरेत्रि- 
ष्ववगुण्ठन' शुक्रियादिषु शुक्रिय शुकभि. श्रावयेदोपनि- 


पारस्करगृह्यसूत्र ] [ ४०७ 


षद्धि" शोलभ'शोलभिनीभिरथवा विद्यमान आब्रह्वा- 
न्नुदीरतामानो भद्रा आशु शिशान इमानुकमिति च 
वेदशिरसाश्वगुण्ठ्येदवगुण्ठनी त्रिर्वालपश्चत्राल {वा नाभि- 
देशात्प्रच्छाद्य वाग्यतोऽरण्येऽघ शयीत ग्रामे गोष्ठेदेवताय- 
तने वा व्युष्टायामवगुण्ठनीमरणष्ये विसृजेदहश्रमस्योदुत्य 

चित्र देमित्युदिवानातेऽके जपति वषति द्यौ शान्तिशिति- 
शान्ति करोति शान्तिभाजन गुरवे दद्यादेवमेवाव- 
गुण्ठनी च गोदाने गोमिथुन नस्माद्गोदानमिति तस्मा” 
दूगोदानमिति ॥ ७ ॥ 


इसके अनन्तर उपनयत सस्कार किया हुआ ब्राहमण तीन शिखाओ 
घाला -शिखी--जाटित अर्थात्‌ जटाधारी अथवा मुण्डित अक्षाराल- 
घणाशी होना चाहिए । सावित्री छै रात्रि तक-तीन रात्रि तक अथवा 
सद्यः काल चरण करे । उसी ब्रत का उद्धीक्षण करके दण्ड को अपमे 
रखकर मेखला और यज्ञोपवीत को जल मे अन्दर रक्खे । प्रत्येक ऋचा 
मे “नमो वरुणाय” इससे त्रिमधुर देकर इसके अन्तर इसको आग्नेय प्रथम 
चेद ब्रत का आदेश करना चाहिए । ब्राहमण-क्षत्रिय और वश्य इन 
तीनो वर्णों के ब्रहमचारियो के वेद ब्रत पाँच वर्ष मे होने वाले होते 
है । आग्नेय, शुक्रिय, औपनिषद, शोलभ और गोदान-इन पञ्च 
साम्वत्सरिक वेद व्रतो का समाचरण करे । फिर स्नान करके उपद्रत 
का समाचरण करना चाहिए । तीनो मे अवगुण्ठन होता है । शुकयादि मे 
शुक्रमि शुक्रिय का श्रवण करावे । औपनिषदो के द्वारा औपनिषद का 
करे, शौलभिनियो से शोलभ का करे । अथवा “विद्यमान आब्रहम नु- 
दीरितामनो भद्रा आशु शिशान इमानुकम्‌” इति । इस मत्र से 
वेदशिर से अनगुण्ठनी-त्रिवति अथवा पक्ष बालिका अनगुण्ठन करे । 
नाभिदेश से प्रच्छाद्य करके वाग्यत (मौन) होकर अरण्य मे नीचे शयन 
करना चाहिए । ग्राम मे-गोष्ठ मे अथवा देक्ता यतन मे व्युष्टा मे अब- 
गुण्ठनो को अरण्य मे विसृष्ट करता चाहिए । “अह भ्रम स्यो दुत्य चित्र 


४०८ पारस्करगृत्यसूत्र 


देवानाम्‌” इसका सूय दैव के उदित होने पर जपता है । “वर्षति द्यो 
शान्ति ” इति-इससे शान्ति को करता है । झाति भाजन को गुरुदेव 
के लिये देना चाहिए । इसी प्रकार मे अवगुष्ठती को और गोदान मे 
गौ मिथुन को “तस्माग्दोदानम्‌” इससे देना चाहिए तस्मावूगोदानम्‌ ¬ 
बह मत्त है ।७। 


वेब समाप्य स्नायात्‌ । ब्रह्मचय॒वाऽष्टाचत्कारिशकम्‌ * 
डादशकेऽप्येके । गुरुणाऽनुज्चात । विधिविधेयस्तकशच 
वेद । षडड गमेके । न कल्पमात्रे। काम तु याज्ञि- 
कस्य । उपसगृह्य गुरु समिघोऽभ्पाकाय परिश्रितस्यो- 
तरत कुशेषु प्रागग्र षु पुरस्तात्स्थित्वाऽष्टानामुदकुम्भा- 
ना ये अप्स्वन्तरम्नय प्रविष्टा योह्य उपगोह्यो मयूषो 
मनोहास्ललो विरुजस्ततूदूषुरिन्द्रियहा तान्विजहामि 
यो रोचनस्तमिह गुहणामीत्येकस्मादपो गृहीत्का तेना- 
भिषिः्वते । तेनमामभिषिश्वामि श्रिया यशसे ब्रह्माणो 
ब्रह्मवचंसायेति । येन श्रियमकृणृता येनावमृशता 
सुराम्‌ । यनाक्ष्यावम्यषिः्चता यद्वा तदश्िना यश 
इति । आपो हिष्ठेति च प्रत्यृचम्‌ । त्रिभि- 
स्तृष्ण्ममतरे । उदुत्तममिति मेखलामुन्मुच्य दण्ड 
निधाय वासोऽन्यत्परिषायादित्यमुपतिष्टते । उद्चन्ञ्राज- 
भृष्णुरिन्द्रो मर्राद्ध रस्थात्प्रातर्यावभिर्स्थाहृासनिरसि 
दशसनि मा कुर्वाविदन्मा गमय उद्न्भ्राजभृष्रु रिन्द्रो- 
मरुट्िरिस्थाहिवा यावभिरस्थाच्छुत्नरसि शतर्सान 
मा कुर्वाविदन्मा गमय उद्यन्भ्राजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिर- 
स्थात्साय याकभिरस्थात्सह्रसनिरसि सहस्जसनि मा 
कुर्वाविदन्मा गमयेति । दधितिलान्का प्राइय जटालो- 
मनखान्‌ स हृत्यौदुम्बरेरा दन्तान्धावेत ॥ अन्नाद्याय 
च्यूट्ध्व सोमो राजाऽयमागमतु। स मे मुख प्रमाक्ष्य॑ते 


परस्कारगृह्मसूत्र | [ ४०९ 


यशसा च भगेन चेति । उत्साद्य पुन स्रात्वाञ्नुनेपन 
नासिकयोमु खस्य चोपगृहणीते प्राणापानौ मे तर्पय 
चक्षुमे तपय श्रोत्र मे तपयेति । पितर शुन्धध्वमिति 
पाण्योरवतेजन दक्षिणानुषिच्यानुलिप्य जपेत्‌ । सुचक्षा 
अहमक्षीभ्या भूयासंसुवर्चा मुखेन । सुश्रृत्कर्णाभ्या 
भूयासमिति ¦ अहृत वासो घौत वाऽमोत्रेणाच्छादयीत । 
सरिधास्यै यशो धास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि। 
शत च जीवामि शरद पुरूची रायस्पोषममिसव्ययि- 
ष्य इति । अथोत्तरीयम्‌ । यशसा मा द्यावापृथिवी 
यशसेन्द्राबृहस्पती । यशो भगइच मा विन्दद्यशो मा 
प्रतिपद्यतामिति । एक चेत्‌ पूर्वस्योत्तरवर्गण प्रच्छाद- 
यीत । सुमनस प्रविगृहणाति। या आहरज्जमदग्नि 
श्रद्धाये मेधाये कामायेम्द्रियाय ता भह प्रतिगृहणामि 
यशसा च भगेन चेति । अथावबध्नीते यद्यशोऽप्सरसामि- 
न्द्रश्चकार विपुल पृथु तेन सग्रथिता सुमनस आबध्नामि 
यशो मयीति। उष्णीषेण शिरो वेष्टयते । युवा सुवासा 
इति । अलकरणमसि भूयोऽलकरण भूयादिति कणवे- 
ष्टकौ । वृत्रस्येत्यड क्त ऽक्षिणी । रोचिष्णुरसीत्यात्मान- 
माददों प्रेक्षते । छत्र प्रतिगृह्णाति । बृहस्पतेश्छदिरसि 
पाप्मनो मामन्तद्ध हि तेजसो यशसो मामन्बद्ध हीति । 
प्रति ष्ठेस्थो विश्वतो मा पातमित्युपानहो प्रतिमु्चते । 
विश्वाम्यो मा नाष्ट्राम्यस्परिपाहि सर्वंत इति वेणव 
दण्डमादत्ते । दन्तप्रक्षालनादीनि नित्यर्माप वासश्छत्रो- 
पानहश्चापूर्वाणि चेन्मन्त्रः ॥ ऽ !। 


वेद का अध्ययन पुर्वेतया करके स्तान करना चाहिए । अथवा ब्रह्म- 
शय्यं व्रत अडतालीस वर्ष तक रक्‍्खे । कतिपय मत्तीषियो का मत है 
बारह वर्ष तक ही ब्रहमचय्य व्रत का परिपालन करना चाहिए गुरुदेव 


४१० |] पारस्करगृह्यसू त्र 


के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके विधि को करना चाहिए और तर्क वेद है। 
कुछ विद्वानो का मत है कि षडङ्ग (छे अद्ध शास्त्रो के सहित) वेद 
का अध्ययन करना चाहिए । केवल कल्पो को ही नही पढ़ावे । याज्ञिक 
के इच्छानुरूप अध्ययन करे । गुरुदेव को उपसगृहीत करके समिधाओ का 
अभ्याधान करे । परिश्रित के उत्तर की ओर प्रागण कुशाओ पर आगे 
स्थित होकर जल कुम्भो मे जो “अपूवन्तराम्तय प्रविष्टा गोहय उपगोह्यो 
मयूषो मतोहास्खलो विरुजस्त तूदषुरिन्द्रियहा तान्क्जिमि योरोचन 
स्तमिह्‌ गृह्तामि ' इति--इससे एक से जल ग्रहण करके उस जल से 
अभिषिचन करता है । उमसे मुझको अभिषिश्वचन करता हू और यह 
अभिषिच्चन श्री के लिये-यश की प्राप्ति के लिये-ब्रहम के लिये और ब्रहम 
वचस के लिये करता हूँ --इलि । मत्र यह है-“ेनाक्ष्यावभ्थ षिश्चिता 
यद्वा तदश्विन। यश' इति । “आपो हिष्ठा मपाँभुव।” इससे प्रनिऋचा 
मे अभिषिखित करे । इतर तीनो के द्वारा तुष्णी भाव से करना 
चाहिए।। “उदुत्तमम्‌” इस मत्र से मेखला का उन्मोचन करे । दण्ड को 
रख देवे । अन्य वस्त्र को परिघान करके आदित्य देव का उपस्थान 
करता है । उपस्थान करने के समय मे निम्न मत्र बोले-“उद्यन््राज 
भुष्णु रिन्द्रो मरुद्धिरस्था त्यातर्यावभि रस्थादूद शसनि शसि दशरुनि 
माकुर्वाविदन्मा ममय उद्यन्श्राज भृष्णु रित्द्रो मरुद्धिरस्थात्पाय यावभि 
रस्थात्सह्र सविरासि सहर्खान मा कुर्वाविदन्मा गमय इति । अथवा 
५बधि तिलौका प्राशन करके जटा-लोम- भखों को सहत करके गूलर 
की दाँनुन से दतो को धावन करे । मत्र यह है- “अन्नाद्याय व्युहुषव 
सोमो राजायमागमतु । स मे मुख प्रमायते यशसा च भगेन च” 
इति । उत्सादन करके पुन स्तान करे । दोतो नासिकाओ मे ओर मुख 
का अनुलेपन उपग्रहण करता है । “प्राणापानो मे तपेय चक्षुर्भ तपय 
श्रोत्र' मे तर्पय ' अर्थात्‌ मैरे प्राण ओर अपान को तृप्त करो-मेरे नेत्र 
को तुस्त करो-मरे ओत्र को तृप्त करो-इस मन्त्र से करे । “पितर शुन्ध 
हवम्‌'' इससे दोतो हाथो अवनेजन दक्षिणानृषिस्तिन कर अनुलेपन 
करके जाप करना चाहिए । मत्र यह है-“'सुचक्षा अहमक्षीभ्या भूयास 


पारस्करगृह्यसुत्र ] [ १११ 
सुवर्चा भुसेन । सुश्रृत कर्णाभ्या भूयासम्‌ ' इति । 


अहत अर्थात्‌ नुतन अथवा छोत बुला हुआ वस्त्र अमौत्र के द्वारा 
आच्छादन करे । “'परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि शत 
च जीवामि शरद पुरूची रायस्पोषभिसब्ययिष्ये'' इति-इस मन्त्र से 
आच्छादन करना चाहिए । इसके अनन्तर उत्तरीय वस्त्र ग्रहण करे । 
इसका मन्त्र यह है “यशसा मा दयावा एृथिवी यशसेन्द्रा बृहस्पति । 
यशो भगश्च मा विन्दद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌” इति । यदि एक ही हो 
पूर्व के उत्तर वर्ग से प्रच्छादन करना चाहिए । सुमनसो 1 प्रतिप्रहण 
करता हुँ । जिनका जमदग्नि ने आहरण किया था श्रद्धा के लिये 
मेधा के लिये-काम के लिये-इन्द्रिय के लिये उनको मैं प्रतिग्रहण करता 
हृ यश से ओर भग से । इसके अनन्तर ““यद्यशोऽप्सर सामिन्द्रश्वकार 
विपुल पृथु । तेन सग्रथिता सुमनस आवध्नामि यशा ममि” इस मन्त्र 
के द्वारा आवध्नन करता है | उष्णीष (पाग या कोई सिरो वेष्ट) से 
शिर का वेष्टन करता है अर्थात मस्तक को ढाकता है। इसका मन्त्र 
---“युवा सुवासापरिवीत आगातू? इत्यादि है । “अलङ्करणमसि भूयो 
अलद्धुरण भूमात्‌' इससे कर्णो का वेश्न करे । “वृत्रस्य” इत्यादि के 
द्वारा नेत्रो को अडक्त करता है । “रोचिष्णुरसि” इस मन्त्र के द्वारा 
अपने आपको आदश (दपण) मे प्रेक्षण करता है । छत्र का प्रतिग्रहण कर 
करता है । छत्र धारण का मन्त्र यह है--“बृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मनौ 
मामन्ताड हि तेजसा यशमो मामन्तद्धोहि” इति--उपवरहो (जूतो को) 
“प्रतिष्ठितो विश्‍वतो मा पातमु”---इत्यादि मत्र के द्वारा प्रति मोचन 
करता है । “विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्परि पाहि सवत  इति-इस मत्र 
से वणव दण्ड का आदान करता है। दन्त प्रक्षालनादीनि अर्थात्‌ 
दातो को धोना आदि कर्म नित्यमी होता हैं। वस्त्र-छत्र ओर उपानह 
यदि अपूर्वे हो तो मत्र का प्रयोग करना चाहिए ।२। 


स्तातस्य यमान्वक्ष्याम । कामादितर । नृत्यगीतवा- 
दित्राणि न कुर्यान्न च. गच्छेत्‌ । काम तु गीत गायति 


४१२ | । पारस्करगृह्यसूत्र 


वेव गीते वा ख्पत इति श्र्‌तेह्य परम्‌ । क्षेमे ग्रामान्तर 

न गच्छेचच धावेत्‌ । उदपानावेक्षणवृक्षारोहणफलप्रप- 

तनसधिसर्पेणविवृतस्नानविमलङ्खन शुष्क्रवदनसध्यादि- 

त्यप्रेणक्षभेक्षणानि न कुर्यात्‌ । न हु वे स्नात्वा भिक्षे- 

तापह वे स्नात्वा भिक्षा जयतोति श्रृते । वषंत्यप्रावृतो 

ब्रजेत्‌ अय मे वज्र पाप्मानमपहनदिति । अप्स्वात्मान 

नागेक्षेत । अजातलोम्नी विु ' षी ` षण्ड च नोपहृसेत्‌ । 

गभिणी विजन्येति ब्रूयात्‌ । स कुलमिति नकुलम्‌ । 

भगालमिति कपालम्‌ । मणिघनुरितीन्द्र्षनुः । गाधय- 

न्तीपरस्मेना चक्षीत । उर्वरायामनन्तहिताया भूमाबुत्स- 

पस्तिष्ठन्न मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ । स्वथ प्रशोर्णन काष्ठेन 

गुद प्रमृजीत । विकृत वासो नाच्छादयीत। हृढब्रतो 

चधत्र' स्यात्सवंत आत्मान गोपायेत्‌ सर्वेषा मित्रमिव 

( शुक्रियमध्येष्यमाण ) ॥ ६ ॥ 

स्तान किये हुए पुरुष के यमो को बतलाया जाता है। काम से 
इतर रहे । बूत्य (नाच) गीत (गाना) ओर वादित्र (बाजे) आदि को 
नही करना चाहिये और जहाँ पर ये उपयुक्त इत्यादि होते है वहाँ पर 
पर गमन भी नही करना चाहिए। “काम पूर्वक तो गीत को गाता 
है अथवा वेव गीत मे रमण करता है“-इस स्नृति के वचन से अपर 
है । कुशल क्षेम क समय मे रात्रि मे अन्य ग्राम मे गमन नही करना 
चाहिए और दौड भी नही लगाना चाहिए | तात्पर्य यह हे कि यदि 
कोई आपत्ति काल उपस्थित न हो तो रात्रि मे दूसरे प्राम मे न जावे 
ओर धावन भी नकरे। तथा निम्नलिखित निषद्ध कर्मो को कभी 
नहीं करना चाहिये-यथा-उपानहो का अबवेक्षण, वृक्ष पर समारोहण, 
फलो का गिराना, सिधि काल मे सपण करना खुले स्थान मे स्नपन 
करना, विषम स्थल का लद्धुन करना, शुष्क वदन वाला रहना, 
सन्धि कालो मे अर्थात्‌ उदयास्त मन वला मे आदित्य का दशन करना 
और भक्षण करना अर्थात्‌ भीख माँगना आदि कर्मों को नहीं करना 


पारस्करगृह्यसूत ] [ ४१३ 


चाहिए । “न ह वे स्तात्वा भिक्षेतापह वे स्नात्वा भिक्षां जयति-इति” 
यह श्रुति का वचन है । “अय मे बच्चा पाप्मानम पहन दिति” इस 
मन्त्र से वर्षते हुए मे अप्रावृत्त गमन करना चाहिए । जल मे अपने 
आपकी परछाई को नही देखना चाहिए । अजात लोगो के वपु वाली 
सत्री को ओर षण्ढ (नपु सक) पुरुष को दखकर कभी उपहास (मजाक) 
नही करना चाहिए । गभिणी गर्भ धारण करने वाली का विजन्या-- 
यह बोलना चाहिए । न कुल है-इति न कुल होता है । भगालम्‌-यह 
कपालम्‌ होता है । माणधनु-य7 इन्द्र धनुष है। जो गौ धयन कर 
रही है अर्थात्‌ अपने वत्स को दूध पिला रही ही उसका वत्स का दूध 
पिलाने की बात कभी दूसरे से नही कहना चाहिए । उवेरा अर्थात 
उपजाऊ और अनन्ताहिता भुमि मे उत्सपेण करता हुआ तथा स्थित 
रहता हुआ मूत्र का तथा मल का त्याग नही करना चाहिए । स्वय 
प्रशीर्ण काष्ठ से गुदा द्वार को प्रमृष्ट करना चाहिए । कभी भी विकृत 
वस्त्र को आच्छादित नही करना चाहिए । हृढब्रत वाला वधत होना 
चाहिए | सभी ओर से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए और 
सबके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए और शुक्रिय का 
अघेष्यमण रहना चाहिए । ८ । 


तिस्रो रात्रीब्रत चरेत्‌ । अमा साइयमृण्मथपायी । 

स्लीशुद्रशवक्ृष्णशकुनिशुना च दर्शननमसभाषा च ते । 

शवशुद्रसुतकाश्वानि चनाद्यात्‌ । मूत्रपुरीषे ष्ठीवन चातपे 

न कुर्यात्सूर्याच्चात्मान नाम्तंदधीत । तप्तेनोदकार्थान्कु- 

वीत । अवज्योत्य रात्रौ भोजनमु । सत्यवदनमेव वा । 

दीक्षितोऽप्या तपादीनि कुर्थात्प्रवग्यंवाश्र त्‌ ॥ १० ॥ 

तीन रात्रि पर्यन्त ब्रत का समाचरण करे । अमांसाशी ओर अमृ- 
वमय पायी रहता चाहिए । स्त्री-शुद्र--शव (मृतदेह ) कृष्ण पक्षी और 
कुततो का दशंत करना और उनके साथ सम्भाषण नही करना चाहिए । 
शव-शूद्र और सूतक का अन्न 'कभी नही खाना चाहिए । मूत्र त्याम -< 


४१४ [ पारस्करगृद्यसूत्र 


मल त्याग और थूकना ये कभी भी आतय मेन करे और सूर्यदेव से 
आत्मा का अन्तर्धान नही करना चाहिए। तप्त होकर उदकार्थों को 
करे । अवाजोत्य रात्रि मे भोजत करे । अथवा सर्वदा सत्य भाषण 
करना चाहिए यदि प्र+ग्यवान्‌ होतो टीक्षित होता हुआ भी आत- 
पादिको को करे । १० । 


अथात पञ्चमहायज्ञा । वेश्वदेवादन्नात्पयु ष्य स्वाहा- 
कारेजु हुयादब्रह्मणे प्रजापतये गृह्याम्य कथ्यपायानुम- 
तय इति । भूतगृह्यम्यो मणिके त्रीन्‌ पर्जन्यायादुभ्य 
पृथिव्यै । धात्रे विधात्रे च द्वार्ययो प्रतिदिश वायव दिशा 
च । मध्ये त्रीम्ब्रह्मणेऽन्तरिक्षाय सूर्याय । विश्वभ्यो 
देवेभ्यो विश्वे भ्यश्च भूतेभ्यस्तेषामुत्तरत । उषसे भूता- 
नॉ च पतये परम्‌ । पितृभ्य स्वधा नम इ दक्षिणत । 
पात्र निणिज्योत्तमपरस्या दिशि निनयेद्यक्ष्मेतत्त इति । 
उद्ध त्याग्र ब्राह्मणायाबनेज्य दद्याद्धन्तत इति । यथाहु 
भिक्षुकानातिथीश्च सभजेरन्‌ । बालज्येष्ठा गृह्या यथा- 
हमश्नीयु । पश्चाग्दुहपति पत्नी च । पूर्वो वा गृहपति, 
तस्मादु स्वादिष्ट गृहपति | पूर्वोऽतिथिम्योऽशनीयादिति 
श्रते । अहरह स्वाहा कु (५३३४ केनचिदाकाद्वार 
ह्‌ वेभ्य पितृभ्यो मनुष्येम्यश्गोदपात्रात्‌ ॥ ११ ॥ 


इसके अनन्तर पाँच महायज्ञो बे विषय मे बतलाया जाता हे । 

[ वैश्वदेव अन्न से पयु क्षण करके स्वाहाकारो के द्वारा हनन करना 
चाहिये । आहुतियाँ ब्रह्मा के बका जापति के लिये-गृह्यो के लिए-- 

कश्यप के लिये और अनुमति के लिये होनी चाहिए । इति । भूतगृह्यो 

के लिये मणिक मे तीन को पजन्य के १ लिए-जलो के लिए और पृथिवी 

के लिये देवे । धाता और विधाता «कै लिये दोनो को द्वार पर देना 

चाहिये । प्रति दिशा मे “बायु के पिए छु और दिशाबोको देवे । मध्य मे 

तीन प्रह्मा के लिये-अन्तरिक्ष क लिए गैर सुख्य के लिए देना चाहिये । 


प्रारस्करगृह्यसूत्र ] [ ४१५ 


उनके उत्तर की ओर विश्व देवो के लिए और विश्वै भूतो के लिये 
देवे उसके लिये और भूतो के पांत के लिए पर देवे । दक्षिण की 
ओर “पितृभ्य स्वधा नम” इससे देना चाहिए । “यक्ष्य तस्तै” इससे 
पात्र का निर्योचन करके उत्तरापरा दिशा मे निलयन करे । अग्न को 
उद्धूत करके “हत्तत इति” इससे ब्राह्मण के लिए अवनेज्य देवे । 
तथाह भिक्षुको को और अतिथियो की भली भाति सेब्रा करनी चाहिये! 
बालक और ज्येष्ठ गृह्य यथाहं आशन करे इन सब के पीछे गृह का 
पति और पत्नी दोनो भोजन करे । “पूर्वोवा गृहपति तस्मादु स्वादिष्ट 
गृहपति पूर्वोऽतिथिभ्मोऽशनीयात्‌'' इति--इस श्रुति का वचन है। 
दिन प्रतिदिन स्वाहा करनी चाहिए।अन्न के अभाव मे किसी के 
दारा आकाष्ठस देवो के लिये-पितृगण के लिए और मनुष्यो के लिये 
उदकपात्र से करे । ११ । 


अथातो धमंजिज्ञासा । केशान्तादूर्ध्वमपत्नीक इत्सन्ना- 
ग्निरनग्निको वा प्रवासी ब्रह्माचारी चान्वग्निरिति 
ग्रभमार्निमात्हत्य पृष्टोदिवीत्यघिष्ठाप्य त्रिभिश्च सावित्रं 
प्रज्वाल्य ता ' सवितुस्तत्सवितु विश्वानि देवसवितरिति 
पूर्ववदक्षतेह त्वा पाक पचेत्तत्र वैश्वदेव ब्रह्मणे प्रजापतये 
गृह्याम्य कश्यपायानुभतये विइवेम्यो देवेभ्योऽग्नये 
स्विष्टकृत इत्युपस्पृश्य पूर्ववद्‌बलिकमेव कृतेन वृथा 
पाको भवति न वृथा पाक पचेन्न दृथा पाकमइनीयादत्र 
पिष्डपितृयज्ञ पश्चादाग्रहायणानि कुर्यात्‌ ॥ १२॥ 


इसके अनन्तर इमलिए धम के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती 
है । केशान्त से ळत्व मे अपतीक-उत्सन्तार्नि अथवा अनग्निक, 
प्रव सी और ब्रह्मचारी “अनारिन “इति-इसमे ग्राम की अग्नि का 
आहरण करके “पुष्टोदिवि' इति-इससे भ्रधिष्ठापित करके भोर तीन 
सावित्र मन्त्रो से प्रज्वलित करके “ता स वितुस्तत्सवितु विशवानि देव 
सविनरित इम मन्त्र से पूव की भाँति अक्षतों के द्वारा हत्रन करके 


४१६ ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


पाक का पाचन करे । वहाँ पर वेश्वदेव को ब्रह्मा के लिये-प्रजापति के 
लिये-गुह्याभो के लिये-कश्यप के लिये-अनुमति के लिए-विश्वेदेवाओ के 
लिये अग्नि के लिये और स्विष्ट के लिए उपस्वशन करके पूवं की भाँति इस 
प्रकार से बलिकम्मं के करने पर पाक वृथा नही होता है और वृथा पाक 
का पाचन भी नहीं करना चाहिए और वृथा पाक का अशन भी नही 
करे । यहाँ पर पितृ पिण्ड यज्ञ होता है । इसके पीछे आग्रहायणो को 
करना चाहिए । १२ । 


अथानोऽध्यायोपाकम । ओषधीना प्रादुर्भावे श्रवणेन 
श्रावण्या पौणमास्या श्रावणस्य पञ्चमी ` हस्चेन वा । 
आज्यभागाविष्ट्राऽऽज्याहुतीजु होति । पृथिव्या अग्नय 
इत्युग्वदे । अन्तरिक्षाय वायव इति यजुवदे। दिगे 
सूर्यायेति सामवदे । दिग्भ्यश्चन्द्रमस इत्यथर्ववेदे । ब्रह्मणे 
छुन्दोम्यश्च ति सर्वत्र । प्रजापतये देवेभ्य ऋषिभ्य 
श्रद्धायं मेधाय सदसस्पतयेऽनुमतय इति च। एतदेव 
ब्रतादेशनविसर्गषु । सदसस्पतिमित्यक्षतधानाख्रि । 
सव ऽनुपठेयु । हुत्वाहुत्वौदुम्बय स्यि्स्ति्र समिध 
आदध्युरारद्रा सपलाशा घृताक्ता सावित्र्या । ब्रह्मचा- 
रिणश्च पुव कल्पेन । शञ्नोभवन्त्वित्यक्षतधाना अखादन्त 
प्रान्श्रीयु । दधिक्राव्ण इति दधि भन्नयैयु । म यावन्त 
गणमिच्छेत्तावतस्तिलानाकर्षफलकेन जुहुयात्सावित्र्या 
शुक्रज्योतिरित्यनुवाकेन वा । प्राशनान्ते प्रत्यड मुखेम्य 
उपविष्टेभ्य ३० कारमुक्त्वा त्रिश्च सावित्रीमध्याययादी- 
प्रत्र यात्‌ । ऋषिमुखानि बह्व्‌,चानास्‌ पर्वाणि चन्दोगा 
नाम्‌ । सृक्तान्याथवणानास्‌ । सव जपन्ति सह नोऽस्तु 
सह नोऽवतु सह न इद वीय वदस्तु ब्रह्म । इन्द्रस्तद्वे द 
येन यथा न विद्विषामह इति । त्रिरात्र नाधीयीरन्‌ । 
सामनखानामनिकुन्तनम्‌ । एके प्राशुत्सर्गातु ॥ १३ ॥ 


घारस्करगुह्यसूतन ] [ ४१७ 


इसके अनन्तर अध्यायोयाद्षाकर्म होता है । औषधियो के प्रादुर्भाव 
हो जाने पर श्रवण नक्षत्र के द्वारा श्रावणी पौण मासीमे अथवा हस्त 
नक्षत्र मे श्रावण मास की पश्चमी तिथि में करे। आज्य (घृत ) के 
भागो का यजन करके आज्य की आहुतयो से हवन कस्ता है । “पृथिव्या 
अग्नये” इति--यह ऋग्वेद मे है । “अन्तरिक्षाय वायवे”-यह यजुर्वेद 
मे है । “दिवे सूर्याय” इति-यह साम वेद मे है । “द्विग्भ्यशलन्द्रमसे” 
इति-थह अथर्व वेद मे है। “ब्रह्मणे छन्दोम्यश्च” 4ति--यह सर्वत्र 
होता है । “प्रजापतये देवेभ्य ऋषिभ्य श्रद्धाय मेधाये सदसस्पतयेऽनुमतये 
खच इति--और यह भी है । यह ही व्रतादेशन विसर्गो मे होता है 1 
“सदसस्पतिम्‌” इति-इमको अक्षत धान वाले तीन बार पढे । और 
जो वहा पर होवे सब पीछे पढ़े । हवन करकरके तीन-तीन 
गूलर की समिधाय आदान करमी चाहिए । आद्र से भीजे हुए सप- 
लाश घुत से अक्त सावित्री के द्वारा करता चाहिए । और जो ब्रह्मा- 
चारी हो वे पूर्वे कल्प से करे । “शन्नोभवन्तु” - इससे अक्षत धान 
बाले न खाते हुए प्राशन करे । “दधि क्राव्णो” इति-इससे दही 
क? "भक्षण करना चाहिए । वह जितने गण को इच्छा करता है उतने 
ही तिलो को जाकषे कलक' के द्वारा हवन करना चाहिए । सावित्री 
के द्वारा अथवा “'शुक्रज्योति रिति” इस अनुवाक के द्वारा कृवन करना 
चाहिए । प्राशन करते के अन्त मे पश्चिम की ओर मुख ठाले उपविष्टो 
के लिये “5“कारम्‌ को कहकर तीन बार सावित्री को अध्यायादि 
को बोलना चाहिए । जो बाह्रूच हो उनको ऋषि मुखानि बोलना 
चाहिए । जो छन्दोग हो उनको पर्वों को बोलना चाहिए आथवणो 
को सूक्त बोलने चाहिये । सब लोग “सह नोऽस्तुसह नोऽवतु सह न 
इद वीये वीर्य बदस्तु ब्रह्मा । इन्द्रस्तद्व द येन यथा न विद्विषामहे” इति~ 
इसका जाप करते है । तीन रात्रि तक अध्ययन नही करमा चाहिए । 
लाम और नखो को भी कृस्तन नही करना चाहिए । कुछ विद्वानो का 
यह मत है कि उत्पर्ग से पहिले करे । १३ । 


४१८ ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


वाते$ञमावास्याया सर्वानध्याय । श्राद्धाशने चोल्का- 
बस्फूर्ज द्ध मिचलनागन्युसातेष्वृतुसधिषु चाकालम्‌ । 
उत्सुष्टेष्वभ्रदर्शने सव रूपे च त्रिरात्र त्रिसन्ध्य वा। 
भुक्त्वाद्र पाणिरुदके निशाया सघिवेलयोरन्त शके ग्रामे 
ग्रामान्तदिवाकीत्य । धावतो$भिशस्त पतितदर्शनाश्चर्या- 
भ्युदयेषु च तत्कालम्‌ । नीहारे वादिचशअ्द आत्तस्वने 
ग्रामान्तेश्मशाने श्वग्दभोलुकशगा लसामशब्देषु शिष्टाच- 
रिते च तत्कालम्‌ । गुरौ प्रेतेऽपोभ्यवेयाइशरात्र चोप- 
रमेत्‌ । धतानुनप्न्रिणि सब्रह्मचारिणिच त्रिरात्रम्‌ । एरा- 
कत्रमसब्रह्ाचारिणि। अद्ध षष्ठान्मासानधीत्योत्सृजेयु । 
अद्ध सप्तमान्वा । अथेमामुच जपन्ति उभा कवी युवा 
यो नो धम परापतत्‌ । परिसख्यस्यर्धामणो विसख्यानि 
विसृजामह इति । त्रिरात्र ` सहोष्य विभ्रतिष्ठ रन्‌ ॥१४॥ 
वात के वहन होने पर अमावस्या तिथि मे सबका अनध्याय होता 
है । श्राद्ध के भोजन करन मे-और उल्क्रावस्फुजदू होने पर-भूमि के 
चलने अर्थात्‌ भुकम्प होने पर--अग्नि के-उत्पातो मे-ऋतु को सधियो 
मे अकाल होता है । उत्सृष्टो मे-अश्रदशंन मे और सव रूप मे तीन रात्रि 
तक अथवा तीन सन्ध्याओ तक अनध्याय होता है। भोजन करके आद्र 
करो वाला उदक मे-निशा मे-सधियो की वेला मे-शव मे--ग्राम मे 
ग्रामान्तर दिवा कोरत्त्यं मे--धावत करते हुए-अभिशस्त और पतित के 
दर्शन मे--आश्रयाभ्युद्यो मे तत्काल ही अनध्याय होता है । नी हार मे- 
वादिन के शब्द मे-आत्त व्यक्ति की ध्वनि मे-प्रामान्त मे--श्मशातर 
मे--कुस्ता, उल्लू, गधा, गीदड, साम शब्दो के होने पर और शिष्टा चरित 
मे तत्काल अर्थात्‌ जितने रमय तक मे रहते हे उतने ही समय तक अन- 
घ्याय होता है । अपने श्री गुरुदेव के मृत हो जाने पर अपोभ्यवेय से 
दश रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय से उपराम रखना चाहिए । सतानुन प्त्रिणि 
स ब्रह्मचारी अर्थात्‌ सदाध्यायी साथी ब्रह्माचारी के प्रेत हो जाने पर तीन 
रात्रि पयेम्त अनध्याय रखना चाहिए । जो ब्रह्मचारी सदाध्यायी स।थी 


पारस्करगृह्यसूत्र | { ४१६ 


न हो उसके मृत हो जाने पर एक रात्रि ही अनध्याय मचाना चाहिए 4 
साढ़े छै मास तक अध्ययन करके उत्सजन कर देना चाहिये । अथवा 
साढ़े सात मास तक अध्ययन करके उत्सये करे 1 इसके उपरान्त 'उभा 
कवी युवा यरे नो धर्म परापतत्‌ । परिसख्यस्य धमिणो विसख्यानि विश्व 
जा महे' इति--इस ऋचा का जाप करते है । तीन यत्रि तक साथ रह 
कर विप्रस्थित हो जाना चाहिए 112४1। 


पौषस्य रोहिण्या मध्यमाया वाष्टकायामध्यायानुत्सृ- 
जेयु । उदकान्त गत्वाद्धिद वा इछन्दा सि बेदानृषी- 
स्पुराणावार्यान्‌ गन्धर्वानितराचार्यान्सवत्सर च सावयव 
पितृनाचार्यान्स्वाषच तपयेयु । सावित्री चतुरनुद्र त्य 
विरता. स्म इति प्रत्रयृ 1 क्षपण प्रवचन च पूर्व- 
वत्‌ ॥ १५ ॥ 


पौष मास की रोहिणी मे अथवा मध्यमा अष्टका मे अघ्यायो का 
उत्तरम करता चाहिए । जलाशय के अन्त तक ममन करके जलो के द्वार 
देवो को-छन्दो को-वेदो को-ऋृषियो को पुरणाचार्यो को--गन्धर्वो 
को--इतर आचार्यो को और अवयवो सहित सम्वत्सर को--पितृगणो 
को और अपने आचाय्यों को तृप्त करे अर्थात्‌ इन सबका तर्पण करना 
चाहिये । सावित्री को चार बार अनुद्रुत करके विरता हो गये है-यह 
बोलना चाहिये । क्षपण और प्रवचन पूर्व की ही भाँति करे ।।१५॥। 


पुण्थाहे लाङ्गलयोजन ज्येष्ठया वेन्द्रद वत्यम्‌ । इन्द्र 
पजन्यमश्चितो मरुत उदलाकाश्यप स्वातिकारी 
सीतामनुमति च दध्ना तण्डुलेगन्ध रक्षते रिष्ट्राऽनडुहोमधु- 
घृते प्राशयेत्‌ । सीरायुङजन्तीति योजयेत्‌ । शुने सुफाला 
इति कुषेत्‌ फाल वा लभेत ॥ न वाऽ्न्युपदेशाद्वपनानुष- 
ङ्वाञ्च । अग्रयभिषिच्याकृष्टे दता कृषेयु । स्थाली- 
पाकस्य पूचवद्देवता यजेदुभयोत्रीहियवयो प्रवपन्सी- 
तायज्चेच । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ 11 १६ ॥ 


४२० | [ पारस्करगृद्मसूत्र 


किसी परम पुण्य (पवित्र) दिन में लाञ्चल का योजन अथवा ज्येष्ठा 
से इन्द्र देवत्य करे | इन्द्र को- पर्जन्य को-अश्विनी कुमारों को-मरुत-- 
उदलौकाइयप को --स्गतिकारी को-सीता को और अनुमति को दही से 
तण्डुलो से, गन्धों से और अक्षनो से अभ्यर्चन करके अनडुदो को मधु और 
घृतं का प्राशन कराना चाहिए । “सीरा गुञ्जन्ति” इति-इसस योजित 
करे । “शुन ` सुफाला” इति--इससे कर्षण करे अथवा फल को लब्ध 
करे | अग्नि-उपदेश से और वयमानुषङ्ग से नही करना चाहिए । अग्र 
भाग मे होने वाले का अभिषिञ्चन करके उस समय मे जो अकृष्ट हो 
उसका'कषेणं करना चाहिए । स्थाली पाक के देवताओ का पूवं की ही 
भाँति यजनं करे । दोमो ब्रीहि और यवो को सीता और यज्ञ मे प्रवसन 
करे । इसके अनम्तर ब्राह्मणो को भोजन करना चाहिए ॥ १६।। 


“अथातो वापीकूपतडागारामदेवतायतनानाम्‌ ( पुष्करि- 
ण्याम्‌ ) प्रतिष्ठापन व्याख्यास्याम । तत्राइगयन 
आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे तिथिवारकरणो नक्षत्रे च 
गुणान्विते तत्रं वारण यवमय चरु श्र्पायत्वंऽऽज्यंभा- 
गाविष्ट्राऽऽज्याहुतीजु होति त्वन्नो अग्न स त्व नो 
अग्ने इमम्में वरुण तत्त्वा यामि येते शतमयाश्चाग्न 
उदुत्त॑ममुरु हि राजा वरुजस्योत्तस्भनमन्नेरनीकमिति। 
दंशच्च हुत्वा 'स्थालीघाकस्य जुहोत्यम्नये स्वाहा सोमाय 
स्वाहा वरुमाय स्वाहा यज्ञाय स्वाहोग्राय स्वाहा 
भीमाय स्वाहा शेतक्तवे स्वाहा व्युष्ट्य स्वाहा स्वर्गाय 
स्वाहेति । यथोक्त स्बिष्टकृत्प्रादानान्ते जलचराणि 
क्षिष्त्वा$लंकृत्य गाल्तारयित्वा पुरुषसूक्त जपन्नांचार्याय 
वर दर्वा कर्णवेष्ठेको वासा सि धेनुद क्षिणा । ततो 


व्राह्मापभोजनस्‌ ७ १७ 117 


इसेक्रे अनन्तर बावडी-कुआ-तालाब --बाग-देवायतन आदि का 
(पृष्करिणी मे) प्रतिष्ठा करने के बिषय मे व्याख्या करेगे । वहाँ पर उत्त- 


पारस्करगृट्यसूत्र ] [ ४२१ 


रायण सूर्य के होने पर आपुयंसाण पक्ष मे किसीभी श्रवि नदत्रि मे ओर 
तिथि, बार, नक्षत्र के गुणान्वित होने पर वहाँ पर वारुण यवमय चरु 
का श्रपण (हवन) कराकर आज्य भागो का यजन कर आज्य की आहु- 
तियो से हवन किया जाता है । मन्त्र यह है- त्वन्नो अस्त सत्व नो अग्ने 
इमम्मे वरुण तत्त्वा मामि येते शतमयाश्चग्ने उद्त्तममुरु . हि राजा 
चरुणस्योत्तम्भन मरते रनॉकम इति । दश ऋचाओ का हवन करके स्थाली 
पाक का हवत करता है । निम्न मन्धो से आहुतियाँ देनी चाहिए 
“ अग्नय स्वाहा--सोमाय स्वाहा-वरुणाय स्वाहा-यञ्चाय स्वाहा-उग्राय 
स्वाहा भीमाय स्वाहा-शतक्रतवे स्वाहा-व्युष्टय स्वाहा-स्वर्गाय स्वाहा” 
इति यथोक्त स्विष्टकृतु प्राञ्चन के अन्त मे जलचरो को क्षिप्त करके अलकृत 
करके गौ को तारित करे और पुरुष सूक्त का जाप करता हुआ अपने 
आचार्थ को वर देकर कर्णवेधको का-वस्त्रो को देवे तथा घेनु को दक्षिणा 
मे देती चाहिये! इस सब कृत्य के समास हो जाने पर फिर ब्राह्मणो 
को भोजन करावे १।१७।। 


भ्रधात श्रवणाकर्म । श्वावण्यौं पोर्णमास्याम्‌ 1 स्थाली- 
पाक श्रपयित्वा$क्षतधानाईचेककपाल पुरोडाश धानाना 
भूयसीः पिष्टाञष्ज्यभागाविष्टाईञ्ज्याहुती जुहोति। अप 
शर तपदा जहि पूर्वेण चापरेण च । सञ्च च वारूणीरिमा' 
प्रजा सर्वाइत्र राजबान्धवे स्वाहा । न वे श्वतस्या- 
घ्याचारे$हिद दर कचन । श्वेताय थेदव्याय तम. 
स्वाहेति । स्थालीपाकस्य जुह्लेति विष्णवे श्रश्रणाय 
श्रावण्ये पौर्णमारये वर्षाभ्यक्बेति । धात्ताबन्तमिति 
सानानाय्‌ । स्घृताक्तान्सक्त न्सर्षेभ्यो जुहोति । आग्नेय- 
पाण्डुपाथिवाना सर्पाणामधिषतबे स्वाहा श्वेतबायवान्त- 
रिक्षाणा सर्पाणामधिपतये स्व्वाहाऽभिभू साँसदिन्याना 
सर्पाणमधिपतबे स्वाहेति । सवंहुतमेककपाल घ्रूवाय 
अमाय स्वाहेति । ब्राञ्चनान्ते सक्त नामेकदेश शूर्पं 
न्युप्योपनिष्क्रम्य बहि शालाया स्थण्डिलम्गुमलिः 


४२२ ) ! पारस्करगृह्यसूक्र 


घ्याल्काथा घ्रिययाणाया माऽन्तरागमतेत्युक्त्वा वाग्यतः 
सर्पानवनेजयति ॥ आग्नेयपाण्डुपाथिवानाोँ सर्पाणाम- 
धिपतेऽवनेनिक्ष्क श्वेतवायवान्तरिक्षाणा सर्पाणामधि- 
पते$वनेनिक्ष्वाभिभू सौय दिव्याना सर्पाणामधिपते& 
वनेनिक्ष्वेति । यथाश्वनिक्त दर्व्योपघातः सक्त न्सर्पभ्यो 
बलि हरति। आग्नेयपाण्डुपाथिवाना सर्पाणामधिपत 
एष ते बलि इवेतवायवान्तरिक्षाणा सर्पाणामधिपत 
एष ते बलिरभिभू सोयेदिव्याना सर्पाणामधिपत एष 
ते बलिरिति । अवनेज्य पूववत्कडूते प्रलिखति। 
आग्नेयपाण्डुपाथिवाना सर्पाणामधिपते प्रलिखस्व 
श्व तवायवान्तरिक्षाणा सर्पाणामधिपते प्रलिखस्वाभिभ्‌ः 
सोयदिव्याना' सर्पाणामधिपते प्रलिखस्वेति । अञ्जना- 
नुलेपन ख्रजइ्चा अस्वानुलिम्पस्व स्रजोऽपि नह्यस्वेति । 
सक्तुशेष' स्थण्डिले न्युप्योदपात्रैणोपनिनीयोपतिष्टते 
नमोऽस्तु सर्पभ्य इति तिसृभि- । स यावत्कामयेत क 
सर्पा अम्युपेयुरिति तावत्सन्ततयोदधारया निवेशन 
त्रिश परिथिचन्‍्परीयाद फश्च तफ्दा जहीति द्वाभ्याम्‌ ॥ 
दर्वी शूर्प प्रक्षाल्य प्रतप्य प्रयच्छति । द्वारदेशे माज - 
यत्त आपो हिष्ठेति तिसृभि । अनुगृप्तमेत' वक्त शेष 
निधाय ततोऽस्तमितेऽस्तमितेऽग्नि परिचय दर्व्योपधात 
सक्तन्सर्षेभ्यो बलि हरेदाग्रहायण्या । त हरन्त नान्त- 
रेण गच्छेयु । दर्व्पाकमन प्रक्षाल्य निदधाति । घाना: 
प्रारनन्त्यस स्यूता ॥ ठतो ब्राह्मणभाजनम्‌ ॥ १८ ॥ 


इसके अन तर श्रवणाकर्म के विषय में वणन किया जाता है । यहे 
श्रावणी पौर्ण मासी मे होता है । स्या तीफाक का हवन करके और अक्षत 
धाना एक कपाल थानो की बहुत सी पुरोडा्ञ को पीसकर आज्य 
भागो का यजत करके आज्य की आहुतियो का *हंवन करता व्हे । मन्त्र 


पारस्करगृह्यसूच } 1 ४२३ 


यह है --“अप श्वेतपदा जहि पूर्णेण चापरेण च 1 सप्त च वारुणीरिमा' 
प्रजा सर्वाश्च राजबाधवे स्वाहा” । “न बे शवेतस्याध्याचारेषहिदंदर्श 
कचन । श्वेताय वदर्व्याय नस स्वाहा” इति । स्थालीपाक का विष्णु के 
लिये--श्रवण के लिग्रे-श्रावणी के लिये पौर्णमासी के लिये और वर्षाओ 
के लिये हवन करता है । "'घानावन्तम्‌'-इति-इसमे धानो को हवन 
करता है । घृत से अक्त (मिश्चित)सतुआओ का सर्पो के लिये हवन करता 
हे--हवन की आहुतिया निम्न लिखित मन्त्रो को पढ़कर देनी चाहिए--- 
“आग्नेय पाण्डु पाथिवाना सर्पाणामधिपतये स्वाहा --“शवेतवायवान्त- 
रिक्षाणा सर्पाणामधिपतये स्वाहा --“अभिभू सौर्यं दिव्याना" सर्पाणाम- 
धिपतये स्वाहा-इति '--“सवहुतमेककपाल प्रवाय भौमाय स्वाहा - 
इति । प्रासन के अन्त मे सक्तुजो के एक देश को शूप मे रखकर उप- 
निष्क्रमण करके शाला के बाहिर स्थण्डिल का उपलेपन करके उल्का के 
प्रिवमाण होने पर “माउन्तराममत -यह कहकर वाग्यत (मौन) होकर 
सर्प का अवभेजन करता है आग्नेय पाण्डु पाथिव सर्पो के अधिपति का 
अपने जन करके-श्वेत वायवान्तरिक्ष सर्पो के अधिपति का अवतेजन 
करके-अभिभू सौय दिव्य सर्पो क। अवनेजन करके यथावतिक्त दर्ध्यो- 
पघात सक्तुओ को सर्पो के लिये बलि का आहरण करता है 1 हे आरनेय 
पाण्डुपाथिव सर्पो के अध्प्ति ! यह आपकी बलि है-हे श्रवायवान्तरिक्ष 
सर्पो के अधिपति । यह आपकी बलि है--हे अभिभू सौ दिव्य सर्पो 
के अधिपते । यह तुम्हारी बलि है । अचनेजन करके पूरब की ही भाँति 
कड्धूतों से प्रलिखिता है । है आग्नेय पाण्डु पाथिव सर्पो के अधिपते ! 
प्रलिखन करिए। हे श्वेतबायवान्तरिक्षो सर्पो के अधिपति | प्रलिख्त 
करो । हे अभिभू सौय्य दिव्य सर्पो के अधिपते 1 प्रलिखन करो । अज्ञन 
अनुलेपन और तजो का अञ्जत करो-अनुनेपन करो और स्रो को वद्ध करो | 
इति । “नमोऽस्तु सर्पेभ्य” इति-इन तीनो से स्थण्डिल मे निउपयन करें 
जल के पात्र से उपनिनयन करके उपस्थित होता हे। बह जब तक कामना 
करता है सर्प नही आवेगे-इति। तब तक्र निरतन्र रहने वाली जल की घार 
के द्वारा तीन बार नियेशन का परिषिश्न करते हुए “अपश्रेत ददाजहि'' 


४२४ | { पारस्करगृह्यसृत्रः 


इति-इस दो से परियान करे । दर्वी की और शुर्ण का प्रक्षालन करके 
प्रत्त करके प्रदान करता हैं । द्वार देश मे "आफोहिछा भयोभूव'' इन 
तीन मन्त्रो से मार्जने करे अनुगुप्त इस सक्तु के शेष को रखकर इसके 
अनन्तर अस्तमन वेला मे प्रतिदिने अग्नि का परिचरण करके दर्व्योफ्घात 
को सक्तुओ को सर्पो के लिये आग्रहायण्थ बलि क हरण करे उस आहरण 
करते हुए के बीच से ममन नही करे | दव्य चमन का प्रक्षालन करके रख 
देता है । अस स्यूत धाना प्राशन करते हे । इसके अनन्तर ब्राह्मणो को 
भोजन कराना चाहिए ।१८। 
प्रौष्पद्यामिन्द्रयज्ञ । पायसमेन्द्र श्रपयित्काऽपूपाञ्चापूर्ण 
स्गी्वाऽऽन्य मागावि र ५5ज्य। हु तो जु होतोच्द्र येस््ाण्या 
अजायंकपदेऽहिबु घ्त्याय प्रौष्ठपदाभ्यञ्चेति । । स्था- 
लीषाकस्य जुहोतीन्द्राय स्वाहेति ) प्राशनान्ते मरुद्भ्यो 
बलि हरुत्यहुतादो मरुत इति श्रते । आइ्वत्येषु 
पलाशेषु मरुतोऽवत्थे तस्थुरिति कचनात्‌ । शुक्रज्यो- 
तिरिति प्रतिमन्त्रम्‌ । बिमुखेन च । मनसा । नामान्ये- 
षामेतानीति श्वृते- । इन्द्र दंत्रीरिति जपति । ततो 
ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रौष्ठपदी फौर्णमासी मे इन्द्र यज्ञ होता है । ऐन्द्र पायस रा अबण 
करके अपूपो से अपुपो का स्तरण करके आज्यभागो का यजन कर आज्य 
(घृत) की आहुतियो सें हवन करता है । मन्च हंवन करते का यह हे- 
' इन्द्रायेइन्द्रण्वा भजायेकपदेऽहिवु धनःय श्रोष्ठपदाभ्यश्च'? ' इलि । स्थाली- 
पार्क का “इन्द्राय स्वाहा इनसे हत करका हैं। “अहुका हो मरुन”-इस 
श्रुति के वचनं से प्राध्नन के अन्त में मरुतो के लिये! बलिका हरण करता 
है । “अश्वत्थो मे पभाशी मे मरुत अशबत्थ मे स्थित रहते है-इस वचन 
से ऐसा मानना चाहिये । “शुक्रज्योति '' इति- बह. प्रतिं मन्त्र है । और 
विमुख से करे । अम से करे । इनके ये ताम है “इति म्ह श्रति'्वचन 
है । “इन्द्र देवी. इति-- इमका जाप करता है । इस समस्त कृत्य के 
समाप्त ही जामे के पश्चात्‌ फिक कह्याणो को भोजन करना चाहिए ।१३। 


पारस्करगृद्यसूत्र ] ४२५ 


आइवयुज्या पुषातका । पायसमँन्द्री श्रपयित्वा दधि- 
मधुघुतमिश्र जुहोतीनद्रायेन्द्राण्या आश्विभ्यामाश्चयुज्यै 
पौर्णमास्ये शरदे चेति । प्राशनान्ते दघिपृषातकमञ्ज- 
लिना जुहोति । ऊन मे पूय? पूर्ण मे मा व्यगात्स्वाहेति । 
दधिमघुवृतमिश्चममात्या अवेक्षन्ते आयात्विन्द्र इत्यनु“ 
वाकेन । मातृभिवंत्सान्स' सृज्यतां रात्रिमाग्रहायणी 
च । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ २० ॥ 


ए॒षातक इस इन्द्र यज्ञ को आश्वयुगी पौणमासी मे करते है ऐन्द्र 
पायस का हवन करके दही--घृत से मिश्रित का हवन करता है । मन्त्र 
यह हैं~“इन्द्रायेन्द्राण्या आश्विभ्यामाश्चयुज्ये पौणमास्ये शरदे च' इति 
प्राशन के अन्त मे अङजलि से दधि पृषातक का हवन करता है। ऊन 
मे पुणता पूर्ण मे मा व्यगात्स्वाहा' इससे हुवन करता चाहिये । दधि 
चुत से मिश्रित को अमात्य अवेक्षण करते है । “आयात्विन्द्र ” इस अनु- 
वाक के द्वारा करे । उस रात्रि मे और आग्राह्वायणी मे वत्सो को माताओं 
के माथ ससृष्ट कर देना चाहिये । इसके उपरान्त ब्राह्मणो का भोजन 
करावे ।।२०॥ 


अथ सीतायज्ञ । ब्रीहियवाना यत्र यत्र यजेत तन्मय 
स्थालीपाक श्रपयेत्‌ । कामादीजानोऽव्यत्रापि व्रिहियव- 
योरेवान्यतर स्थालीपाक श्रपयेत्‌ । न पूवचोदितत्वा- 
त्सत्देह । असभवाद्विनिवृत्ति । क्षेत्रस्य पुरस्तादुत्तरतो 
वा शुचौ देशे कृष्टे फलानुपरोधेन । ग्रामे वोभयसप्र- 
योगादविरोधात्‌ । यत्र श्रपयिष्यन्नुपलिप्त उद्धतावोक्षि- 
तेऽग्निमुपसमाधाय तन्मिश्रेद भ॑ स्तीर्त्वाऽऽञ्यभागा 
विष्ट वाऽऽज्याहुतीजु होति । पृथिवी द्यौ प्रदिशो दिशो 
यस्मे द्य ।भरावृता. । तमिहेन्द्रमुपह्नये शिवा न सस्तु 
हेतय स्वाहा । यन्मे किनिदुपेप्सितमस्मिन्कमंणि 
वृत्तहन्‌ । तन्मे सव समृध्यता जीवत शरद शतः 


४२६ | । पारस्करगृह्यसूत्र 


स्वाहा। सपत्तिभूतिभू मिवृष्टिज्ये्ठय श्रेष्ठ्य' श्री प्रजामि- 
हावतु स्वाहा । यस्या भावे वेदिकलोकिकाना भूतिभवति 
कर्मणाम । इन्द्रपत्नीमुपह्वये सीता सा मे त्वन्नपायिनी 
भूयात्कर्मणि कर्माण म्वाहा। अश्वावती गोमती सूनृताबती 
बिभति या प्राणभृतो अतन्द्रिता । खलमालिनीमुवराम- 
स्मिन्कर्मण्थुपञ्कये ध्‌ वा' सा मे त्वनपायिनी भूयात्स्वा- 
हेति । स्थालीपाकस्य जुहोति सीताये यजाये शमाये 
भूत्या इति । मन्त्रवत्प्रदानमेकेषाम्‌ । स्वाहाकारश्र- 
दाना इति श्रृतेविनिवृत्ति । स्तरणशेषकुशेषु सीतागो- 
प्तृभ्यो बलि हरति पुरस्ताद्य त आसते सुधन्वानो 
मिषङ्भिण । ते त्वा पुरस्तादगोपायन्त्वप्रमत्ता अनपा- 
यिनो नम एषा करोम्यह वलिमेभ्यो हरामीममिति । 
अथ दक्षिणतोऽनिमिषा बामण आसते। ते त्वा दक्षिणतो 
गोपायन्त्वप्रमत्ता अनप्यिनो नम एषा करोम्यह 
बलिमेभ्यो हरापीममिति 1 अथ पइ्चादाभुव प्रभुवो 
भूतिभू मि पाष्णि शुनकुरि । ते त्वा पश्चादुगोपायन्त्व- 
प्रमत्ता अनपायिनो नम एषा करोम्यह बलिमेभ्यो हरा- 
मीममिति। अयोत्तरतो भीमा वायुसमाजवे। ते त्वोत्त- 
शत क्षेत्रे खले गृहेऽध्वनि गोपायन्त्वप्रमत्ता अनपायिनो नम 
एषा करोम्यह बलिमेभ्यो हरामीममिति । प्रकृताद- 
न्यस्मादाज्यशेषेणच पूर्ववद्बलिक्रमं । खियश्चोपयजे रशना 
चरितत्वात्‌ । संस्थिते कमणि ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ सः 
स्थिते कमणि ब्रह्मणान्भोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


इसके अनन्तर सीतायज्ञ होता है। जहाँ-जहाँ पर ब्रीहियंवो का 
यजन करे तन्मय स्थाली पाक का श्रपण करना चाह । कामादीजान 
अन्यत्र स्थाली पाक का श्रपण करे । पूर्व मे प्रेरित होने के कारण से 
सन्देह नही करे । असम्भव होने से विनिवृत्ति हो जाती है । क्षेत्र के 


पारस्करगृह्यसूत्र | [ ४२७ 


आगे अथवा उत्तर की ओर किसी पवित्र देश मे ज्ञो फलानुरोध से कृष्ट 
हो वहा पर करे । अथवा ग्राम मे उभय का सम्प्रयोग होने से कोई विरोध 
नही है। जहा पर श्रपण करने वाना होता हुआ उपलिप्त-उद्धत-अवो- 
क्षित मे अग्नि क! उपसमाधान करके उससे मिश्रित दर्भो के द्वारा फेला 
कर आज्य प्रिभागो का यजन कर आज्य की आहुतियो से हवन करता 
है । हवन करने का मन्त्र यह है--“पृथिवी द्यौ प्रदिशो दिशो यस्म 
द्यभिरावृता । तमिदेःद्रमुयहत्रये दिवा न सन्तु हेतय स्वाहा”-यन्मे किचि- 
दुपेष्सित मस्मिनकमणि वृत्रहन्‌ । तन्मे म्व ^ समृध्यता जीवत शरद 
शत स्वाहा” “सम्पत्तिभू ति भू मि्ृष्टिज्यष्ठच ` श्रेष्ठच" श्री प्रजाः 
मिहावतु स्वाहा” “'यम्था भावे वेदिक लौकिकाना भूतिभवति कम्मणाम्‌ । 
इन्द्र पत्नी मुपहये सीता ` सा मे त्वन्तपायिनी भूयात्‌ कर्मण कर्मणि 
स्वाहा” । “अश्वावर्त गोमती सूनृतावती विभति या प्राणभृतो अतन्द्रिता । 
खलमालिनी मुवंरामस्मिन्‌ कर्मण्युप ह्ये श्रवा ` सा मे त्वनपायिनी 
भूयात्‌ स्वाहा” । स्थाली पाक का सीता के लिये--यजा के लिये-शमा 
के लिये और भूति कें लिए हवन करता है । कतिपय मनीषियो का मत 
है कि मन्त्र के समान ही प्रदान करे । ' स्वाहाकार प्रदाना''-इस श्रुति 
की विनिवृत्ति है । स्तरण से शेष कुशो पर सीतागोप्ताओ के लिये बलि 
का हरण करता है। मन्त्र यह है--“'पुरम्तात्‌ ये त आसते शुध वानो 
निषङ्गिण । ते त्वा पुरस्तादगी पायन्त्वप्रमत्ता अनपायिनो नम एषा 
करोम्यह बलिमेभ्यो हामीममिति' । अर्थात्‌ आगे जो ये सुदरधारी 
निषङ्क वाले स्थित है वे आगे तुम्हरी रक्षा करे और अनपायी तथा 
अप्रम्तर है। इनको नमस्कार है । इनकी मै बलि करता हुँ और इनके 
लिए इसका हरण करता हुँ। इसके अनन्तर दक्षिण की ओर अनिमिष 
वर्मो स्थित है । वे तुमको दक्षिण मे रक्षित रखे | इनको नमस्कार है । 
मै इनकी बलि करता हुँ और इनके लिए बलि का इसको हरण करता 
हुँ । इति ॥ इसके अनन्तर पश्चात्‌ अभुव प्रभुवो भूतिभूमि पाष्णि 
शुनकरि । वे पश्चिम मे तुम्डारी रक्षा गरे और अप्रमत्त तथा अन- 
पायी रहे । इनको नमस्कार है । मैं इनकी बलि करता हू । मै इनके लिये 


४२५ ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


इसको बलि का हरण, करता हू! इति । इसके उपरान्त उत्तर की ओर 
क्षेत्र मे --गृह मे-- खल मे-माग मे अप्रमत्त और अनपायी होकर रक्षा 
करे | इनके लिये नमस्कार है। मै इनकी बलि करता हूँ मैं इसको 
इनके लिए बलिकाहरण करता हू” इति ॥ प्रकृत अन्य से आज्य के 
शेष के द्वारा पूव की ही भाति बलिकर्म करना चाहिए । आचरितत्व 
होने से स्त्रिया उपयजन न करे कम्म के स स्थित होने पर ब्राहमणो 
को भोजन कराना चाहिए । स स्थित कम मे ब्राह्मणो को भोजन देना 
चाहिए। २१ । 


तृतीय काण्ड 


अनाहिताग्नेर्नेव प्राशनम्‌ । नव स्थालीपाक ` श्रपयिः 
त्वाऽऽज्यभागाविष्ट्राऽऽज्याहुती जुहोति । शत्तायुधाय 
शतवीर्याय शतोतये अभिमातिषाहे शत को न शरदो- 
ऽजी जीनिन्द्रो नेषदतिदुरितानि चिश्चा स्वाहा । ये चत्वार 
पथयो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी वियन्ति। तेषा 
थोऽज्यानिमजोजिमावहात्तस्मं नो देवा परिधत्तेह सवे 
स्वाहेति । स्थालीपाकस्याग्रयणदेवताभ्यो हु वा जुहोति 
स्विष्टकुने च स्विष्टमग्ने अभि तत्पृणीहि विश्चाश्च देव 
पृतना अविष्यत्‌ । सुगन्न पस्था प्रदिशन्न पहि ज्योति- 
ष्मदध्येह्यमररन्न आयु स्वाहेति । अथ प्राश्नाति । अग्नि 
प्रथम भ्राइनातुसं हि वेद यया हवि । शिवा अस्मभ्यम 4 
षी कृणोतु विश्ववर्षेणि। भद्राच श्रयः 
समनेष्ट देवास्त्वयाऽवशेन समशीमहि स्वा । 
स नो मयोभू पितोआविशस्व् श तोकाय 
तनुवे स्योन इति । अ्नपतीयया वा । अथ घवानामेत- 
मृत्य मधुनासयुत्तमव ` सरस्वत्या अध वनाय चक्षु. 


पारस्करगृह्यसूत्र ] [ ४२९ 


इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतु कीनाशा आसन्मरुत 
सुदानव इति। ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १॥ 


अनाहित अभ्नि वाले का नव प्राशन होता है। नवीन स्थाली पाक 
का श्रयंण करके आज्य भागो का यजन कर आज्य की आहुतियो से 
हवन करता है । मन्त्र यह है-“शतायुधाय” दूसरा मन्त्र है- ये चत्वार 
पथयो देवयाना अन्तरा द्यावा पृथिवी वियन्ति। तेषा योऽज्या निमजी 
जिमा वह॑ध्तस्म नो देवा परिधत्तेह सर्वे स्वाहा” ॥ इति ॥ तीसरा मन्त्र 
यह है-'स्थाली पाकस्याग्र' इसके अनन्तर प्राशन करता है । प्रथम 
अग्नि प्राशन करे । वह जसा इवि है जानते हैं। ओषधिया हमारे लिये 
शिव है | विईवचषंणि कृणान करे । मन्त्र ये है-“भद्रान्न श्रय” 
अथवा अन्नपतीया से करे । “अथ यवानामेतमुत्य मधुना ' इसके अन- 
न्तर सभी कृत्य को साङ्ग सम्पन्न कराने कला सुयोग्य ब्राह्मणो को 
भोजन करना चाहिए । १ । 


मागशीष्या पौर्णमास्यामाग्रहायणीकमं । स्थालीपाक 

श्रपयित्वा श्रवणवदाज्याहुती हुत्वाऽपरा जुहोति । 
याजना प्रतिनन्दन्ति रात्री धेनुमिवायतीस्‌ । सव- 
त्सरस्ययापत्नीसा नो अस्तु सुमङ्गली स्वाहा । खव- 
त्सरस्य प्रतिमा या ता? रात्रिमुपास्महे । प्रजा ` सुवीर्या 
कृत्वो दीर्घमायुव्य श्रवे स्वाहा । सवत्सराय परिवत्सरा- 
येदावत्सरायेद्वत्सराय वत्सराय कृणुते बृहन्नम । तेषा 
वय ` सुमतौ यज्ञियाना ज्योग्जीता अहता स्याम स्वाहा । 
ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्त शिवा वर्षा अभया शरन्न । 
तेषामृतूना ˆ शतशारदाना निवात एषामभये वसेम 
स्वाहेति । स्थालीपाकस्य जुहोति । सोमाय मृगशिरसे 
मार्गशीष्यें पौर्णमास्य हेमन्ताय चेति । प्राशनान्ते मक्त - 
शेष ` शूर्पे न्यृप्योपनिष्कमणप्रभृत्यामाजनात्‌ । मार्जः 


४३० ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


नान्त उत्सृष्टो बलिरित्याह । पश्चादग्ने । स्रस्तरमा- 
स्तीर्याहत च वास अष्लुता अहतवासस प्रत्यवरोहन्ति 
दक्षिणत स्वामी जायोत्तरा यथाकनिष्ठपुत्तरत । दक्षि- 
णतो ब्रह्माणमुपवेश्योत्तरत उदपात्रं शमीशाखासीता- 
लोष्ठाइमनो निधायाग्निमीक्षमाणो जपति । अयमग्नि- 
वीरतमोऽय भगवत्तम सह्रमातम । सुवीर्योश्य' 
श्रैष्ठ्ये दधातु नाविति । पश्चादग्नें प्राचमर्ञ्जाल 
करोति। देवी नावमिति तिसृभि स्रस्तरमारोहन्ति। 
ब्रह्माणमामन्त्रयते ब्रह्मन्प्रत्यवरोहामेति । ब्रह्मानुञ्चाता 
प्रत्यवरोहन्ति । आयु कीतिय शो बलमन्नाद्य प्रजा-- 
मिति । उपेता जपन्ति । सुहेमन्त सुवसन्त सुग्रीष्म 
प्रतिधीयतान्न शिवा नो वर्षा शरद सन्तु न शिवा ३ति। 
स्योना पृथवि नो भवेति दक्षिणपाश्च प्राकिशिरस 
सविशन्ति । उपोदृतिष्ठन्ति । उदायुषा स्वा पुषोत्पजे- 
न्यस्य वृष्ट्या पृथिव्या सप्ततामभिरति । एव द्विरपर 
बरह्मानुज्ञाता । अध शयीरश्चतुरो मासान्यथेष्ट 
वां ॥ २॥ 


मार्गेशीर्ष्या पौर्णमासी मे आग्रहायणी कम्म होता है। स्थाली- 
पाक का हवन करके श्रपण के ही साथ आज्य की आहुतियों का हवन 
करके अपरा का हवन करता है। मन्त्र ये है “ या जना प्रतिनदन्ति 
मिवायतीमु । सम्वत्सरप्य या पत्नी शा नो अस्तु सु मज्भली स्वाहा” । 
अर्थात्‌ जिस रात्रि को आती हुई धेनु की तरह जन अभिनन्दन करते है 
और जो सम्वत्सर की पत्नी है वह हमको सुमङ्गल करने वाली होवे । 
“सम्वत्सरस्य प्रतिमा या ता रात्रियुपास्महे । प्रजा सुवीर्य्या कृत्वा 
दीर्घमायुव्य इनव स्वाहा” , “सम्वत्सराय परिवत्सरा येदा वत्सरा येद्व- 
त्सराय वत्सराय कृणुते वृहन्नम तेषा वय सुमतौ यञ्चियाना ज्योग्जीता 
अहता स्याम स्वाहा --“ग्रीष्मो हेमत उतमो वसन्त शिवा वर्षा 


पारस्करगृह्यसन्न | । ४३१ 


अभया शरश्च । तेषामृतूना' शत शारदाना निवात “एषामभये वसम 
स्वाहा *इति । स्थाली पाक का हवन करता है। सोम के लिए-मृगशिरा 
के लिए-मार्ग शीर्ष के लिए-पौणमासी के लिए और हेमन्त के लिये 
हवन करता है । प्राशन के अन्त भे जो सक्त, शेष रहे उसे शूपं मे 
रखकर माजन पर्यन्त उपनिष्क्रमण प्रभृति मे करे। मार्जन के अन्त 
मे बलि उन्सृष्ट होता है-यह कहा है। ग्न के पीछे। स्रस्तर को 
फैलाकर ओर वस्त्र अहत होता है । अहत वस्त्र वाले आप्लुत होते हुए 
दक्षिण की ओर प्रत्यवरोहण करते है स्वामी जाया उत्तरा कनिष्ठ के 
अनुसार उत्तर की ओर से करे। दक्षिण की ओर ब्रह्मा को उपविष्ट 
कराकर उत्तर मे जल पात्र को शमी शाखा सीता लोष्टाशम को रखकर 
अग्नि को समीक्षण करता हुआ जाप करता है । इन्त्र यह है-“'अय- 
मर्निर्वीरतमोऽय भगवत्तय सहत्रसातम । सुत्रीर्योऽय ` श्रेष्ठघो दधातु 
नौ-इति पीछे अग्नि प्राच अङजलि को करता है। “दवी नावम्‌” 
इति इससे तीनो से स्रस्तर पर आरोहण करत है । ब्रह्मा को आमन्त्रण 
करता है-हे ब्रह्मम्‌ ! प्रत्यवरोहण करते हैं” 'इति। ब्रह्मा के द्वारा 
अनुज्ञा प्राप्त करके प्रत्यवरोहण करते है। आयु कीति यश - 
बलम्‌-अन्नाद्य और प्रजाम्‌” इति। उपत हाते हुए जप करते है। 
सुहेमन्त-सुवसन्त और सुग्रीष्म ्रतिधीय ताल हो । वर्षा हमको शिवा 
हो, शरद हमको शिवा होवे। हे पृथिवी । हमको स्योना होवे-इति । 
दक्षिण पार्श्वो से प्राकशिर वाले सवेश करते है। मन्त्र यह है-- 
“उपोदुति्न्ति उटायुषा स्वायुषोत्पर्जन्यस्य वृष्ट्या पृथिव्या सप्तधामभि 
“इति इसी प्रकार से दो बार अपर ब्रह्मा के द्वारा अनुज्ञात होने है । नीचे 
भूमि पर शयन कर अथवा चार माम पर्यन्त यथेष्ट शयन करे ।२। 


ऊध्वेमाग्रहायण्यास्तित्रोऽष्टका । एन्द्री बश्चदेवी प्राजा- 
पत्या पित्र्येति । अपुपमा' सशकेयथा सङ्घयमू । प्रयमा- 
ऽष्टका पक्षाष्टम्याम्‌ । स्थालीपाक श्रपयित्वाऽऽञ्यभागा- 
विष्ट्राऽऽज्य,हुतीजु हाति । त्रि शत्स्वसार उपयन्ति 


४३२ ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


निष्कृत समान केतु प्रतिमुचमाना । ऋतू स्तन्वते 
कवय प्रजानतीर्मध्येछव्दस परियन्ति भास्वती स्वाहा । 
ज्योतिष्मती प्रतिमुञ्चते नभो रात्रो देवी सूयस्य 
व्रतानि । विपश्यन्ति पशवोजायमाना नानारूपा 
मातुरस्या उपस्थे स्वाहा । एकाष्टका तपसा तप्यमाना 
जजान गभ महिमानमिन्द्रम्‌ । तेन दम्थून्व्यसहन्तदेवा 
हुन्तासुराणामभच्छचीभि स्वाहा । अनानुजामनुजा 
मामकत सत्य वदन्त्यन्विच्छ एतत्‌ । भूयासमध्य सुमतौ 

था युयमन्या वो अन्यामति मा प्रयुक्त स्वाहा । अभू- 
न्मम सुमतो विश्ववेदा आष्ट प्रतिष्ठामविदद्धि गाधम्‌ । 
भूयासमस्य सुमतो यथा यूयमन्या वो अन्यामति मा 
प्रयुक्त स्वाहा । पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गा ह्चनाम्नी- 
मृतवोऽनु पञ्च । पञ्च दिश पञ्चदशेन क्लृप्ता 
समानमूर्ध्नी रघिलोकमेक स्वाहा । ऋतस्य गर्भ प्रथमा 
व्यूषिष्यपामेकामहिमान बिभति । सूर्यस्मंका चरति 
निष्कृतेषु धर्मस्य का सवितेकान्नियच्छतु स्वाहा । या 
प्रथमा व्यौच्छत्सा धेनुरभवद्यमे । सा न पयस्वती 
धुक्षवोत्तरामुत्तरा समा स्वाहा । शुक्राषभा नभसा 
ज्योत्तिषाऽऽगाद्विश्चरूपा शबली अग्निकेतु । समानमर्थः 
स्वपस्यमाना बिभ्रती जरामजर उष आगा स्वाहा । 
ऋतूना पत्नी प्रथमेयमागादहना जनेत्री जनित्री प्रजा- 
नाम्‌ । एका सती बहुधोषो व्योच्छत्साऽजीग त्व 
जरयसि सक्मन्यत्स्वाहेति' । स्थालीपाकस्य जुहोति । 
शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्ष शन्नो द्योरभय कृणोतु । 
श नो दिश प्रदिश आदिशो नोऽऽहोरात्रे कृणुत दीघ- 
मायुव्य श्रव स्वाहा । आपो मरीची परिपान्तु सवतो 
धाता समुद्रो अपहन्तु पापप्‌ । भूत भविष्यदकृन्त द्विश्च 
मस्तु मे ब्राह्माभिगुप्त सुरक्षित स्या स्वाहा । विश्वे 


चारेस्केरगृद्यसूत्रे ] [ ४३३ 


आदित्या बैर्सँवञ्च देवा रुद्रा गोप्तारो मरुतश्च सन्तु । 
ऊर्ज प्रजाचमृत दीर्घमायु प्रजापतिंमथि पैरमेष्ठीं दधातु 
स स्वाहेति । अष्टकाये स्वाहेति। मध्यमा गवा । तस्ये 
वैषा जुहीति वह वपाँ जातंवेदे' पितृभ्य इतिं । 
इवीऽन्वष्टकासु सर्वासा पाश्च सँक्थिंसव्याभ्या परिवृते 
विण्डपितृयन्नर्वत्‌ । स्लीभ्यश्रोंपसेचन च कणु षु सुरया 
तर्पणेन चाञ्जनानुलेषन स्रजईच । आँचार्यान्तेवीसि- 
भ्येशचांनर्पत्येम्ये इच्छन्‌ । मेध्या वर्षे च तुरीया 
शाकाष्ठंका ॥ ३ ॥ 


अग्राहीयंणी के आणिं तीन अष्टेकांऐ होती है । ऐन्द्री वैश्वदेवी--- 
प्राजापट्या जर पिंत्र्या = इतिं । यें तीन अंष्टकाओ के नाम हैं। अपूंप- 
मासनशर्को से संख्या के अनुसार हीं करेना चाहिए । प्रॅथेभा अष्टका पक्ष 
की अष्टमी मे होती है । स्थरलींपाक कां श्रपण करके आज्य के भागी का 
यजन करे । औरं आज्य की आंहुतिंयी का हवन करतो हैं। मन्त्र ये है- 
“त्रिशत्स्व॑सारें उँप्ैन्तिं निष्कृत समानं केतुं प्रतिमुञ्चमना । ऋतू - 
संतन्वते कव॑यं प्रजमितीं मंध्येछन्दंस पेरिवँन्ति भास्वती स्वाहा” । 
“जयोतिष्मती प्रतिंमुँङ्चंते नभौ रात्री देवों सूयँस्य व्रतानि । विपश्यन्ति 
पक्षती जाँच मोसो नान/िँपा मातुरस्या उपस्थे स्वाहा ।“एकाष्टकां तपसा 
लष्येमांना जर्जीन गर्भ महिमानंमिन्द्रेम्‌ । तेन दस्यून्थ्यसहन्तं देवा हन्ता 
सुराणामभवच्छचीभि स्वाहा -"'अनानुजामनुजा मामकत्त सत्यं 
वदन्त्यन्विच्छ एतत्‌ । भुर्यीसमस्य सुमतौ यथा यूर्थमन्यौ शो अध्यामति 
मा प्रयुक्त स्वाहा” । “अभून्मम सुमती विंश्वर्वेदा आधि प्रतिष्ठमिंविदद्धि 
साधम्‌ । भूर्वा्तयस्थ सुमतो यथा यूय॑मेन्यों वी अन्यांमतिमा प्रयुक्त स्वाहा ॥ 
“पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गा पञ्च॑ वाम्ती भुतर्वो$नु पञ्च । पञ्च 
दिश वञ्चदशेन क्लता समान शृष्तीरबिलींके मेके स्वाहा” । ऋतस्य 
गर्भ प्रथमा व्युषिष्यपामेकामहिमान विभति । सूंयेस्येका चराति निष्कृतेषु 
थम स्वका सक्तिकान्नियेच्छतु स्वाहा” । “वा अर्थमा व्वौच्छत्सा धैनुरभ- 


४३४ | [ षारस्करगृह्यसू् 


वद्बमे ॥ सान पयस्वती धुक्ष्वोत्तरामुत्तरा समा स्वाहा” । “शुक्रक्रषभा 
नभसा ज्योतिषाऽऽग द्विश्वरूपा शबली अग्नि केतु । समानमर्थ -स्वपस्य= 
माना बिञ्रती जरामजर उष आया स्वाहा ” । “ऋतुना पत्नी प्रथमेक 
मागादहना नेत्री जनित्री प्रजानाम्‌ । एका सती बहुषोधो व्योच्छत्सा» 
ऽजीर्णा स्व जरयसि सवंमन्य स्वाहा” इति। स्थालीपाक का हवन करता 
हैं । अम्य मत्र है-"शान्ता पृथिवी शिव मन्तरिक्षं शक्नो दुयौभय कृणोतु । 
श नो दिश. प्रदिश आदिशो नोऽहोरात्रे कृणुत दोघंमायुव्यश्नवे स्वाहा" | 
“आपो मरीची परिपान्तु सवतोधाता समुद्रो अपहन्तु पापम्‌ । भुत 
भविष्यदकृन्त द्विश्वमस्तु मे ब्रह्माभिगुप्त सुरक्षित स्याः स्वाहा” । अर्थात्‌ 
जल मरीची लब ओर से रक्षा करे --धाता समुद्र पाप का अपहनन 
करे । भूत-भविष्यतु का अक्रेन्तन करने वाला विश्व मेरा हावे और 
ब्रह्मा के द्वारा अभिगुप्त होता हुआ मैं सुरक्षित होऊ । “विशवे आदित्या 
वसवश्च देवा रुद्रा गोप्तारो महुतश्च सन्तु । ऊज प्रजानाममृत दीघमायु. 
प्रजापतिर्शयि परमेष्टी दध।तुन स्वाहा” इति । अष्टका के लिये स्वाहा 
है । मध्यमा गवा है । उतक लिये वपा का हवन करता है । जात बेद 
पितृगण के लिये दपा का वहन करो । इति । शव अन्वष्टकाओ मे सबका 
पाएवे--सक्थि सव्यो से परिवृत मे पिण्ड पितृ यज्ञ के समान है। और 
स्त्रियो के लिये उपलेपन कषु ओ से सुरा के द्वारा तपंण से और अञ्जन 
का अनुलेपन ओर स्रज देवे । आचाय और अपत्यहीन अन्ते वासियो के 
लिये इच्छा करता हुआ करे । और वर्ष मे मध्यातुरीया झाकाष्टका होती 


है । ३। 
अथात शालाकर्म । पुण्याहे शाला कारयेत्‌ । तस्या 
अवटमभिजुहोत्यच्युताय भौमाय स्वाहेति । स्मम्भ- 
च्छयति इमामुच्छुयामि भुवनस्य नाभि वसोधारा 
प्रतरणो वसूनाम्‌ । इहैव घ वा्निमिनोमि। शाला 
क्षेमे तिष्ठतु घृतमुक्षमाणा अश्वावती गोमती सूतृताव- 
त्युच्छुयस्व महते सौभगाय । आ त्वा शिशुराक्रन्दत्वा 
मावो धेनवो बाश्यमाना । आ त्वा कुमारस्तरुण आ 


पारस्कस्गृह्मसूत्र | { ४३३ 


वत्सो जगदे सह । आ त्वा परिस्रुत' कुम्भ आ दध्न. 
कलशैरुप क्षेमस्य पत्नी बृहती सुवास रयि नो घेहि 
सुभगे सुवीयम्‌ । अश्वावद्गोमदूजंस्वत्पर्णं वनस्पतेः 
रिव । अभि न. पूर्यंता रयिरिदमनुश्र यो वसान इति 
चतुर प्रपद्यते । अभ्यन्तरतोऽग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो 
ब्रह्माणमृपवेश्योत्तरत उदपात्र प्रतिष्ठाप्य स्थालीपाक - 
श्रपयित्वा निष्क्रम्य द्वारसमीपे स्थित्वा ब्रह्माणमामन्न- 
यते ब्रह्माप्रविशामीति । ब्रह्मानुज्ञात प्रविगत्यृत प्रपद्य 
शिव प्रपद्य इति । आज्या सर्कृत्येह रतिरित्याज्याहुती- 
हु त्वाऽवाऽपरा जुहोति । बातोष्पते प्रतिजानीह्मस्मा- 
न्स्वावेशो अनमीवो भवा न. + यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्ब 
शन्नो भव द्विपदे श चतष्पदे स्वाहा ! वास्तोष्पते प्रतरणो 
न एधिगयस्फानो गोभिरश्च भिरिन्दो। अजरासस्ते सख्ये 
स्याम पितेव पुत्रान्प्रति तन्नो जुषस्व श्चन्नो भव द्विपदे 
श चतुष्पदे स्वाहा । वास्तोष्पते शन्मया संसदा ते 
सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या । पाहि क्षेम उत योगे 
वरन्नो यूयभ्पात स्तस्तिभि सदा न स्वाहा । अमीवहा 
वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन्‌ । सखा सुशेव एधि 
न॒ स्वाहेति । स्यारीपाकस्य जुहोति । अग्निमिन्द्र 
बृहस्पति विश्वान्देवानुपद्वये । सरस्वती त्र वाजो च 
वास्तु मे दत्त वाजिन स्वाहा । सपदेवजनान्सर्वान्‌हि- 
मवन्तः सुदर्शनम्‌ । वस्‌ श्र रूद्रानादित्यानीशान जगदे 
सह । एतान्सर्वान्प्रद्य 5ह वास्तु मे दत्त वाजिन. स्वाहा । 
पूर्वाटणमशराह्वञ्चोभौ मध्यन्दिना सह। प्रदोषमद्ध रात्र 
च व्युष्टा देवी महापथाम्‌ । एतान्सर्वान्प्रपद्ये ऽह वास्तु मे 
दत्त वाजिन स्वाहा । कर्तार च विकर्तारविइवकर्माण 
मोषधीश्चवनस्पतीन्‌ । एतान्सर्वान्प्रपद्य 5ह वास्तु मे दत्त 
वाजिन स्वाहा । धातारवविधातार निर्ध बाँच पति सह । 


४३६ | [ पारस्करगृह्यसृत्र 


एतान्सर्कान्प्रपद्यऽह वास्तु मे दत्त वाजिन स्वाहा। 
स्योन शिवमिद वास्तु दत्त ब्रह्मप्रजापती सर्ताश्च 
देवता स्वाहेति। प्राशनान्ते का स्ये सभारानोप्योदुम्ब- 
स्पनाशानि ससुराणि शाडवल गोमय दघि मधु घृत 
कुशान्यवाश्चासनोफस्थानेषु प्रोक्षेत्‌ । पुर्वे सघावभिमृ- 
शति । श्रीश्च त्का यशश्च पुर्व सन्धो गोपायेतामिति # 
दक्षिणे सधावभिमृशति । यज्ञश्‍च त्वा दक्षिणा क 
दक्षिणे सन्धो मोपायेतामिति । परिचिमे सन्धावभिमृ- 
शति । अन्न चत्वा ब्राह्मणइत्र पङ्चिमे सन्धौ मोपाये- 
तामिति। उत्तरे सन्धावभिमृशति । ऊक्चे त्वा सूनृता 
चोत्तरे सन्धौ मोपायेतामिति। निष्क्रम्य दिदा उपति- 
ष्ठते । केता च मा सुकेता च पुरस्ताद्गोपायेत्तामित्य- 
स्निर्वे केताऽऽदित्य सुकेता तौ प्रपद्ये ताभ्या नमोऽस्तु 
ते म पुरस्ताद्गोपायेतातिति । अथ दक्षिणतो गोपायमान 
च मा रक्षमाणा च दक्षिणतो मोपायेतामित्यहके 
मोपायमान रात्री रक्षमाणा ते प्रपद्य ताभ्या नमोऽस्तु 
ते भा दक्षिणतो गोपायेतामित्ति । अथ पद्चाहीदिविक्च 
मा जागृबिरच परचादगोंपायेतामित्यन्न वे दीदिविः 
प्राणो जागृविस्तो प्रपद्च ताभ्या नमोऽस्तु तो मा पर्चा- 
द्गोपायेतामिति ! भथोत्तरतोऽस्कप्नञ्च माऽनवद्राण- 
₹कोत्तरतो गोपायेतार्मिति चन्द्रमा वा अस्वप्नो वायु- 
रनवद्राणस्तो प्रपद्य ताभ्या नमोऽस्तु तौ मोत्तरतो 
मोफार्येतामितिं । निष्ठिता प्रपद्यते घमंस्थ्णा राजः 
श्रीस्तूफ्महोरात्रे ढापफलके । इन्द्रस्य मुहा क्सुमन्तो 
वरूथि नस्तानह प्रपद्य सह प्रजया पशुमि सह । यन्मे 
किचिदस्त्युषहूत सवंगणसखायसाधुसवृत । ता त्वा 
शालेऽरिष्टवीरा गृहान्न सन्तु सकंत इति । ततो ब्राह्मण 
भोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 


~ 


थारस्करगृह्यसूत्र ] | ४३७ 


इसके अनन्त र इसलिये शालाकर्म होता है। किसी पवित्र दिने में 
शाला को कसना चाहिए । उसका “अच्युत के लिये भीम के लिये स्वाहा 
है'-इससे अवरक का हवन करता है । स्तम्भ को उच्छित करता है-इस 
भुवन की नाभि वसुओ केप्रवरणी वसोधारा को उच्छित करताहू । बहा श्र वो 
का निमनल करता हू ।-शाला को क्षेम पूर्वक स्थित रहे-घृत को उक्षमाणः 
=अश्वावती-मरेमती-सूसुतावती शाला को महान्‌ सौसम के लिये उच्छित 
करे + ये चार मन्त्र कहे जाते हैं-“'आर्वा दिशुराक्रन्दस्का मावो घेनबो 
चाश्यमाता--“'आत्वा कुमारस्तरुण आचत्सो जगदे सह”1 आस्वा 
परिस्रुतः कुम्भ आदध्नः कलशेरुष क्षेमस्य पत्नी बृहती सुवासा रायि तो 
घेहि सुभये सुवीयंस्‌ । अश्वावम्दो मदू्जेस्वत्पर्ण वनस्फ्तेरिव । अभि 
यूर्यंता रयिरिदमनु श्रेयो वसन” ) अभ्यन्तर से अग्नि का उपसमाधान 
करके दक्षिण को ओर ब्रह्मा को उबकिष्ट कराकर उत्तर को ओर उदपात्र 
को प्रतिष्ठापित करे और स्थालीपाक का श्रवण करके निष्क्रंमण करे- 
द्वार के समीप मे स्थित होकर “ब्रहमन्प्रबिशामि” इस मन्त्र से ब्रह्मा 
का आमन्त्रग करता है । ब्रह्मा के द्वारा अनुज्ञा घ्रान करता हुआ प्रबेश 
करता है । मन्त्र यह है-ऋत प्रपदये-व्शिव प्रपद्े”” इति। आज्य का 
सस्कार करके यहाँ “रतिरिति” इससे आज्य की आहुतियो का हवन 
करके अपरा को हवन करता है । मन्त्र बह है-““वास्तोष्यते प्रतिजानीहि 
अस्मान्स्वावेखो अनमीवो भवान. ॥ यत्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो 
व द्विपदे शचतुष्पदे स्वाहा “-“वबास्तोष्पते प्रवरण न एकि गयस्फानो 
सेमि रश्वेभिरन्दो । अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव धुत्रान्त्रति तन्नो जुषस्व 
शन्नो भव हिपदेश चतुष्पदे स्वाहा” 4 “बास्तोष्यते श्रस्मया संसदा ते 
सक्षीमहि रण्वया मातुसत्या १ पाहि क्षेम उत्त थोये वरो ययम्पाह 
स्वस्तिभिः सद्मन. स्वाहा” । “अमीवहा वइस्तोदफ्ते विश्वारूपाश्याविशत्‌ ६ 
सखा सुञ्चेब एश्वि नः सुकाह्य'' | इति 4 


स्थालीपाक का हवन करता है । सन्त्र थह है--“अभ्नि मिष्टर 
बुद्ृस्पति बिश्वान्देवानुपहवये । खरस्वदी ज बाजी च वास्तु के दत 


४३६ | ॥ पारस्करगृह्यसत्र 


वाजिन स्वाहा” । “सरपदेवजवान्‌ सर्वाद् हिमवन्त सुदशनम्‌ । वसू श्क 
रुंद्रावादित्यानीशान खगदै सह। एतान्सर्वान्प्रपयऽह वास्तु में दत्त 
थाजिन स्वाहा” । पूर्वाहणमपराहणन्योभौँ मध्यन्दिना सह प्रदोष 
मद्धे रात्र च व्युष्टां देवी महापथाम्‌ । एतान्सर्वान्प्रपद्योऽहं वास्तु मे दत्त 
वाजिनम स्वाहा” । “कर्तार च विकर्त्तारं विश्वकर्माण मोषधीरच 
वनस्पतीत । एतान्सर्वा प्रपद्येऽह वास्तु मे दत्त वाजिन” स्वाहा" अर्थात्‌ 
कर्ता को--विकर्ता को--विशवकर्मा को--ओषधियों को--वनस्पतियो 
को--इन सबको शरणागति में मैं जाता हुँ-चाजिगण मुझे वस्तु देवें -< 
स्वाहा है। "धातार च विधातार निर्धीनाँ च पतिसह। सतान्सर्वा- 
सप्रपद्येऽह वास्तु मे दत्त वाजिन । स्वाहा” । स्योन शिवमिद वास्तु दत्त 
ब्रह्वाप्रजापती । सर्वश्च देवता” स्वाहा--इति' प्रासन के ग्रन्त में काँसे 
कै पात्र मे सम्भारों को रखकर औदुम्वर फलाशो को ससुर-शाड्वल- 
गोम्रय-दधि=मधुर घुन-कुशो-ओर यवो को आसनोप स्थानो में प्रोक्षण 
करे + पूर्व मे सन्धि मे अभिमृष्ट करता हैं + मत्र यह है--“श्रीश्चत्वा 
यशश्च पू सन्धौ गोपायेताप्‌” इति । दक्षिण संधि मे “यञ्चश्च स्वा 
दक्षिणा च दक्षिणे सन्धौ गोपायेताम्‌” इति--इस मत्र से दक्षिण सधि मे 
अभिमृष्ट करता है । पश्चिम सवि में-- “अन्न च त्वा ब्राह्वाणश्च पश्चिमे 
सन्धौ गोपायेताम्‌” इति-इस मत्र से अभिमृष्ट करता हैं। इसके अनन्तर 
उत्तर साधि मे~'ऊक्चं त्वा सूनृता चोक्तरे सन्धौ गोफायेतामु” इति-- 
इससे अभ्िमृष्ट करता है । निष्क्रमण करके दिशाओ का उपस्थान करता 
हैं । मत्र यह है-*केता च मा सुकेका च पुरस्ता ग्दोपायेतामु” इसमे 
अम्नि्वे केताऽऽदित्यः सुकेता इन दोनो की प्रपत्ति ग्रह करता हू ) उन 
दोनो के लिये नमस्कार है के दोनो आगे रक्षा करे । इति । 


इसके श्रनन्तर दक्षिण की ओर भोपायमान मेरी रक्षा करती हुई 
दक्षिण की ओर रक्षा करे-इससे दिन गोपायमान है और रात्री रक्षमाणा 
हे-उन दोनो की सञ्चिधि मे मैं प्रप होता हृ । उन दोनो को मेरा 
नमस्क्रार है । के दोनो मेरी दक्षिण की ओर से रक्षा करे --इति। 


पारस्करगृह्यसूत्र } [ ४३३ 


इसके अनन्तर “पश्चाहिविश्च मा जागृविश्व पश्चार्दोपायेताम्‌'' इससे 
अन्न-दीदिवि प्राण जागूवि-इन दोनो की प्रपत्ति ग्रहण करता हु-उन 
दोनो को मेरा नमस्कार हैं-वे दोनो मेरी पश्चात्‌ रक्षा करे --“इति । 
इसके अनन्तर ““उत्तरतोश्स्वप्तश्व माऽनवद्राणश्चोत्तरतो गोपायेताम्‌ 
डति । “चद्रमा वा अस्वप्नो वायुरनवद्राणस्तौ प्रप ताभ्या नमोऽस्तु 
तोमोसरतो गोपायेताम्‌-'' इति | अर्थात्‌ चद्रमा अथवा अस्वप्न वायु 
आनचद्राण उन दोनो की शरणागति मे मैं जाता हु-उन दोतो के लिये 
भेरा नमस्कार है-वे दोनो मुझको उत्तर की भोर रक्षित रक्खे । 
हे राजन्‌ ! धर्म स्थूणा निष्ठिता को प्रपन्न होती है और द्वार फलक मे 
अहोरात्र में श्री स्तूप को प्रपन्न होता है । इन्द्र के गृह वसुवाले और 
बरूथी हैं उन कौ प्रपत्ति मे मैं जाता हू समस्त प्रजा और पशुओ के 
साथ हायस्म होता हु । जो कुछ सवगण सखाय साधु सङ्गत उपहूत है । 
उनको तुमको शाला मे अष्टवीरा हमारे गृहो को होवे ओर सब ओर 
से हो” इति । इसके अनन्तर ब्राहमणो को भोजन करना 
चाहिए ।%। 


अथातो मणिकावधानम्‌ । उत्तरपूवंस्या दिशि यूपवद- 

चट खात्वा कुशानास्तीर्याक्षतानरिष्टकान्‌ ( सुमनस 

कपदिकान्‌ ) चान्यानि चाभिमङ्भलानि तस्मिन्‌ 

मिनोति मणिक समुद्रोऽसीति । अप आसिङ्चति । 

आपो रेवती क्षया हि चस्व क्रतु च भद्र बिभृथा- 

मृत च । रायश्च स्थ स्वापत्यस्य पत्नी सरस्वती यद्‌- 

गुणते वयोऽधादिति ¦ आपोहिष्ठेति च तिसृभि । ततो 

ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ५ ॥ ६, 

इसके अनन्तर माणका विधान होता है । उत्तर पूर्बे दिशा भे यूप 
की ही भाँति अवर का खनन करके कुशाओं को 'फेलाकर अरिष्टक 
अक्षतो को पुष्पो को-कपदिकाओ को (कौडियो को) और अन्य अभि- 
मङ्गलो को आस्तरण करके उसमे मणिक को “समुद्रोऽसि” इससे 


४४० | [ पारस्कगृह्मपूत्र 


मयन करता हे । फिर “आपो खृबी क्षया हि वल्व: क्रतु च भद्र 
ब्रिमुथाभूत च । रायश्च व्य स्वाषत्यस्य पत्ती सरस्वती तद्ध णुते 
वृयोड्यात  इति--इससे जल का आसेचत करता है । और “आपोहिष्ठा 
ममोभुव ” इत्यादि तीन सन्त्री के द्वारा आसेचन करता है । इस सम्पूर्ण 
कृत्य के साङ्ख सुसम्पत्न हो जाने करे अच्नन्तर अन्त मे ब्राहक्रणे को भोजक 
कराना चाहिए । ५। 
अथ्ात शीर्घरोग भेफजस । काणी प्रक्षाल्य श्वौ 
त्रिमाष्टि । चक्षुभ्या श्रोच्तास्पा गोदानाच्छुबुकादणि | 
ब्म शीर्षण्य्र रराठाहिवृहासीक्षसिति । अद्ध ञचेदव- 
भ्रेदककिरुषाक्ष श्वे तपक्ष महाखश + अथो चित्रपक्ष 
शिसे माऽ्यामिताप्सीकिति । क्षेम्पो ह्यत्र 
भक्ति ॥ ६ ४ 


` इसके उपरान्त शीषैरोग की भेषज हैं । दोनों हाथों को प्रक्षालित 

करके भोहो का विभाजन करता है। माजंत करने का मन्त्र यह है-- 
“चल्षुभ्या क्रोव्राभ्यों गोदानाच्छुवुका दघि । यक्ष्म ˆ शीषेण्य” रराटाद्वि- 
बृहामीसस” इति ॥ "गद ञ्जेदक्र भेदक किलपाक्ष अवेतयक्ष महायश ॥ 
अथो छित्रप्क्ष शिरो साहुयाशिताप्सीद ॥ इति क्षेम्य ही होता है । ६॥४ 

उतृजफरिमेह' । स्वपत्तो जीवव्रिषारो स्व सुत्म्नासि- 

च्यापसलचि. त्रि परिषिळ्यत्क्रीयात । घरि त्वा 

शिरेस्ह षरिबातु, परिस्वसु' पनिपित्रोशक भ्रावोरच 

सुख्येम्छे किफूजज्यहम ॥ उतूल पतरिमोढोर्जक्त परिमीइ” 

क गम्झियर्खछीत स॒ खाडि म्यारावाभ्निमु्ाससाचास 

घृताक्तानि कुशेण्ड्वानि जुहुयाच । परि त्का हलतो 

हत जड चन्द्रडोसध? ४1 इन्दुअशनत च्छित्वा मह्य 

भुक्त्वाथान्यमरानयेद्विति क्षेम्यो ह्यव भवति ॥ ५७ 

उतु पढ्र्भेद ब्तलाक जातक है | सोते हुए जीव के विषाझसें 
क्रते मत्र का आसेन्कत करके अप सुलकि दीन कर प्रिषिल्ऋव को 


पारस्करगृह्यसूत्र ] [ ४४१ 


हुए परियान करे । “परित्वा गिरेरह परिमातु पर्स्क्षसु' परिपित्रोश्च 
आत्रोश्तू सख्येध्यो विसृजाम्यहम्‌ । उतुल' परिमीढोऽसि परिमीढ' क्क 
गमिष्यासि ॥ इति । इस सन्त्र के द्वारा वह यदि भ्रभ्य से दावाग्नि का 
उप समाधान करके घुताक्त अङ्को को कुर सेहक्न करे । “परिता 
हृलनो ह्वल निवृ त्तेद्द वीरुध । इन्द्रपाशेन च्छितत्वा मह्य भुक्टवाधान्य 
भामयेत्‌ ॥ इति । इस मन्त्र से क्षेम्यं ही होता है। ७ । 
शूलगब । स्वर्यं प्रशव्य पुत्र्यो धन्यो यशस्य आयुष्य । 
ओपासनपरण्य हुत्वा विवितान साधयित्वा रोद्र 
पशुमालभते । साण्डम्‌ । गोर्वा शब्दात्‌ । वपा श्रपयि- 
त्वा स्थालीपाकमक्दाकानि च रुष्राय बपामन्तरिक्षाय 
बसा स्थालीपाकमिश्राप्यवदानानि ज्‌ होत्यस्नये रुद्राय 
शर्वाय पशुपतये उपग्रायाशनये भवाय सहादेवायेशाना- 
येति च । वनस्पतिस्विष्टकृदम्ते ॥ दिग्व्याघारणस्‌ । 
व्याधारणाम्ते पत्नी सयाजयन्तीन्द्राण्यं रुद्राण्यं शर्वा- 
प्ख भक्षान्य़ा मर्नि गरृहपतिमिति । लोहित पालाशेषु 
करेषु रुद्राय सेनाभ्यो बलि हरति यास्ते रुद्र पुरस्ता- 
स्वेनास्त्ताभ्य एष ते बलिस्ताभ्यस्तेससो यास्ते 
रुद्र दक्षिणत' सेनास्ताभ्य एष ते बलिस्ताम्थम्ते 
नम्रो यास्ते रुद्र परदचात्सेनास्ताक्थ एष 
बलिस्तास्य एष बलिख्तास्यस्ते नमो यास्ते रुद्रोत्त रस 
सेन्नास्तास्य एष ते बलिस्ताम्यस्तैसमोयास्ते रुद्रोपरिष्टा- 
त्सेनास्ताभ्य एष ते बलिस्ताभ्यस्ते नमो यास्ते रुद्राध- 
स्ताल्हेनास्ताभ्य एष ते ब॒लिस्लाभ्यस्ले नम इति अक्ध्य 
लोहिललिप्तमग्नी प्रास्यत्यधो वा चिखनन्ति । अनुवात्त 
पशुमवस्थाप्य रुद्रं रुपतिष्ठते फ्रथसोत्तमाभ्या बाऽनुकाकः- 
म्हा केतस्य फ्शोर्ग्रम हृरति । एतेनेव गोचज्ञो व्या 
ख्यात । पायसेतासर्थलुघ्र । तस्य तुल्थक्था गोदन 
क्षिणा ॥ 5 ६॥ 


४४२ ] “ पारस्करगृह्यसूत्र 


अब शूलगव, बतलाते हैं यह स्वगं देने वाला--पशु देने बाला 
पुत्र प्रदाता धम्य-यशस्य भौर आयुष्य होता है । औपासन अरण्य का 
हरण करके विवितान का साधन करके रौद्र पशु की आलभन करता 
है । साण्ड को करता है। अथवा शब्द से गो का ग्रहण है। वपा का 
श्रपण करके स्थाली पाक और अवदानो को रुद्र के लिये-वपा को 
न्तरिक्ष के लिये--वसा को और स्थाली पाक से विमिधित अबदानों 
का हवन करता है। मन्त्र यह है--“अग्नधे रुद्राय शर्वाय पशुपतये 
उग्रायाशनये भवाय महादेवाये शानाय ॥ इति । अन्त मै बनस्पति स्विष्ट- 
कृत होता है। फिर दिव्या धारण होता है व्याघारण के अन्त में 
“पहनी. सयाज यस्त्रीन्द्राण्ये रुद्राण्यै शर्वाण्यै भवान्या अग्नि गृहपति 
मिति” इस मन्त्र से करे । लोहित पालाश कूर्चो मे रुद्र के लिये सेनाओं 
के लिए बलि का हरण करता है--हे रुद्र ! जो आप के आगे सेनाये है 
उनके लिये यह बलि है। उनके लिय आपके लिए नमस्कार है। हे 
रुद्र ! जो आपके दक्षिण की ओर सेनाऐ है उनके लिये यह बलि हैं। 
आपकी उन स्नाओ के लिये नमस्कार है । हे रुद्र । जो सेनाऐ आपके 
पश्चिम की ओर है उनके लिये यह बलि है आपकी उन सेनाओ के 
लिए नमस्कार है । हे रुद्र | आपकी उत्तर की ओर जो ये सेनाऐ है 
उनके लिये यह बलि है आपकी उन सेनाओ के निये नमस्कार है। हे 
रुद्र | जो आपके ऊपर की ओर ये सेनाऐ है उनके लिए यह बलि हैं, 
आपकी उन सेनाओ क लिए नमस्कार है। है रुद्र! आपके नीचे की 
भोर जो ये सेनाऐ हैं उनके लिए यह बलि है आपकी उन सेनाओ के 
लिए नमस्कार है । लोहित लिप्त ऊवध्व को भरिन मे देगा अथवा अधो- 
भाग में निखनन करते हें । बात के अनुसार पशु को अब स्थापित करके 
रुद्र मन्त्रो के द्वारा उपस्थान करता है । अथवा प्रथमोत्तम अनुवाको 
से इस पशु के ग्राम का हरण नही करता है | इतने इससे ही गो यज्ञ 
की व्याख्या कर दी गयी है । पायस से अनर्थलुप्त होता है । उ सके 
सथान अवस्था वाली गौ की ही दक्षिणा होती चाहिए । ८-६ । 


पारस्करगृह्यसूत्र | [ ४४३ 


अथ वृषोत्सर्ग । गोयज्ञन व्याख्यात’ । कातिक्याँ 
पौर्णमास्या”रेवत्या वा55श्युजस्य । मध्येगवा' सुसमिद्ध- 
मरिनि कृत्वाऊज्यसस्कृत्येहरतिरिति षट जुहोति 
प्रतिमन्त्रम्‌ । पूषा गा अन्वेतु न पूषा रक्षत्ववत । पूषा 
ताज सनोतु न स्वाहेति पौष्णस्य जृहोति रुदन्‌ जपि- 
त्वैकवणं द्विवर्ण वा यो वा यूथ छादयतिय वा यूथ 
छादयेद्रोदितो वैव स्यास्सर्वाङ्ग रुपेतो जीववत्साया 
पयम्विम्या पुत्रों युथे च रूपस्वित्तम स्यात्तमलकृत्य 
यथेमुख्याइचतस्रो वत्सतर्य रताइचालकृत्य । एत युवान 
पति वो ददामि तेन क्रीडम्ताशचरथ प्रियेण । मान 
साप्तजनुषा सुभगा रायस्पोषेण समिषा मदेमेत्येतयं वो- 
त्सृजेरन्‌ । नम्यस्थमभिमन्त्रयसे मयो भूरित्यनुवाकशेषेण 
( वामे चक्र दक्षिणो त्रिशूल ) । सर्वासा पयसि 
पायस श्रपयित्वा ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ । णशृमप्येके 
कुर्वन्ति । तस्य शूलगवन कल्पो व्याख्यात ॥ १० ॥ 


इसके अनन्तर वृष के उत्सर्गं के विषय मे बतलाया जाता है । 
गौ के यज्ञ से व्याख्या कर दी गयी है । कातिक मास की पौण मासी मे 
अथवा आश्विन मास की रेवती मे इसको करे । गोओ के मध्य मे अग्नि 
को भली भाति समिद्ध करके आज्य ( घुत) का सस्कार करे फिर 
“इहुरति रिह | इत्यादि मन्त्रो के द्वारा प्रतिमन्त्र छै आहुतियो का हवन 
करता है। “पूषा गा अन्वेतु न पूषा रक्षत्ववंत । पूषा वाज" सनोतु 
न स्वाहा” इस मन्त्र से पोष्ण की आहुतियो का हवत करता है। 
रुद्र मन्त्रो का जाप करके एक वर्ण वाले अथवा दो वर्ण बाले क्रो जो 
भी यूथ का छादन करता है अथवा यूथ जिसका छादन करे अथवा 
रोहित ही हो किन्तु सम्पूणं अङ्गो से युक्त हो जीववत्सा पयस्विनी का 
पुत्र और यूथ मे रूपस्वित्तम होना नाहिए । उसको अल कृत करके यूथ 
में चार जो मुख्य वत्सतर्रा हैं उनको भी भली भाँति अलक्कत करे । 


४४४ | [ पारस्करगृह्यसूत्र 


इस युवक पति को आपको देता हू। उस प्रिय के साथ क्रीडा करती 
हुई विचरण करो । “मान साप्तजनुषा सुमगा रायस्पोषेण सर्मिषा 
मदेम  इति--इससे उत्पत करे । “मयोभू ” इस अनुवाक शेष के द्वारा 
नभ्यस्थ को अभिमन्त्रित करना है । ( वाम भाग मे चक्र और दक्षिण 
भाग मे ब्िशुल रक्खे ) सबके दूध मे पायस का श्रयण करके अस्त मे 
श्राहमणो को भोजन करावे । १० । 


अथोदककर्म । अद्विवर्षे प्रेते मातापित्रोराशौचम्‌ । शोच- 
मेवेतरेघामेकरात्र त्रिरात्र वा। शरीरमदरध्वा निख 
नन्ति । अन्त सूलके चेदोत्थानादाशौच " सूतकवत्‌। 
नात्रोदककर्म द्विवषश्रभ्नृति प्रेतमाश्मशानात्सर्वञ्नु +च्छेयु । 
यमगाथा गायन्तो यमसूक्त च जपन्त इत्येके । यद्य पेतो 
भ्रमिजोषणादिसमानमाहिताग्ने रादकाच्तस्स गमनात्‌ । 
शालार्ना दहन्त्येनमाहितश्रेत्‌ । तूष्णी ग्रामारिन- 
नेतरम्‌। सयुक्त मेथुन वो माचेरत्तुदक करिष्यामह 
इति । कुरुध्व मा चेव पुनरित्यशतवष प्रेते कुरुध्व- 
मित्येबेतरस्मिच्ू सर्ब ज्ञातमोऽपोऽस्यवयन्त्यासप्तमा- 
त्पुरुषाहशमाढ्ा । समातभ्रामवासे यावत्सम््रन्धमनु- 
स्मरेयु । एकवस्त्रा प्राचीनावीतिस । सब्यस्यानामि- 
कयाऽपनोद्यापन शोश्षुचदघमिति । दक्षिणामुख निम 
ज्जन्ति । प्रेता नोदक ` सकृत्प्रासिञ्चन्त्यकजलिनाऽसा- 
वेतक्तउदकमिति । उत्ीर्णाञ्छुचौ देशे शाड्बलत्युप- 
विष्टास्त त्रैतानफ्वदेयु' । अनवेक्षमाणा ग्राममायान्ति- 
रीतीभूला । कनिष्ठ पूर्वा । निवेशनद्वारे पिचुमन्द- 
पक्रासि क्दिशव$चम्यो दकम स्नियो रुमय मौरसर्षुपास्ते ल मा- 
लश्यारमातस्नाक्रम्य प्रक्शिन्ति । तिराक् ब्रह्मणारि- 
फो३कः श्चायिनों न किचन कर्म कुथुन कुर्वीरन्‌ । 
क्त्वा. लब्धका का दिवेवामश्चोयुरमा " सस्‌। प्रेताय 


पारस्करगृह्यसूत्र ] [ ४४५ 


पिण्ड दत्वाउवनेजनप्रत्यवनेज॑नेषुनामग्राहम्‌ । मृन्म- 
येहता " रात्री क्षीरोदके विहायसि निदध्यु प्रेतायात्र 
स्नाहीति । त्रिरात्र _ शावमाशोचम्‌ । दशरात्रमित्येंकेन 
स्वाध्यायम घीयीरन्‌ । नित्यानि निवर्तेरन्वेतानवर्जम्‌ । 
शालाग्नौ चैके । अन्य एतानि कुयु। । प्रतप्पशिनो 
ग्रामन प्रविशेयुरानक्षत्रदर्शनातु । रात्रौ चेदादित्यस्य । 
प्रवेशनादि समानमितरे । पक्ष द्वौ वाऽऽशौचम्‌ । 
आचार्ये चैवम्‌ । मातामहयोश्च । स्त्रीणां चाप्रत्तानाम्‌ । 
प्र्तानामितरे कुर्वीरन्‌ । ताश्च तेषाम्‌ । प्रोषितश्चे- 
्प्रेयाञ्छवणप्रभृति कृतोदका कालशेषमासीरनू । 
अतीतदचेदेंकरात्र त्रिरात्र वा । अथ कामोर्दकान्यृत्वि- 
क्श्वशुरसखिसम्बन्धिमातुलभागिनेयानास्‌ं । प्रत्ताना 
चेकादइया मयुग्मान्ब्राह्मशान्भोजयित्वा मा." सवत । 
प्रेतायोदिश्यि गामप्येके घ्नन्ति । पिण्डकररो प्रथम 
पितृणा प्रेत स्यात्युत्रवाश्रचेत्‌ । निवर्तेत चतुर्थं । संवं- 
त्सर पृथगेके । न्यायस्तु । न चतुथपिण्डो भवतीति 
श्रते । अहरहरन्नमस्मे ब्राह्मणायोदकुभ्भ च दद्यात्‌ । 
पिण्डमप्येके निपृणन्ति ॥११॥ 


इसके अनन्तर उदक कम के विषयं मे बंतलाते हैं। आद्िवष प्रेत 
मे माता-पिता का आंशौच होता हैं। इतरो का शाँचं ही एक रात्र 
अथवा त्रिरात्र होता है। शरीर की दग्ध करके निखैनंन करते हैँ । 
और अन्त सूतक में उत्थान से सूतकं की दी भाँति आशौचे होता है। 
यहा पर उदक कम नही है। दो वर्ष आदिं श्मशान सें लेकर सब प्रेत 
के पीछे अनुगमन करे । कंतिपय विद्वीनो का मतं है कि बे मनुष्य सब 
यमराजं की गाथा का गान करते हुए अनुगमर करे ऑर॑ यम सूक्तं का 
आप' करते हुए जावे । यदि भूमि जोषणादि समान को उपेत हो तो 
महितारिन पुरुष' का ओदकान्त का गमन होता हैं । यदि आहित होवे 


इध ] [ पारस्करगृह्यसुत्र 


तो इसका दाह शालाउहिन के द्वारा किया करते है! इतर का दाह चुप- 
चाप ग्राम की अग्नि के द्वारा करना चाहिए । मन्त्र मह है -- “सयुक्त 
मैथुन वो याचेरन्‌ उदक करिष्या महे” इति | पुन इस प्रकार से मत 
करो -इससे अशत वष वाले प्रेत मे करो -इससे ही इतर मे सब ज्ञात 
वाले सप्तम पुरुष से अथवा दशम पुरुष तक जल का अभ्य वयन करते 
है । समान ग्राम के वास मे जितना सम्बन्ध हो उसका अनुस्मरण करे | 
प्राचीना वीति एक वस्त्र वाले होवे। “झोशुचम्‌” इति-~इससे सव्य 
की अनामिका से अपनोद्यापन होवे । दक्षिण की ओर मुखो वाले होकर 
निमज्जन किया करते है । “असौ-एततेदुकम्‌” इति-यह कहते हुए 
प्रेत के लिए उदक की एक बार अञ्जलि से प्रासिचन करते हे 1 उत्ती- 
वर्णों को शुनि देश मे घास वाली भूमि पर उपविष्ट होते हुए वहाँ पर 
इनका अप वदन करना चाहिए । अनवेक्षमाण ग्राम का जाते हैं जो 
रीति भूत कनिष्ठ पूर्व है । निवेशन द्वार मे पिचुमन्द के मन्त्रो का विद- 
शन करके आचमन करके उदक को- अग्नि को-गौरमय--गौर सषपो 
को--तेल को आलभन करके आक्रमण करके प्रव करते हैं । 


तीन रात्रि तक ब्रहमचारी-अधोभाग मे शयन करने वाले होते 
हुए कुछ भी कमं न करे अथवा नही करना चाहिए । क्रम करके 
अथवा प्राप्त करके दिन मे ही अमोव अन्न का प्राशन करना चाहिए | 
प्रेत केलिये पिंड देकर अवभेजन--प्रत्यवनेजनेषु नाम का ग्रहृण 
करे । मृन्मय क्षीरोक मे हता रात्रि को प्रात काल मे प्रेत के लिए “अत्र 
स्नादि” इस मन्त्र से रक्खे । तीन रात्रि पर्यन्त शाव (झव सम्बन्धी) 
अशौच होता है। एक के मत मे दशरात्रि तक अशौच होता है पश्चात्‌ 
स्वाध्याय का अध्ययन करे । वेतान को वर्जित कर नित्य कर्मो का 
निवत्तन करे । कतिमय विद्वानो का मत है शालाग्नि मे करे । आय 
इनको करे -प्रेत का स्पश करने वाले मनुष्य जब तक नक्षत्रों का दर्शन 
न हो तब तक ग्राम मे प्रवेश न करे । और यदि रात्रि मे प्रेत का स्पर्श 
कै पात्र हो तो जब तक सूय दव के दशन न करे-प्राम मे प्रवेश नहीं 


पारस्करगृह्यसत्र ] [ ४४७ 


करना चाहिए । प्रवेशन आदि अन्यो के ही समान होता है। पक्ष का 
अथवा दो का आशौच है । आचार्य मे इमी प्रकार से होता है । माता- 
मही और माता यह इत दोनो का भौ होता है । जो अप्रत्त स्त्रियां हो 
उनका भी होता है । जो प्रत्त हो उनका इतरो को करना चाहिये । 
और उनके वे है । यदि कोई घोषित है तो जो प्रेयान्‌ हो उसको जिस 
सभय से श्रवण करे तभी से शेष काल तक रहे | यदि अतीत होण्या हो 
तो एक रात्रि अथवा तीन रात्रि तक आशौच मानना चाहिये । इसके 
अनन्तर क्रुखिक्‌-श्वशुर-सखि--सम्बन्धी - मातुल भौर भागिनेयो के 
कामोदक होते हैं अर्थात्‌ इच्छानुमार जल का देना होता है । और प्रों 
का एकदशी में अयुग्म ब्राह्मणो को मास वत्‌ कराना चाहिए । प्रेत के 
लिये उद्देश्य करके गाय का भी हनन करते हैं-ऐसा कुछ विद्वानों का 
मत है । पिण्डकरण मे यदि पुत्रवान्‌ हो तो पितुगणो का प्रेत प्रथम होता 
है । चतुथ निवत्त न करने वाला होता है । कुछ का मत है पृथक्‌ सवत्सर 
तक होता है । न्यायोचित तो चतुर्थ पिण्ड नही होता है-यह अति के 
द्वारा प्रतिपादित होता है । नित्य प्रति इसके लिए अन्न देवे और ब्राह्मण 
के लिए जल का कुम्भ देना चाहिए । कतिपय मनीषियो का मत है कि 
पिण्ड का निवंचन करते हैं ॥1११॥ 


यशुस्चेदाप्लव्या गाम्ग्रेणाग्नीन्परीत्य पलाशाग्र शाखा- 
न्निहन्ति । परिव्ययणोपाकरण नियोजनप्रोक्षणाण्यावृता 
कुर्याचच्चान्यत्‌ 1 परिपशबव्ये हुत्वा तूष्णीमपरा पश्च । 
वपोद्धरण चाभिघारयेद्देवता चादिशेत्‌ । उपाकरण 
नियोजन प्रोक्षणोषु स्थालीपाके चेवम्‌ । वपा _ हुत्वाऽव- 
दानान्यवद्यति । सर्वाणि त्रीणि पञ्च वा । स्थालीपाक 
मिश्राण्यवदप्नानि जुहोति । पश्चङ्ग दक्षिणा । यहद वते 
तद्दैवत यजेत्तस्मे च भाग कुर्यात्त च ब्रयादिम- 
मनुप्रापयेति । नद्यन्तरे नाव कारयेन्न वा ॥१२॥ 


बढ ] | पारस्करशृह्मसुत्र 


यदि पशु ह्लै तो अग्न के द्वारा गौ का आष्लवम कराना चाहिए । 
पलाज्ञाग्र मे अग्तियो को परीत करके निहुनन करता है । पर्िययण-- 
छपाकरण-तियोजन और प्रोक्षणो को आवृत्त होते हुए करना चाहिए 
और जो अव्यत हों वह करे । परिपशव्य मे तूष्णी भाव से हवन करके 
कारे पांचों को करे । वयोद्धर को करे और अमिधारण करे और देवता 
को अदिश करे । उपाकरण मे--नियोजन मे ओर प्रोक्षण मे और इसी 
प्रकार रे स्थाली पाक मे करना चाहिए । वया का हवन करके अवदानो 
को अवद्य करता है । सबको करे अथवा तीन तथा पाँच को करे । 
स्थाली पाक से मिश्रित अवदानो का हबन करता है। पशु का भङ्ग 
दक्षिणा होती है। जिस देवता से सम्बन्धित मे जिस दैवत का यजन 
करे ओर उसके लिएं भाग को करे और उससे बोलना चाहिए कि इतकां 
असुंप्राषण करिये । इति ॥ अन्तर मे नाव न करावे अथवा नेही करना 
चाहिए ॥१२।। 


अंथातोऽवकीणिप्रायश्चित्तम्‌ । अमावास्याया चतुष्पथे 
गदभ पशुमालभते । निऋति पार्कश्रज्ञेंम यजत्‌ । 
अंप्स्ववंदानंहीमं । भूमौ पशुपुंरोंडाशंश्रपणम्‌ । तां छवि 
परिदधीत । ऊध्वबालामित्येंके । सवत्सर {भिक्षाचर्यं 
चरेत्स्वकम परिकोतेयन्‌ । अथापरमाज्याहुती जुहोति । 
काँमाँवकी णोउस्म्यवकीणाँईस्मि काम कामाय स्वाहा । 
कामाभिदुग्बो$स्म्यभिंदुग्धा$स्मि काम कैंमाय स्वाहेति । 
अथौषंतिंष्ठते संमां सिश्चैन्नु मरुत समिन्द्र सबृहस्पति । 
सँ मीऽय॑मग्िनि सिञ्घंतु प्रजिया च धनेन चेति । एतदेव 
प्रौयरिचंत्तस्‌ ।।१३॥। 


इसके अनन्तर अवकीर्णी का जो प्रायश्चित है उसके विषय मे बत- 
लाया जाता । अमावस्या तिथि मे चोराह पर गर्दभ पशु क। आलभन 
करना चाहिए अर्थात्‌ अलभन करता है । निऋ ति का यजन पाक यज्ञ 
के द्वारा करना चाहिए । जलो मे अवदान का होम होता है। भूमि मे 


पारस्करगृद्यसुत्र ] [ ४४९ 


पशु पुरोडाश का अपण होता है । उस छवि को परिधान करना चाहिए। 
कतिपम विद्वानों का मत यह है कि ऊध्वं बाला को करे । एक सम्वत्सर 
पर्यन्त अपने किये हुए कर्म को सर्वत्र परिकीत्त न करता हुआ भिक्षा- 
चरण करता हुआ! चरण करना चाहिए ॥ इसके अनन्तर ऊपर आज्य की 
आहुतियो का हवन करता है । सन्त्र यह हें -“कामावकोर्णोऽसि-अव- 
कीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा” कामामिदुग्धोऽस्मि-अभिदुर घोऽस्मि 
काम कामात स्वाहा” ॥इलि॥ इसके उपरान्त मे उपस्थान करता है- 
“समा सिञ्चन्तु मरुत समिन्द्र संवृहस्पति । स माऽयमरिनि सिङतु 
प्रजया च घनेन च” इति । यह ही प्रायश्चित होता है ॥१३॥ 


अथात सभाप्रवेशनस्‌ । सभामभ्येति सभाङ्गिरसि 
नादिर्ना मासित्विषिर्नामासितस्ये ते नमइति । अथ प्रवK 
शति सभा चमा समितिश्चोभे प्रजापतेदूं हितरौ सचे- 
तसौ । यो मान विद्यादुपमा स तिष्ठेत्सचेतनो भवतु 
श सथे जन इति । पषदमेत्य जपेदभिभूरहुमागम- 
विराडप्रतिबाशया । अस्या पषद ईशान सहसा सुदुष्ट रो 
जन इति । स यदि मन्येत क्र दोऽयमिति तमभिमन्त्रयते 
यात एषा रराटथा तनूर्मेन्यो' क्रोधस्य नाशनी । ता 
देवा ब्रह्मचारिणो विनयन्तु सुमेघस । द्यौरह पृथिबी 
चाह तो ते क्रोध नयामसि गभमश्चतयंसहासाविति । 
अथ यदि मन्येत द्र ग्घोञ्यमिति तमभिमन्त्रयते ता ते 
वाचमास्य आदत्ते हृदय आदधे । यत्र यत्र निहिता 
वाक्ता ततस्तत आददे यदह ब्रवीमि तत्सत्यमघरो 
मत्तांयंस्वेति । एतदेव वशीकरणम्‌ ॥१४॥ 


इसके अतन्तर सभा प्रवेशन के विषय मे बतलाया जाता है। मन्त्र 
यह है-"सभायभ्येति सभाङ्गिरसि नादिर्नामासि त्विषिर्नामासि तस्ये ते 
नम” इति ॥ इसके अनन्तर प्रबेश करता है । सभा और समिति दोनो 
प्रजापति की दुहिताऐ है और सचेतस है। जो मान जानता है उपमा 


४५० ] | पारस्करगृझसूत्र 


वह सचेतन स्थित रहे सू _ सथमें जन है” इति ॥ पद भे जाकर जाफ 
करे-मन्त्र यह हे-“अभिरभूरहमागम विराडप्रतिवाश्या । अस्मा> पर्षद 
ईशान सहसा सुदृष्टरो जन इति” । “वह यदि यह क्रद्ध है-यह माने तो 
उसको अभिमन्त्रित करता है-“यात एषा रराट्या तवूमन्यो क्रोधस्य 
नाशनी । त देवा ब्रह्मचारिणो विनयन्तु सुमेधस. । द्यौरह पृथिवी चाह 
तौ ते क्रोध नयामसि गर्भमश्चवतर्स सहासाबित” ।इलि। इसके अनन्तर यदि 
यह द्र र्ध हे-यह मानता है तो उसको अभियन्त्रित करता है--“ता ते 
वाचमास्य आदत्त हृदय आदधे । यत्त यत्र निहिता काक्ता ततस्तत आददे 
यदह ब्रवीमि तत्सत्यमधरो मत्ताद्यस्वेति” । यह ही वशीकरण होता 
है ॥१४॥ 
अथातो रथारोहणम्‌ । युङ्क्तऽतिरथ _ सम्प्रेष्य युक्त 
इति प्रोक्त सा विराडित्येत्य चक्र अभिमृशति रथन्तर- 
मसीति दक्षिणम्‌ । बृहृदसीत्युत्तरम्‌ । वामदेव्यसीति 
कुबरीम्‌ । इस्तेनोपस्थमभिमृशति । अड्डौ न्यद्धावभितो 
रथ यो ध्वान्त वाताग्रमनु सचरन्तम्‌ । दूरेहेतिरिन्द्रिय- 
वान्पतत्री ते नाम्नय पप्रय पारयन्त्विति। नमो मणि 
चरायेति दक्षिण धुर्य प्राजति ( गवा मध्ये स्थापयति ) 
अप्राप्य देवता प्रत्यवरोहेत्सप्रति ब्राह्मणान्मध्ये गा 
अभिक्रम्य पितृन्‌ । न स्त्री ब्रह्मचारिणो सारथी स्याताम्‌ । 
मुहतमतीयाय जपेदिहरठिरिहर ममध्वम्‌ । एके 
माऽस्त्विह्‌ रेतिरिति च। स यदि दुबलो रथ स्यात्त- 
मास्थाय जपेदय वामश्विना रथो मा दुर्गे मास्तरोरिष- 
दिति। स यदि भ्रम्यात्स्तम्भमुपस्पृश्य भूमि वा जपेदेष- 
वामश्चिना रयो मा दुर्ग मास्तरोरिषदिति । तस्य न 
काचनातिन्न' रिष्टिभेवति । यात्वाध्वान विमुच्य रथ 
यवसोदके दापयेदेष उ ह वाहुनस्यापह्लव इति श्रृते ।१५। 
इसके अनन्तर रथ पर आरोहण के विषय मे बतलाया जाता है । 
,युड्‌ क्ते ऽतिरथ ` सम्प्रेष्य युक्त इति ---इसके कहने पर “सा विराडू” 


पारस्करगुद्यसूत्र ] । ४५१ 


इति-इससे आकर “चक्र अभिमृशति रथन्तरमसि’ इति--इससे दक्षिण 
मे करे" “वृहदसीति'-इससे उत्तर मे करे। 'वामदेव्यमसीति'-इससे 
कुबरी को करे । हाथ से उपस्थ को अभिमृष्ट करता है । मन्त्र यही हे“ 
“अडू स्यद्धावभितो रथ यौ ध्वान्त वाताग्रमनु सचरन्वम्‌ । दूरेहेतिरिन्द्रिय- 
वान्‌ पत्नी ते नारवय! पप्रय पारयत्त्विति । (यायो के मध्य मे स्थापित 
करता है) देवताओ को अप्राप्त करके प्रत्यवरोहण करे । अब ब्राह्मणो 
को मध्य मे गोओ का अभिक्रमण करके पितृगणो को करे। स्त्री और 
ब्रह्मचारी सारथी नही होने चाहिए । एक मूहत्त तक समय को बिताकर 
निम्न मन्त्र का जप करना चाहिए-'इहरति 'रिड्रम मध्वम्‌ । एके 
भाऽस्त्हि रेतिरिति’ । वह रथ यदि दुबल होवे उस पर आस्थित होकर 
जाए करे-'अय वामश्विना रथो मा दुर्ये मास्तरोरिषत्‌' इति । बह यदि 
अमण करे तो स्तम्भ का उपस्पदशन करके अथवा भुमि का जाप करे ॥ 
मन्त्र यह है-'एष वामश्विना रथो मा दुर्ग मास्तरोरिषत्‌' इति । उसको 
कोई आत्ति ( पीडा ) और कोई रिष्टि नही होती है। “या त्वाध्वान 
विमुच्य रथ य वसोदके दाययेदेष उह वाहनस्यापहनव' इति--इस क 
श्रुति वचन प्रतिपादन करता है ॥॥६५॥ 


अथाऽतो हस्त्यारोहणम्‌ । एत्य हस्तिचर्माभिमुश्यति हस्ति- 
यशसमसि हस्तिवचंसमसीति । अथाऽवरोहतीन्द्रस्य 
त्वा बज्न णाभितिष्ठामि स्वस्ति मा सपारयेति । एतेनेवा- 
श्वारोहण व्याख्यातम्‌ । उष्ट्रमारोक्ष्यन्भि मन्त्रयते त्वा- 
ष्ट्रोऽसि त्वष्टरदेवत्य स्वस्ति मा सपारियेति । रासभमारो- 
क्ष्यक्षभिमन्त्रयते शूद्रोऽ स शूद्रजन्माऽऽ्नेयो वे द्विरेता 
स्वस्ति मा सपारयेति । नावमारोक्ष्यन्चभिमन्त्रयते 
सुनावमिति । उत्तरिष्यञ्नभिमन्त्रथते सुत्रामाणमिति 
वनमभिमन्त्रयते नमो रुद्राय वनसदे स्वस्ति मा 
सपारयेति। गिरिमभिमन्त्रयते नमो रुद्राय गिरिषदे 
स्वस्ति मासपारयेति । चतुष्पथमभिमन्त्रयते नरो 


४४२ ] [ पारस्कस्गृद्यसूत्र 


रुद्राय पथिषदे स्वस्ति मा सपारयेति । नदीमुत्तरि- 
ष्यज्ञभिमन्त्रयते नमो स्द्रायाप्सुषदे स्वस्ति मा 
सपारयेति । इमक्षानमभिमन्त्रयते नमो सुद्रायपितृषदे 
स्वस्ति मा सपारयेति । गोष्ठमभिमन्त्रयते नमो रुद्राय 
शकृत्पिण्डसदे स्वस्ति मा सम्पारयेयि । यत्र चान्यत्रापि 
नमो रुद्रायेत्येव ब्र याद्रुद्रो ह्यवेद' सवमिति श्रते । 
सिचाऽवधुतोऽभिमन्त्रयते सिगसि न वस्त्रोऽसि नमस्तेऽ- 
स्तु भा माहि सीरिति । स्तनयित्नुमभिमन्त्रयते दिवा 
नां वर्षा सन्तु शिवा त. सन्तु हेतय । शिवा, 
नस्ता सन्तु याम्त्वसुजसि वृत्रहन्निति । शिवा 
वाइयमानार्माभमन्त्रयते शिवो नामेति । शकुनि घाश्य- 
मानमभिमन्त्रयते हिरण्यपर्ण शकुने देवाना प्रहितगम । 
यमदूत नमस्तेऽस्तु किन्त्वा काकर्कारिणो$ब्रवीदिति । 
क्षेम्यो ह्य व भवांत। लक्षण्य वृक्षमंभिमन्तयते मा 
त्वाऽशनिर्मा परशुर्मावातो मा राजप्रेषितोदण्ड, । 
अ कुरास्ते प्ररोहन्तु निवाते त्वाऽभिवषतु । अग्निष्टे 
मूल मा हिसीत्स्वस्त तेऽस्तु वनस्पते स्वस्ति मेऽस्तु 
वनस्पत इति 1 ख यदि किचिल्लभेत तत्प्रतिगृह्णाति 
द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृहणात्विति साऽस्य न 
ददत क्षीयत भूयसी च प्रतिगृहाता भवति । 
नथ यद्योदन लभेत तर्त्प्रातगुहणाति द्यौस्त्वेति तस्य 
द्वि प्राइनाति ब्रह्मा त्वाऽइनातु ब्रह्मा त्वा प्राइनात्विति । 
अथ यदिमन्थ लभेत त प्रतिगृह्य द्योस्त्वति तस्य त्रि 
प्राश्‍नाति ब्रह्मा त्वाऽइनातु ब्रह्मा त्वा प्राइनातु ब्रह्मा 
त्वा पिबत्विति । अथातोऽधीत्याधीत्यानिराकरण प्रतीक 
मे विचक्षण जिह्वा मे मधु यद्व । कर्णाभ्या भूरि 
शुश्च्‌वे मा त्वं हार्षी श्रुत मयि । ब्रह्मण प्रवचनमसि 
ब्रह्मण प्रतिष्ठानमसि ब्रह्मकोशोऽसि सनिरसि शाम्तिर- 


पारस्करगृह्यखत्र | [ ४५३ 


स्यनिराकरणमसि ब्रह्मकोश मे विश । वात्रा त्वा पिद- 
घामि वाचा त्वा पिदघामीति (तिष्ठ प्रतिष्ठ) स्वरकरण- 
कण्ठ्यौ रसदन्त्यौष्टयग्रहणधा रणोच्चा रणशक्ति्मयि भवतु । 
आप्यायन्तु मेऽङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्र यशो बलम्‌ १ 
यस्मे श्रुतमधीते तन्मे मनसि तिष्ठतु तिष्ठतु ॥१६॥ 


इसके अनन्तर हाथी के अधिरोहण के विषय मे वर्णन किया जाता 
है। आकर के हस्ती को अभिमृश करता है। मन्त्र यह है--''हस्ति 
यश समसि हस्ति वच॑स मसि’ इति । इसके पश्चात्‌ निम्न मन्त्र के 
द्वारा अवरोहण करता है--“इन्द्रस्य त्वा वज्र णाभितिष्ठामि स्वस्ति 
मा सपारय” इति | इसी पन्त्र के द्वारा अश्व के आरोहण की ब्याख्या 
की गयी है। ऊंट पर आरोहण करते हुए निम्न मन्त्र के द्वारा अभि- 
सन्त्रण करता है- -“स्वाष्ट्रोसि त्वष्टू देवत्य स्वस्ति मा से पारियेति” । 
रासभ (गधा) पर आरोहण करते हुए अभिमन्त्रिल करता है । मन्त्र 
बह है-- शूद्रोईसि शद्रजन्माऽऽग्नयो वे द्विरेता स्वस्ति सा सपारयेति’ । 
नांद पर आरोहण करते हुए अभिमन्त्रण “सुनाव मिति” इत्यादि मन्त्र 
के दारा अभिमन्त्रथ करता है। उत्तरण करते हुए ''सुत्रामाणामिलि” 
इत्यादि मन्त्र से. अभिसन्त्रित करता है। वन का अभिमन्त्रण “नसो 
रुद्राय वनसहे स्वस्ति मा सभ्पारयेति” इस मन्त्र से करता है 1 गिरिका 
अभ्निमन्त्रण “नमो रुद्राय गिरिषदे स्वस्ति मा सपारयेति” इस मन्त्र के 
द्वारा करता है “नमो रुप्राय परिषदे स्वस्ति मा सपारय । इस मन्त्र 
से चतुष्पथ का अभिमन्त्रण करता है। नदी म॑ उतरते हुए “ नमो 
रुद्रायाप्सुषदे'-इस मन्त्र से अभिमन्त्रण करता है। “नमो रुद्राय 
पितूषदे स्वस्ति मा सपारय” इति-इस मन्त्रके द्वारा श्मशान को 
अभिमन्त्रित करता है ! “नमोरुद्राब शक्षत्पिड सदे स्थस्ति सा सम्पा- 
स्येति”-- इस मन्त्र से गोष्ट का आम मन्त्रण करता है । जहाँ पर और 
अन्यत्र भी 'लमोरुद्राय'' इति--यही बोलना चाहिए । क्योकि “रुद्रो 
हां बेद सरस्‌ -यह श्रुति वचब के द्वारा प्रतिपादित होता है । सिचाव- 


४५४ ] | पारस्करगद्यसूत्र 


धुत होकर “सिंगामि न वज्ञ्रोर्शस नयस्तेऽस्ठुं मा माहि" सी रिति” इस 

मन्त्र से अभिमन्त्रण करता है । शिवा नों वर्षा" सन्तु शिवा दे. सन्तु 
हेतय । शिवा नस्ता सन्तु यास्त्व * सुजसि वृत्रहध्िति” इस मन्त्र के 
द्वारा स्तनयित्नु को अभिमन्त्रित करता है । “शिवो नामेति” इत्यादि 
के द्वारा वाश्यमाना शिवा का अभिमन्त्रण करता है “हिरण्पर्ण शकुने 
देवाना प्रहितगम । यमदूत नमस्तेऽस्तु किन्त्वा कार्कारिणोअ्ब्रवीत्‌'' इति- 
इसको पढे । इस प्रकार से क्षेम्य हो होता है “मा त्वाऽशनिर्मा परशुर्मा 
वातो मा राजेप्रॅषितो दण्ड । अडू रास्ते प्ररोहन्तु नियाते त्वाऽभि 
वर्षतु । अग्निष्टे मुल मा हिसीत्स्वस्ति तेऽस्ठु वनस्पते स्वस्ति मेञ्स्तु 
वनस्पते” इ'ति--< 


इस मन्त्र के द्वारा लक्षण्य वृक्ष का अभि मन्त्रण करता है। वह 
यदि कुछ प्राप्त करे तो उसका प्रतिग्रहण करता हुँहै । द्यो तुमको देवे, 
पंथिवी तुमको प्रतिग्रहण करे - इति-इससे करे । वह देने वाले इसकी 
क्षीण नहीं होती है और भूयसी प्रति ग्रहीता होती है। इसके अनन्तर 
यदि ओदन का लाभ करता है तों उसका प्रतिग्रहण करता है मन्त्र यह 
है--'दयोस्त्वे ति तस्य दिं प्राश्नाति ब्रह्मा त्वाऽश्नातु ब्रह्मा त्वा प्राश्ता- 
त्विति” इसके अनन्तर यदि मन्थ का लाभ करता है तो उसका प्रति- 
ग्रहण करे । उसकी मन्त्रयह है-“द्योस्वेति तस्य त्रि प्राश्नाति ब्रह्मा 
त्वाऽश्नातु ब्रहमा त्वा प्राश्नातु ब्रह्मा त्वा पिबत्विति । इसके अनन्तर 
अध्ययन कर-करके मेरा अनिराकरण प्रतीक विचक्षण हो, मेरी जिह्वाओ 
वचन हो वह मधु हो कानों से बहुत अधिक श्रवण करूँ, आप मुझ मे 
श्रूत को हरण मत करो । आप ब्रह्मा के प्रवचन हो-आप ब्रह्मा के 
प्रतिष्ठान हो, ब्रह्म कोश हो, सति हो, शान्ति हो, अनिराकरण हा, 
ब्रहम कोश मुस मे प्रवेश करी | वाणी से आपका विधान करता हैं- 
वाक्‌ के द्वारा तुम्हारा विधान करता हू (ठहरिये, प्रतिष्ठित होइए ) 
स्वरकरण=रण्ठ्य-और स-दन्छा---औष्ठय-ग्रहण-धारण-उच्चारण की 
शक्ति मुझ में हो जावे । मेरे सम्पूर्ण अङ्ग वाक-प्राण-चक्षु-ओत्र -- 


पारस्करगृहसूत्र | 1 ४५४ 


यश और बल आण्ायित होवे । जो भी मैने श्रवण किया है और जो कुछ 


भी मेरा अध्ययन किया हुआ है वह सम्पूर्ण श्रुत और अधीत किया हुआ 
केरे अव मे स्थित रहे-स्थित रहे । १६ १ 


चतुर्थं काण्ड 


अपरपक्षे श्राद्ध कुर्वीतोद्ध वा चतुर्थ्या यदह सपद्यत 
तदहर््राह्मणानामन्त्र्य पूर्बंदयुर्वा स्तातकातके यतीन 
गृहस्थान्‌ साधून्‌ वा श्रोत्रियान्‌ वृद्धाननबद्यान्‌ स्वकमे- 
स्थानभावेऽपि शिष्यान्‌ स्वाचारान्‌ द्विंनग्नशुक्ल- 
विक्लिधश्यावदन्तविद्धप्रजननव्याधितव्य ज़िश्रित्रिकुष्ठि- 
कुनखिवज्येमानिन्द्येनामन्त्रितो नाफक्रामेदामन्त्रितो 
खाउन्यदन्त प्रतिगृहणीयात्स्नाताञ्छुचीनाचान्ता- 
न्प्राड मुखानुषवेश्यदेवे युग्मानयुग्मान्यथाशक्ति पित्र्य 
णककस्योदङ मुखान्द्ौ वा देवे त्रीन्‌ पिच्य एकैकमुभमत्र 
चा सातामहानामप्येव तत्र था वेश्‍वदेविकम । श्रद्धान्वित 
श्राद्ध कुर्वीत शाकेनापि वा$परपक्षमतिक्रामेन्मासि 
सासि वोऽशनमिलि श्र तेस्तदहा शुचिरक्रोधनोःत्वरिलो- 
प्रमत्त सत्यवादी स्यादध्वमेथुनश्रमस्वाध्यायान्वर्ज - 
येदाबाहनादि वाग्यत ओपस्पञ्षनादामन्त्रिताइचंवस्‌ ।१। 


अपर पक्ष मे श्राद्ध करना चाहिए अथवा इसके चतुर्थी के भी ळध्वे 
से कड़े जपे दिन सम्पृन्न होवे उस दिन मे ब्राहमुणो का अगभस्ल्लण करे 


४१६ ] [ पारस्करगृहासूत्र 


अथवा श्राद्ध वालेनदिन मे पूवं दिन में आमन्त्रण करे । स्नातकों को 
आमन्त्रित करना चाहिए । कुछ लोगो का मत है कि यतियो, को-- 
सहस्थो को अथवा साधुओं को आमन्त्रित करना चाहिए । श्रोत्रियो-वृद्धो 
को-अनवद्यो को अर्थात्‌ दोषों से रहितों को-अपने कर्मा में अवस्थित 
रहने वालो को आमन्त्रित करे । यदि ऐसे उपयुक्त प्रकार के गुणगण 
विशिष्ट ब्राह्मण न मिले और अभाव हो तो उस अभाव मे शिष्यो को- 
पते आचार मे रहने वालो को आमन्त्रित श्राद्ध मे करना चाहिए । 
द्विनान-- शुक्‍ल विक्लिघ श्याव दन्त (अर्थात्‌ काले दाँतो वाला) विद्ध-- 
श्रजनन व्याधित (रोगी) व्यद्धि अर्थातु न्यून या अधिक अङ्गो वाला- 
श्वित्रो अर्थात्‌ फेद कोढ वाला-कुष्ठी-- कुनखी इस प्रकार के ब्राहमणो 
को श्राद्ध मे वाजित कर देवे । अनिच्द्य के हारा आमन्त्रित होकर अन्य 
अन्न का प्रतिग्रहण नही करना चाहिए । स्नानहैकिये हुए, परम शुचिता 
को प्राप्त हुए, नाचत अर्थात्‌ आचमन किये हुश ओर पूव की 
ओर मुखो वाले ब्राहमणो को जो कि आमन्त्रित किये मये हैं, 
बिठा देवे । 


देव्‌ कर्म मे युम्म विप्रो को और क्ति के अनुसार भयुग्सो को 
आमन्त्तित करे । पित्र्य कर्म मे एक-एक का आमत्रण करे ॥ और उत्तर 
कीः ओर मुतो कासे रक्खे। आथवा देव कम मे दो, तीन पिव्यकम मे 
भे. अथवा एक-एक का ही दोनो ही कर्मो मे आमन्त्रित करे । मातामहो 
का भी (नाना नादि का भी) इसी प्रकार से करना चाहिए । अथवा 
वहाँ पर वेश्वदेक्कि करै । द्धा की अकता से जो फितृगण के निमित्त 
मे उनकीः तुति के लिये किया जाता है उसको हो वास्तविक श्राद्ध 
कहा जाता. है । अतएव्र श्रद्धा से समन्वित होकर ही श्राद्ध करना 
चाहिए । अथवा शद्धा से शाक के द्वारा ही श्राद्ध करे । अथवा अपर पक्ष 
का अतिक्रमण करे “मासि मासि वोऽशनन्‌”' इस प्रकार का श्रृति-वचन 
है अर्थात्‌ प्रत्येक;मास मे आपका अशन होता है । उस' श्राद्ध के दिन मे 
जिस दिन मे भी श्राद्ध करना हो' उस दिन श्राद्ध कर्ता' को परब शुचि 


पारस्करगुह्यसूव |] [ ४५७ 


रहना चाहिए। उक दिन किसी बात पर भी क्रोध न क़रने बाला अर्थात्‌ 
बरम शान्त रहे- जल्दबाजी किसी भी कमं मेन करने वाला होवे- 
ध्रमत्त अर्थात्‌ प्रमाद करने वाला न होवे और उस दिन में तो पूर्णतया 
सत्य बोलने वाला होना चाहिए । इन ही गुण गणो से पितृगण श्राद्ध 
कर्ता पर पूर्ण प्रसन्न होकर आशीष दिया करते हैं और स्त्रय पूर्ण तृप्त 
होते हैं श्राद्ध वाले दिन मे मार्य गमन-मौथुन-किसी काम में अधिक श्वम 
भौर स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद-वेदाङ्गो का अध्ययन-इस सबको वर्जित कर 
देना चाहिए। वाग्यत होते हुए आवहनादि करे औपस्पशंन से इस प्रकार 
से आमस्त्रित होते हैं ।। १।। 


देवपूर्वं ` श्राद्धम्‌ । पिण्ड पितृयज्ञवदुपचार पिञ्ये द्विगु- 
णास्तु दर्भा पवित्रगाणिर्देद्यादासीत सर्वत्र प्रश्नेषु 
पडिक्तमूधन्य पृच्छति सर्वान्वाऽऽसनेषु दर्भानास्तीये 
विश्वान्देवानावाहयिष्य इत्ति पृच्छत्यावाहयेत्यनुज्ञातो 
विश्वे देवास आगतेत्यनया55वाह्यावकीर्य विश्वे देवा 
श्वृणुतेममिति जपित्वा पितृसावाहयिष्य इति पृच्छः 
त्यावाहयेत्यनुज्ञात उशन्तस्त्वेत्यनयाऽऽवाह्यावकीर्या- 
ऽऽयन्तु न इति जपित्वा यज्ञियदृक्षचमसेषु पवित्रान्त- 
हितेष्वेककस्मिन्नप आसिञ्चति शन्नो देवीरित्येकेक- 
स्मिन्नेव तिलानावपतितिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवो 
देबनिमित । प्रत्नमद्क प्रत्त स्वधया पितँल्लोकान्प्री- 
णयाहिन स्वाहेति सोवणंराजतोदुम्बरख ङ्गमणिमयाना 
पात्राणामन्यतमेषु यानि वा विद्यन्ते पत्रपुटेष्वेककस्ये- 
केकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेषु या दिव्या आप पयसा 
सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्या. । 
हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता, स आफ शिवा” श. स्योना 
सुहवा भवन्त्कित्यसावष तेऽघ्र इति प्रथमे फत्रे 
म स्रवान्ससवनीय पितृभ्य स्थानमसीत्ति न्धुन्ज 


४५८ ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


पात्र ज़िदधात्यत्र गन्धपुष्प धूपदीपवाससा च 
प्रदानम्‌ ।।२॥ 


श्राद्ध देवपूवे होता है । पिंड पितृयज्ञ के ही ममान उपचार होता 
है । पित्र्य कमं मे दर्भ (कुशा) द्विगुण होते है । पवित्रपाणि होकर अर्थात्‌ 
पवित्री धारण करके शुचि कर वाला हो जावे और फिर श्राद्ध देना 
चाहिए । समासीन होकर सवंत्र प्रश्नो मे जो ब्राह्मण पक्ति में मूधेन्य 
(प्रमुख) हो उसी से पूछता है । अथवा समस्त दर्भो को आसन पर फेता 
कर विश्वान्‌ देवान्‌ अर्थात्‌ विइवेदेवाओ का आवाहन करूंगा-यह 
पूछता है । आवाहन करता है-इस प्रकार से अनुज्ञा प्राप्त करने वाला 
होकर 'विइवे देवास आगतेति' इस ऋचा से आवाहन करे ओर अवर 
किरण करकं विश्वेदेवा ख्युणुतेमम्‌' इस मन्त्र का जाप करके फिर 
पितृगणो का आवाहन करूंगा यह पूछता है । 'आवाहयेत' आवाहन करो 
इस रीति से मनुञ्चात होवे । 'उदान्तस्प्वेति’ इस ऋचा से आवाहन करके 
“आयन्तु न' इति~ इसका जाप करके यज्ञिय वृक्ष चमसो मे पवित्रान्त- 
हितो मे--एक-एक मे जल का आसिन करता है । शन्नो देबी ' इति- 
इससे एक-एक मे ही तिलो का आवपन करता है। मन्त्र यह है-- 
तिलोऽसि सोम देवत्यो गोमवो देवनिमित प्रत्नमद्भिः प्रज्ञ स्वधया पितं 
ल्लोकान्त्रीणयादि न स्वाहा इत मन्त्र क द्वारा सुवर्णे से नि्मित-चाँदी 
के बने हुए-उदुम्बर से रचित ओर सद्ध मणिमय पात्रो के अन्यतमो मे 
आथवा जो भी विद्यमान होते है पत्र पुटो मे ( दोनो में एक एक का 
एक-एक के द्वारा देता है। सपवित्र हस्तो मे या दिव्या आप पयसा 
सम्बभूवुर्या आन्तरिक्ष उत पाथ वीर्या ' । हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आप 
शिवा श स्योना सुहवा भवन्तु' इति-इस मन्त्र से 'असौ एष तेऽघ” 
अर्थात्‌ वह यह तुम्हारे लिए अघं है-यह कहकर प्रथम पात्र मे सस्रवो 
को समवनयन करके “पितृभ्य स्थानमसि' इससे न्युब्ज पात्र को रखता 
है । यहाँ पर गन्ध-पुष्प-धुप-दीप ओर वस्त्र-इन सबका प्रदान किया 
जाता है ।।२॥ 


पारस्करगृह्यमूत्र ] [ ४१४ 


उद्धत्य घृताक्तमन्न पृच्छति अग्नौ करिष्य इति कुरुष्वे- 
्यूनुज्ञात पिण्डपितृयज्ञवद्ध त्वा हुतशेष दत्त्वा पाल्न" 
मालभ्य जपति पृथिवी ते पात्र द्यौरपिधान ब्राह्माणरय 
मुखे अमृते अमृत जुहोमि स्वाहेति वँष्णव्यर्चा यजुषा 
वा5ड' गुष्ठमन्नेऽवगाह्यापहता इति तिलाग्प्रकीर्योष्ण * 
स्विष्टमन्न दद्याच्छक्त्या वाऽइनत्सु जपेत्‌ व्याहृतिपूर्वा 
गायत्री _ सप्रणवा" सकृत्रिर्वा राक्षोच्नी पित्र्यमन्त्रा- 
भ्पुएषसुक्तमप्रतिरथमन्यानि च पवित्राणि तृप्तान्‌ 
ज्ञात्वाउन्न प्रकीयं सकृत्सकृदपो दत्त्वा पूर्वंवद्गायत्री 
जपित्वा मधुमतीमंधु मध्विति च तृप्ता स्थेति पृच्छति 
तृप्ता स्म इत्यनुज्ञात शेषमन्नमनुज्ञाप्य सर्वमन्नमेकतो- 
द्व.त्योच्छिष्ट समोपे दर्भेषु त्रीस्त्रीन्पिण्डानवनेज्य दद्यादा- 
चान्तेष्वित्येक आचान्तेषु उदक पृष्पाण्यक्षतानक्षय्योदक 
च दद्यादधोरा पितर सन्तु सन्स्वित्युक्त गोत्र नो 
वधता वर्धेतामित्युक्त दातारो नोऽभिवर्घन्ता वेदा 
सन्ततिरेव च। क्षद्धा चनो मा व्यगमद्वहु देय च 
नोऽस्त्वित्याशिष प्रतिगृह्य स्वधावाचनीयान्स पवित्रा- 
न्कुशानास्तीय स्वधा वाचयिष्य इति पृच्छति वाच्य- 
तामित्यनुज्ञात पितृभ्य पितामहेभ्य प्रपितामहेभ्यो 
मातामहेभ्य ध्रमातामहेभ्यो वृद्धप्रमातामहेभ्यश्च स्व- 
धोच्यतामितयस्तु स्वधेत्युच्यमाने स्वधावाचनीयेष्वपो 
निषिञ्चति ऊजमित्युत्तान पात्र कृत्वा यथाशक्ति 
दक्षिणा दद्याद्ब्राह्मारोभ्यो विश्वदेवा प्रीयन्तामिति देवे 
वाचयित्वा वाजेवाजेऽउतेति विसृज्याऽऽमा वाजस्येत्य- 
नुव्रज्य प्रदक्षणी कृत्योपविदोत्‌ 11३॥। 


घृत से अक्त अन्न को उद्धत करके पूछता है। जो ब्राह्मण आम- 
न्त्रित हुए है उनमे ही पितृगणो का आवाहन किया गया है और उनको 


४६० ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


हौँ अपने पितर मानकर उनसे आज्ञा घ्रात खी जाया करती है । उनसे 
पूछकर आज्ञा जब वे दे दिया करते हैं तो अग्रिम कृत्य करना चाहिए । 
श्राद्धकर्ता पूछता है --'अग्ति मे करूगा' इस पूछने पर वे आज्ञा प्रदान 
करते है- कुरुष्व' अर्थात्‌ करो । इम प्रकार से अनुज्ञात होकर पिण्ड पितृ 
यज्ञ के ही समान हवन करे और हुत से शेष को देकर पात्र का आलभन 
करके जाप करता है-'पृथिवी तेपात्र द्योरपिधान ब्राह्मणस्य मुखे अमृते 
अमृत जुहोमि स्वाहा” इति। रह मन्त्र है। वैष्णवी अर्चा यजु से 
करे । अथवा अगुष्ट को अन्त मे आच्छादित करके प्रषहता'” इसमे तिलो 
को प्रकीर्ण करे। उष्ण स्विष्ट अन्न देवे । उनके अशन करते फर यथा शक्ति 
जाप करना चाहिए । व्याहृतिया जिससे पूर्व मे हो ऐसी प्रणव से युक्त 
गायत्री को, एक बार अथवा तीन बार रक्षोघ्नी को पित्र्य मन्त्रो को 
पुरुष सूक्त को, अप्रतिरथ को तथा अन्य पवित्र मन्त्रो का जाप करना 
चाहिए । यह जाप उस समय मे करे जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो । 
जब यह ज्ञान प्राह कर लेवे कि ब्राह्माण पूर्णतया तृप्त हो गये है । अन्न 
को प्रकीणे करके एक एक वार जल देकर पूर्व की ही भाँति गायत्री 
का जाप करके “मधुमती मंधु मध्विती च तृत्ता स्थ” इति-इस प्रकार 
श्राद्ध करने वाला पूछता है । वे ब्राह्मण जिन मे पितृगण का आवाहन 
किया गया था वे उसको उत्तर मे कहते हैं--“तृप्ता ” अर्थात हृ म लोग 
पुणं रूप से तृप्त हो गये हैं । इम प्रकार से जबअगुज्ञत त हो जाण है 
तो शेष अन्न को अनुज्ञापित करके और सब अन्न को एक ओर उद्धुत 
करके जो उच्छिष्ट हो उसके समीप मे दर्मो पर तीन-तीन पिण्डो दो 
अवनेजन करके देवे | कुछ का मत है कि आचान्त होने पर करे | 


आचान्त होने पर उदक--पुष्प--अक्षत भौर अक्षम्योदक देना चाहिये । 
“अघोरा पितर सन्तु सन्स्विति” इसके कथन पर “गोत्र नो वघंताम्‌'” 
अर्थात्‌ हमारा गोत्र बढ़े । इसके उत्तर मे 'वर्धताम्‌' वृद्धि को प्राप्त होवे< 
यह कभिन्न होने फर “दातारो नोऽमितरधेत्ता वेदा; सन्तति रेव च। 
श्रद्धा च नो मा व्यगम ढहु देय क नोहस्तु'' अर्थात्‌ हमारे दातागण 


पारस्करगृह्यसूत्र ] [ "६१ 


वृद्धि को प्राप्त होवे-वेदो और सन्तति की भी वृद्धि 'होवे। और हमारे 
प्रति श्रद्धा का लोप न होवे--तथा बहुत अधिक देब होवे-इस प्रकार के 
आशीर्वाद का प्रतिग्रहण करके स्वधा वाचनीय सपवित्र अर्थात्‌ पवित्रियो 
के सहित कुशाओ को आस्तृत करके स्वधा का वाचन करूगा- 
यह पूछता हे । इसका उत्तर 'वाचन करो--ऐसा प्राप्त कर अनुज्ञा 
प्राप्त करने वाला होते हुए पितृगणो केलिए, पितामहों के लिए- 
प्रपितामहो के लिए और इसी भाति मातामहो के लिये 
त्रमातामहो के लिये-वृद्ध प्रमातामहो के लिये स्वधा कहु-- 
स्वधा होवे-यह उच्यमान होने पर स्वधा वाचनीयो पर जल का 
निषिन्चन करता है “ऊजंमू” इससे पात्र को उत्तान करके 
नपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणो के लिए दक्षिणा देनी 
शाहिए। “चिन्ने देवा प्रीयन्ताम्‌” इति देव मे वाचन करके 
“वाजे वाजेऽवत” इति-इससे विसर्जन करके “आमा 
वाजस्य'' इति-इससे अनुगमन करके प्रदक्षिणा करके उपबिष्ट होना 
अहिए ।।३॥ 


अथेकोदिष्टम्‌ । एक्रोऽधं एक पवित्रमेक पिण्डो 
नावाहन नाग्नौकरण नात्र विश्वेदेवा स्वदितमिति 
वृप्िप्रन सुस्वदितमितीतरे ब्र युरुपतिष्ठतामित्यक्ष- 
थ्यस्थानेऽभिरम्यताभिति विसर्योऽभिरता स्म ईतीतरे 
।। ४ ॥ 


इसके अनन्तर एकोद्दिष्ट श्राद्ध के विषय मे वर्णन किया जाता है । 
इस एकोद्दिष्ट श्राद्ध मे एक ही अघे होता है-एक पवित्र होता है-और 
एक ही पिण्ड होता है । इसमे आवाहन नही होता है--अग्नीकरण नहीं 
होता है और उसमे मिश्‍वेदेवा स्वदितम्‌--इति यह इतरो को बोलना 
आहिए । उपतिष्ठताम्‌” इति--इससे अक्षय्य स्थान मे अभिर- 


४६२ ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


म्यताम”' इति--इससे विसर्गो$भिरता स्म ॥ इति--यह इतर करते 
है ।।४॥ क 


तत सवत्सरे पूर्ण त्रिपक्षे द्वादशाहे वा यदहर्वा वृद्धिरा- 
पद्येत चत्वारि पात्राणि सतिलगन्धोदकानि पूरयित्वा 
त्रीणि पितृणामेक प्रेतस्य प्रेतपात्र पितुप्रात्रेष्वासिः्चति 
थे समाना इति द्वाभ्याम्‌ । एतेनेव पिण्डो व्याख्यात । 
अत ऊध्वं  सवत्सरे सवत्सरे प्रतायान्न दद्याद्यस्मिन्नहनि 
प्रेत स्यात्‌ ॥५॥ 


इसके अनन्तर सम्वत्सर के पूण होने पर त्रिपक्ष मे अथवा द्वादशाह 
मे अथवा जो दिन वृद्धि को प्राप्त होवे चार पात्रो को तिल और गन्धो- 
दको को पूरित करके तीन पितृगणो को, एक प्रेत को उस प्रेत पात्र को 
पितृपात्नों मे आसिञचन करता है। इसके लिये “ये समाना” इति 
थे दो मन्द्रो से करे । उससे ही पिण्ड की व्याख्यात किया गया है। 
इसके आगे सम्वत्सर-सम्वत्सर मे प्रेत के लिये अन्न देना चाहिए, जिस 
दिन मे प्रेत होता है ॥५॥॥ 


आभ्युदयिके प्रदक्षिणमुपचार पूर्वाह्णे पित्र्यमन्त्रवर्ज 
जप ऋजवो दर्भा यवेस्तिलार्था सपन्नमिति तृप्तिप्रश्‍न 
सुसपम्पञ्चमितीतरे ब्रयुद।धबदराक्षतमिश्रा पिण्डा 
नान्दी मुखान्पितृनावाहायष्य इति पृच्छुत्यावाहृयेत्यनु- 
ज्ञातो नान्दीमुखा पितर प्रीयन्तामित्यक्षय्यस्थाने 
नान्दीमुखान्पितृन्वा चयिष्य इति पृच्छति वाच्यता- 
मित्यनुज्ञातो नान्दीमुखा पितर पितामहा" 
प्रपितामहा मातामहा प्रमातामहा वृद्धप्रमाता- 
महाश्च प्रीयन्तामिति न स्थघा प्रयुज्जीत युम्माना- 
शयेदत्र ।।६॥ 


पारस्करगृह्यसत्र | [ ४६३ 


आभ्युदयिक श्राद्ध मे प्रदक्षिण उपचार पूर्वाहन झे पित्र्य मन्त्रो से 
वर्जित जप करे । ऋजु दभ इसमे होते हैं और तिलो के अथ यवो के 
द्वारा सम्पन्न होते है-इति-यह तृप्ति का प्रश्‍न होता है । सुसम्पन्न हो 
गया-यह इतरो को बोलना चाहिये । दधि-- वदर-अक्षतो से मिश्रित 
पिण्ड नान्.ी मुख पित्रो का आवाहन करूगा-यह पूछता है ओर इसके 
उत्तार मे 'आवाहय' अर्थात्‌ आवाहन करो इस प्रकार से अनुज्ञात होता 
हुआ अर्थात्‌ अनुज्ञा प्राप्त कर लेने वाला श्राद्धकर्ता “नान्दीमुख पितर 
प्रीयमाण होव”-इससे अक्षय्य स्थान मे नान्दीमुख पितृगणो को वाचन 
करू गा-ऐसा पूछता है । इसके उत्तर मे “वाच्य” अर्थात्‌ वाचन करो- 
इस प्रकार से अनुज्ञात होकर-"ना दीमुखा पितर पितामहा प्रपिता- 
महा मातामह! प्रमाता महा वृद्ध प्रमाताम महाश्च प्रीयताम्‌” 
इति-इससे स्वधा का प्रयोग न करे । यहाँ पर युग्मो को प्राशन कराना 
चाहिए ॥६॥ 


अथ काम्यानि भवन्ति स्त्रियोऽप्रतिरूपा प्रतिपदि द्विती- 

याया. स्त्री जन्म श्वास्तृतीया चतुर्थ्या क्षुद्रपशव पुत्रा 

पञ्चम्या द्यतद्धि षष्ठ्या कृषि सप्तम्या वाणिज्यमष्ट- 

म्यामेकशफ नवम्या दशम्या गाव परिचारका एका- 

दश्या धनधान्यानि द्वादश्या कुप्य हिरण्य ज्ञाति श्रेष्ठच 

च त्रयोदश्या युवानस्तत्र भ्रियन्ते शस्त्रहतस्य 

चतुदश्याममावास्याया ` सवमित्यमावास्याया _ सर्बे- 

मिति ॥७॥ 

इसके अनन्तर कास्य श्राद्ध होते हे । स्त्रियाँ अप्रति रूपा है इनका 
प्रतिपदा मे, द्वितीया मे स्त्री जन्म तृतीया मे, क्षुद्र पशु गण पुत्र 


पञ्चमी मे, धूतद्धि षष्ठो मे, कृषि सप्तमी मे, वाणिज्य अष्टमी मे, एक 
इफ वाला नवमी मे, दशमी मे गौऐ परिचारक एकादशी मे, धनधान्य 


४६४ ] [ पारस्करगृह्यसूत्र 


ढादशी मे, कुप्य हिरण्य और ज्ञाति श्रष्ठता त्रयोदशी में बहॉ पर युवा 
लोग मरते है शस्त्र केद्वारा जो हत उनका चतुर्दशी मे और 
अमावस्या मे सबका होता है। रहे सहे सबका अमावस्या तिथि में 
होता है । इति ॥ ७ । 


॥ इति पारस्करगृहृय सूत्र समाप्त ॥ 


खादर गुह्मसत्रम्‌ । 


अथातो गृह्या कर्माणि ।१। उदगयतपूर्वपक्षपुण्या- 
हेषु प्रागावर्तेनादह्ल कालोऽनादेशे ।२। अपवर्गे यथो- 
त्साह ब्राह्माणानाशयेत्‌ ।३। यज्ञोपवीतम्‌ ।४। सोौत्रम्‌ ।५। 
कोश वा ॥६। ग्रीवाया प्रतिमुच्य दक्षिण बाहुमुद्धत्य 
यज्ञोपवीती भवति ।७। सव्य प्राचीनावीती ।८। 
त्रिराचस्पापो द्वि परिसृजीत ।£। पादावभ्युक्ष्य 
शिरोऽम्युक्षेत्‌ । १०। 


अब गृह्य कर्मो के विषय मे कहा जाता है । इसमे जहा कहीं 
समय के सम्बध मे काई निर्देश नही दिया गया हो, अर्थात्‌ स्पष्ट शब्दो 
सेयह न बताया गया है कि अमुरू कम अमुक दिन और समय पर 
करना चाहिये, वहा सब कार्यो को उत्तरायण शुक्ल पक्ष, निर्दोष दिन 
मे दोपहर के पहिले करना चाहिये । इस प्रकार के सभी कर्मो मे 
एक, दो अथवा यथा शक्ति ब्राह्मण भोजा करावे। आगे वणित कर्मों 
क्रे करने के अवसर पर यज्ञोपवीत धारण करना आवश्यक हे । इसके 
लिये सूत, वस्त्र या कुशा से बनी डोरी मे से जो कोई वस्तु मिल सके, 
उसी का यज्ञोपवीत बनावे उसको दाहिने कन्धे के बगल मे लटकता 
रहने दे । इसी को 'यज्ञोपवीती' कहते है | इसी प्रकार यज्ञोपवीत को 
बाँचे कन्थे पर रखकर दाहिमी बगल मे लटकाये रखने वाले को 
“प्राचीनवीती ” कहते हैं । दैव कार्यो मे यज्ञोपवीती और पितृ काथो मे 


४६६ ] { खादिर गृह्यसूत्र 


प्राचीनवीती विधि“से पहनकर कार्य सम्पन्न करना चाहिये । सभी कर्मों 
मे प्रथम आचमन' किया जाता है। दोनो हाथो को धोकर «उपयुक्त 
स्थान पर उपवेशन करे, फिर तीन बार आचमन और दो बार समस्त 
शरीर का माजेन करे। दो बार ओठो मे जल लगाकर उनको साफ 
करे और फिर दोनो पैरो पर और माथे पर जल के छोटे दे ॥ १-१०॥। 


इन्ड्रियाण्यद्धिस्सस्पृशेत्‌ ॥११। अन्तत प्रत्युपस्पृश्य 
शुचिर्भवति । १२ । आसनस्थानसवेशनान्युदगग्नेषु 
दर्भेषु ।१३। प्राङ्‌ मुखस्य प्रतीयात्‌ 1१४ पश्चादग्नेयत्र 
होमस्यात्‌ +१५ सहशिरस स्नानशब्दे ।१६। दक्षिरोन 
पाणिना कृत्यमनादेशे 1१७। मन्त्राच्तमव्यक्त परस्यादि- 
ग्रहणेन विद्यात्‌ ।१८। स्वाहान्ता मन्त्रा होमेष ।१६। 
पाकयज्ञ इत्याख्या य कश्चेकास्नो ।२०। 


भगूठा तथा अनामिका से दोनो नेत्रो, अंगुठा तथा प्रदेशिनी से 
नाक, अगूठा तथा कनिष्ठिका से कानो को स्पशे करे । इसी प्रकार 
अन्य इन्द्रियो का भी स्पर्श करे कर्म को आरम्भ करने अथवा आरम्भ 
करने से पहले ही यदि सोकर उठे तो फिर से आचमन करने पर ही 
पवित्र होता है । जहाँ बैठकर कम किया जाय वहाँ उत्तराग्र कुशो के 
आसन क, प्रयोग करे। यदि विधान मे किसी तरफ मुह करके बैठने 
की बात न लिखी हो तो पुष दिशा की तरफ मुह करके ही बेढे । 
इसी प्रकार जहाँ यह नही लिखा हो कि अग्नि के किस ओर बैठा जाय 
वह हमेशा हवन की अग्नि के पश्चिम तरफ बेठना चाहिये। जहाँ 
कही स्नान करने का विधान हो वहा शिर पर जल डाल कर सर्वा 
स्नान को ही समझना चाहिये | यदि यह न लिखा होकि दाहिने या 
बाँये किस हाथ से कम किया जाय, वहाँ दाहिने हाथ से ही सब कर्म 
करे। जिस मत्र के अन्त से उसका विनियोग और परिमाण स्पष्ट रूप 
से न बतलाया गया हो वहाँ उत्तर मत्र के आदि या प्रधान मत्र करे 


खादिर गृद्यसूत्र ] । ४६७ 


अर्थ को समझकर तदनुसार कार्य करे। होम करने वाले जिन मत्रो 
के अन्त'मे स्वाहा का शब्द न हौ तो भी उनका उच्चारण करते 
समय उनमे 'स्वाहा' शब्द अवश्य जोड दिया जाय । इस प्रकार गुह्म- 


अग्नि मे जितने कर्म किये जाते है उनको “पाक-यज्ञ” कहा जाता 
है ।।११-२०॥ 


तत्रत्विक ब्रह्मा सायष्रातहोंमवर्जम्‌ ।२१। स्वय 
हौत्रम्‌ ।२२। दक्षिणतोऽग्नेरुदड मुखस्तूष्णीमास्ते ब्रह्मा- 
5ऽहोमात्प्रागग्रेषु 1२३१ काम त्वधियज्ञ व्याहरेत्‌ ।२४। 
अयज्ञीया वा व्याहुत्य महाब्याहृतीजँपेत्‌ ।२५। हौत्र- 
ब्रह्मत्वे स्वय कृर्वन्‌ ब्रह्मासनमूपविइय छत्रमुक्तरासङ्भ 
कमण्डलु वा तत्र कृत्वाऽथान्यत्कर्यीत्‌ ।२५। अब्यावृत्ति 
यज्ञाग रब्यवाय चेच्छेत्‌ 1२७ 


ऐमे “पाक यज्ञो” मे सायक्राल तथा प्रात के हवन को छोडकर 
अस्य पाकयज्ञो मे ऋतिग ( होम करते वाला ) को ही “ब्रह्मा” माना 
जाता है । जो हवन नित्य प्रति किये जाते है उनमे यजमान को स्वय 
ही कमं करने का अधिकार होता है । हवन के समय “ब्रह्मा अग्नि 
के दक्षिण ओर अन्त तक मौनपूर्वक बेठा रहे । उसके कुशासन की 
कुशाओ का अग्रभाग पूव की ओर रहे। यदि यज्ञ सम्बन्धी किसी बात 
का स्पष्टीकरण या निर्देश करना हो तो ब्रह्म बोल सकते है। पर 
यदि वे यज्ञ सम्बन्धी बात के अतिरिक्त अन्य लौकिक बात करे तो 
उसके प्रायश्चित्त स्वरूप “इद विष्णु ” ऋचा का पाठ करे । यदि हवन 
का कर्म और ब्रह्मा का कायं एक ही व्यक्ति को करना हो तो ब्रह्मा 
के लिये बिछाये गये आसन पर छाता या जल से भरा कमण्डल रखकर 
उसकी प्रदक्षिणा आदि करके होता के आसन पर आ जाय और “इद्‌ 
भूमे मन्त्र पढळर बेठकर कर्म को प्रभाद अथवा किसी अन्य कारणवश 


४६८ | [ खादिर गृत्यसूत्र 


बीच मे न छोडे । यदि किसी कारण छोडना पडे तो फिर आरभ से 
कम कराये ॥२१-२७॥ 


ASAE रामा 


द्वितीय खण्ड 


पूर्वे भागे वेश्यनो गोमयेनोपलिष्य तस्य मध्यदेशे 
लक्षण कुर्यात्‌ ।१। दक्षिणत प्राची लेखामुल्लिख्य ।२। 
तदारम्भादुदीची तदबसानात्परात्री तिस्रो मध्ये प्राची 
।३। तदभ्युक्ष्य ।४। अग्निमुपसमाधाय ।५ इय स्तो- 
ममिति परिसमूह्य तृचेन ।६। पश्चादग्नेभू मो न्यञ्चौ 
पाणी कृत्वेद भूमेरिति।७। वस्वन्त रात्रौ ।८। पश्चा- 
दर्भानास्तीय दक्षिणत प्राची प्रकषदुत्तरतश्च ।दी 
अप्रकृष्य वा ।१०। 


इस प्रकार का “पाक यज्ञ” घर के पूर्व भाग मे किया जाय भौर 
और उस स्थान को गोबर से लीप कर उमके मध्य मे वेदी बनाई जाय । 
वेदो के स्थान पर पश्चिम से पूवं को रेखा खीचे और रेखा पर उत्तर 
क्रम से (आडी) तीन रेखाये खीचे ओर वेदी को जल से छिडक कर 
पवित्र करे । तब वेदी के बीच अग्नि स्थापित करके होम आरभ करे । 
समस्त सामान्य पाक यज्ञो के लिये यही विधि है। तत्पश्चात्‌ “इम 
स्तोम ० आदि तीन ऋचाये पढ कर यज्ञ वेदी का परिसमूहन करे । 
फिर अग्नि के पश्चिम भाग मे तृण आदि सहित भूमि पर दोनो हाथ 
औधे रखकर “इद भुमे० मत्र का जाप करे। जो हवन कृत्य रात्रि 
मे करना हो तो “अन्येषा विन्दते वधु” मत्र को पढ़े और यदि दिन 
मे करना हो तो “अन्येषा विन्दते धनम्‌” मत्र पढ़े और तब ब्रह्मा 


खादिर गृह्यसत्र | शिया 


को बिठावे । हवन की वेदी पर अगिन प्रज्ज्वलित कुर उस भनि के 
खरो तरफ कुशाओ को इस प्रकार बिछावे कि पहले पूर्व की ओर, 
फिर दक्षिण की ओर, फिर उत्तर मे और अन्त मे पश्चिम की तरफ 
से अग्नि कुण्ड घिर जाय ॥१-१०॥ 

पूर्वोपक्रम प्रदक्षिणमग्ति स्तुणुयान्मूलान्थग्रेश्छाद- 
यस्थिवृत पञ्चवत वा ।११। उपविइय दर्भाग्रे प्रादेशमात्र 
प्रच्छिनत्ति न नखेन पवित्रे स्थो वेष्णव्याविति ।१२१ 
अद्धिरुन्युज्य विष्णोर्मनसा पूते स्थ इति ।१३। उदगग्ने 
अगुष्ठाभ्यामनामिकाभ्या च सगृह्य त्रिराञ्यमुत्पुनाति 
देवस्त्वा सवितोत्तनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण’ 'बसोस्सूयंस्य 
रश्मिभिरिति' 1१४ अभ्युक्ष्शेते भग्नावनुप्रहरेत्‌ ।११। 
आज्यमधिश्रित्योत्तरत कुर्यात्‌ ।१६ दक्षिणजान्वक्तो 
दक्षिरोनाग्निमदितऽनुमन्यस्वेत्युदकाङर्जाल प्रसिञ्चेत्‌ 
११७१ अनुमतेऽनुमन्यस्वेति पश्चात्‌ सरस्वत्यनुमन्य 
स्वेत्युत्तरत ।१०। देव सवित प्रसुवेति प्रदक्षिणमर्नि 
पयु क्षेदभिपरिहरन्‌ हव्यम्‌ । १६। सक्कृत्तिर्वा 1१० समिध 
आधाय 1२१ प्रपद जपित्वोपताम्य कल्याण ध्यायचू 
चेरूपाक्षमारभ्योच्छ वसेत्‌ ।२२। प्रतिकाम काम्येषु 1२३१ 
सवत्रेतद्घोमेषु कुर्यात्‌ ।२४। 


इस प्रकार कुशाओ को एक के ऊपर एक, तीन या पाँच बार 
छावे । पर यह ध्यान रखे कि दो तीन या अधिक कुशा छक स्थान 
पर मिल न जाये और उनका अम्रभाग उनको जड से ढका रहे। 
तत्पश्चात्‌ पहले से इकदठा किये कुशाओ मे से “प्रादेश प्रमाण दो 
कुशाओ को लेकर “पविब्रे रथो०' मत्र पढकर बीचो बीच छेदन करे। 
फिर “विष्णोमनसा”” मत्र पडकर उसको जल से धो डाले। फिर 
उत्तराग्र करके “आज्योत्यवन” करे अर्थात्‌ घी मे पडे तिनके आदि को 
निकाल कर पूव की ओर ऊपर की तरफ फक दे। इस कमं को करते 


४७७ 1 । खदिर गृह्यसूत्र 


हुये दोनो “पवित्नो” को अगूठा और अनामिका अंगुली से पकड कर 
एक बार “देवस्त्वा०”' यजुर्वेद के मत्र को पढ़कर और दो बर बिना 
मत्र पढे 'उत्पवन' करे । उत्पवन के पश्चात्‌ उन दोनो 'पवित्रो' कों 
जल से धोकर अग्नि मे डाल दे । इसके पश्चात्‌ हवन वेदी से उत्तर 
दिशा मे कुछ जलते हुये अगार ( कोयला आदि) रख पर उस पर 
पहले उपयुक्त आज्य-पात्र ( घी के वरतेन ) को और फिर चरुस्थाली 
(खीर को फतीली को रखे । अग्नि का आधान तथा परिसमूहन करके 
दाहिना जानु पृथ्वी पर टेक कर “अदिते०” मत्र को पढ कर अग्नि 
के दक्षिण मे जल की अ जलि प्रदान करे । “अनुमते०” मत्र से पश्चिम 
भाग मे दूसरी उदकाञ्जलि दे और “स्वरसत्यनु०” मत्र से अग्नि 
को उत्तर दिशा मे तीसरी अ जलि प्रदान करे । तत्पश्चात्‌ “देव 
सवित ०” मत्र से हवन कुण्ड की प्रदक्षिणा करके जल की भारा छोडे । 
फिर एक या तीन बार मत्र पढकर “पयुक्षण” करे । इसके पश्चात्‌ 
गूलर, खेर, पलाश अथवा ये न मिल सके तो किसी यज्ञ मे विहित 
वृक्ष की लकडी की १५ समिधाये अग्नि मे डाले। एक समिधा के 
उत्तर भाग मे वहि कुश धरे। “तपश्च तेजश्च” से लेकर “ब्रह्माण” 
पुत्राय नम ” तक को “प्रपद” कहते है। “विरूपाक्षोर्शस” को पाठ 
रपद वाचक मत्रो के बीच होने से यह कल्याण और मोक्ष वाचक है | 
इबॉस को रोक कर प्रपद का पाठ करता हुआ, “भूभुवस्स्वरोम्‌ का 
पाठ करता हुआ परमात्मा का ज्ञान मुझे हो--इसका ध्यान करता 
हुआ “विरूपाक्षोऽसि दन्ताळिज ' जप कर शवॉस लेके । यह नित्य कर्मो 
का विधान है, काम्य कर्मो मे इसकी अपेक्षा विशेषता रहती है । कास्य 
कर्मो मे जिस कायं की सिद्धि के लिये कम किया जाता है उसी का 
ध्यान करता हुआ जप करे । सब प्रकार के होम कर्मो मे इस प्रकार 
के आरम्भिक कृत्य करके अन्य कम करना विधेय है ॥११-२४॥ 


खादिर गृह्यसूत्र | { ४७१ 


तृतीय खण्ड 


ब्रह्मचारी वेदमधीत्योपन्याहृत्य गुरवेऽनुज्ञातो 
दारान्‌ कुर्वीत 1११ आप्लवन च ।२ तयोराप्लवन 
पूर्व॑म्‌ ।३। मन्त्राभिवादात्तु पाणिग्रहणस्य पूर्वं व्याख्या- 
तमु १४ ब्राह्माणस्सहोदकुम्भ. प्रावृतो वाग्यतोऽग्रेणाग्नि- 
गत्वोदड_ मुखस्तिष्ठेत्‌ ।५। स्नातामहतेनाच्छाद्य या 
अङृन्तत्नित्यानीयमानाया फाणिग्राहो जपेत्‌ सोमोऽदद- 
दिति ।६ पाणिग्राहस्य दक्षिणत उपवेशयेत्‌ 1७ अन्वा- 
रब्धायां ख्रवेणोपघात महाव्याहृतिभिराज्य जुहुयात्‌ 
१८। समस्ताभिश्चतुर्थीम्‌ ।ॐ एब चौलोपनयनगोदानेषु 
1१ । 


ब्रह्मचयं आश्रम मे रहुने वाला व्यक्तिअग संहित वेदो का अध्य* 
यन करके गुरु को उनकी इच्छानुसार दक्षिणा प्रदान करे और उनकी 
आज्ञा प्राप्त करके समावतेत सस्कार करके कुमारी से विवाह-सस्कार 
करे । समावतंत की विधि सम्पन्न करने के पक्षात्‌ बिवाह सस्कार के 
लिये सवे प्रथम कन्या और वर स्नान करे | वर को अन्न पूवक स्नान 
करना होता है और कन्या बिना मत्र के ही करती है । विवाह के 
अवसर पर किया गया यह स्नान अन्य अवसर पर किये गये सामान्य 
स्तान से इस दृष्टि से भिन्न होत। है कि इसमे कन्या अथवा बर की 
खाति की स्त्रियाँ एकत्रित होकर कन्या के समस्त शरीर को उवटन से 
भलीभोति मल कर सर्वाङ्ग को अच्छो तरह साफ कर देती है । इसके 
यश्चातु पुरोहित अथवा कोई अभ्य ब्राह्मण उत्तरीय वस्त्र ( दुपट्टा ) 
से अपने शिर और कानो को ढककर जल से भरे कलश को शिर प 
रख कर जल-स्थान से उठकर ब्रह्मा के सम्मुख खडा हो जाय ' ज 
तक मस्तक पर जल का सेक न हो तब तक यह उसी प्रकार स्थि ' 
रहे । इसके पश्चात पहले से स्नपन की हुई वधू के पास दो बर ५६ 


४७२ ] [ खादिर गृद्यसुत्र 


वाले जायें और उसके समस्त शरीर को दो नये बस्त्रो से ढक दे | उस 
समय वे “या अक्कन्तन” तथा “परिधत्त” मत्रो को पढे । फिर वर" अग्नि 
कुण्ड के पास खडा होकर कन्यादान करने वाले व्यक्ति द्वारा ले जाती 
हुई बहू को देख "सोमोऽददत्‌” मत्र का जप करे । वह “या अक्कन्तन 
मत्र पढ कर अधोवस्त्र तथा “परिधत्त” मत्र पद वर ओढने का वस्त्र 
दे । तत्पश्चात “प्रमे पतियान” मत्र का जप बहु करे तथा “प्रास्या' 
थतियान” मत्र का पाठ पति करे। तब कुश के आसन, पर बहू को पति 
के दक्षिण भाग मे किठावे और *परिस्तरणादि” से लेकर “प्रपद तक 
की विधि पूरी करे सस्क्रारित आज्य (घी) खवा, समिक्षा और शमी 
या पलाश के पत्ते सहित लावा (धान की खील) सुप मे धर कर हवन 
कुण्ड के उत्तर तरफ रखे । सिल तथा लोढी को पश्चिम तरफ रखे । 


प्रपद जप के पश्चात्‌ बहू अपने दाहिने हाथ से पति के दाहिने हाथ 
को स्पशे करती हुई बहि कुला पर रखे हुपे खवा से पति द्वारा सस्का- 
रित आज्य को लेकर भूस्स्वाहा. “भुवस्स्वाहा” “स्वस्स्वाहा” 
व्याहृति मत्री को पढ कर अर्नि मे हवन करे । वह तीन आहुतियाँ ता 
“भुस्स्वाहा”” आदि मत्रो से और चोथी आहुति * भूभु वस्स्वाहा” इस 
सम्पूर्ण व्याहृति-मत्र से देवे । चूडाकरण, उफनयन और केशान्त 
स सकारो के अवसर पर लेने वाले हवनो मे भी इसी विधि से कम किया 
जाता है ।।१-१०।। 


अग्निरेतु प्रथम इति षड्भिश्च पाणिग्रहणे ।११। 
नाज्यभागौ न स्विष्टकृद ज्याहुतिष्वनादेशे ।१२। सवत्रो- 
परिष्टान्महाव्याहृतिभि ।+१३। प्राजापत्यस च ।१४। 
घायङ्चित्त जुहुयात्‌ ।१५। हुत्वोपोत्तिष्ठत ।१६। अनुपृष्ठ 
गत्वा दक्षिणतो$वस्थाय वध्वङ्जलि गृह्णीयात्‌ ।१७। 
ूर्वा मात! शमीपलाशमिश्चान्‌ लाजाञ्छुर्प कृत्वा ।१८। 
परचादर्नेह षत्पुत्रमाक्रमयेद्रधू दक्षिणेन प्रपदेन इमम- 


खादिर गृह्यसूत्र ] [ ४७३ 


इभानमिति ।१९। सकृद्गृहीतमञ्जलि लाज्जाना बध्व- 

ञ्ज्ञलावावपेत्‌ भ्राता ।२०। 

पाणिग्रहण स स्कार मे “ अग्नि रेतु प्रथम०” इत्यादि छ मत्रोसे 
हवन करे । जहाँ इस बात का स्पष्ट निर्देश न किया गया हो कि अमुक 
मत्रो से इस प्रकार हवन किया जाय वहाँ “आज्प-भाग” और स्विष्ट 
कुत'' होम न किया जाय । सभी हवन कृत्यो मे उस अवसर पर विहित 
हवन करते के पश्चात्‌ महाव्याहूति से हवन करना चाहिये । फिर 
“प्रजापते न स्वदेताति'' मत्र से भी हवन करे । जहाँ कही किसी कारण 
वश प्रायश्चित की आवश्यकता हो वहाँ प्रायश्चित्तीय आहुतियाँ भी 
दी जाये । महाव्याहूति होम पूर्ण हो जाने पर वर और बधू दोनो एक 
साथ उठे । उठते समय वर का दाहिना हाथ कच्या की पीठ पर होकर 
दाहिने कन्ये पर और कन्या का बाँया हाथ वर की पीठ पर होकर 
बाँये कन्धे पर रहे | फिर पति बहू की पीठ की ओर होकर दाहिनी ओर 
जाकर उसकी अजलि पकड कर उत्तर की ओर मुह करके बठे । उस 
समय कन्या की माता अथवा भाई शमी या पलाश के पत्ते मिला लावा 
सूप मे लेकर अग्नि के पूव भाग मे खडे रहे । तब अग्नि के पश्चिम 
भाग मे रखे सिललोढी पर बाये हाथ से अजलि को पकड़े रहकर 
दाहिने पर को रखे और पूव से ईशान कोठा की ओर चलावे । उस 
समय पति “इममश्मानमारोहा०' इत्यादि मत्र पढता जावे । तब बहु 
का भाई सूप मे रखे लावा फे मे एक अजलि लावा एक बार मे 
देवे ।। ( १-२०॥। 


सुहूद्वा कड्चित्‌ ।२१। त साऽग्नो जुहुयादविच्छिद्या- 
ऊर्जाल इय नारीति ।२५ अयमण पूषणमित्युत्त रयो 1२३! 
हुते तेनेव गत्वा प्रदक्षिमग्नि परिणयेत्‌ कन्यला पितृभ्य 
इति ।२४। अवस्थातप्रनृत्येव त्रि ।२१। शूपेंण शिष्टा- 
नग्नावोप्य घ्रागुदीचीमुत्क्रमयेत्‌ एकमिष इति ।२६। 
ईक्षकावेक्षणरथा रोहण दुर्गानुमन्त्रणान्यभिरूपाभि ।२७। 


४७४ ) [ खादिर गृह्यसूत्र 


अपरेणाग्निम्ौदको गत्वा पाणिग्राह॒मूर्धन्यवसिञ्चेत्‌ 
।२६। बधू च ।२६। ममञ्जन्त्वित्यवसिक्त ।३०। दक्षिण 
पर्ण सागुष्ठ गृहणीयात्‌ गृभ्णामि ते इति षड्भि ।३१। 


यदि बहु काकोई भाई नहो तो यह लावा देने का कार्य कोई 
अन्य रिश्तेदार करे । उस भाई या सम्बन्धी व्यक्ति से लावा को ग्रहण 
करके बहू इस प्रकार सावधानी से अग्नि मे आहुति दे जिससे उमकी 
अ जलि अलग-अलग न हो जाय। उस समय “वर इय नारी०' भत्र 
का जप करे | इस प्रकार वेदज्ञ पति ने जिस प्रकार गमन किया था 
उसी प्रकार कत्या को आगे-आगे लेकर अग्नि की प्रदक्षिणा कराते 
हुये “कन्यलापितृभ्य इस मत्र का पाठ करके कन्या को परिणीता 
करे । अर्थात्‌ कन्या जो पत्ती बनकर पति ग्रह को प्राप्त करती है यह 
उसको समझा देवे । दस प्रकार परिणीता हो जाने पर दो बार फिर 
पूववत्‌ अवस्थान , अश्मारोहण, लजावपन, लाजा-होम करे, पर इन 
दौ बार मे पहले मन्तो को न पढे, वरन्‌ उनके स्थान पर “अयमणनु- 
देव” एव पूषण ” इन दो मन्त्रो का पाठ करे । तीन बार होम करने 
से बचा हुआ लावा आदिको सूप मे लेकर बिना मत्र पढ़े अग्नि मे 
डाल दे और ईशान कोष मे एक्रामिषे” इत्यादि ६ मन्त्रो को पढ कर 
बहू को यथाक्रम सात पग इस भाँति चलावे जिसमे बहू का दाहिना 
पग आगे चले और बाया पीछे पीछे पर बाँया पैर दाहिने पेर मे न 
जाय । बहू को देखने आये व्यक्तियो ( ईक्षको ) वधू निरीक्षण वह को 
पति-गृह जाने के लिये रथ पर चढता, मार्ग के भय का निवारण आदि 
के अनुरूप मन्त्रो को पढ़े । जैसे देखने वाले “सुमद्धली” इत्यादि मत्र 
पढ़े , बहू के रय पर चढते समय “सुकिशुकम” और मार्ग मे जहाँ भय 
हौ वहाँ “मा विदन्‌०” आदि मत्र पढ़े जाये । तत्पश्चात्‌ कोई जल- 
वाहक अग्नि के पश्चिम भाग मे वर और बध्नु के मस्तक पर जल के 
छोटे दे । उस समय वर-बश्नू दोनो एक साथ “समञ्जन्तु०' मत्र पढ़े । 
पति डस जलसिक्त वधू की अञ्जलि को बाँये हाथ से पकड कर अपने 


खादिर गृह्यसूत्र ] | ४७५ 


पास कुछ ऊपर उठावे और दाहिने हाथ से उसके झगृठा सहित दाहिने 
हाथ को पकड कर 'गुभुगामिते' इत्यादि विवाह के छ मत्रोको पढ़े । 
ओर अग्नि की प्रदक्षिणा क्रम से घुम कर होप करके वाम देव्य गान 
तक सब क्रियाएं करे। २१-३१ । 


चतुर्थ खण्ड 


प्रागुदी ची भुद़्हेत्‌ ।१। ब्राह्मणकुलेऽर्निमुपसमाधाय 
पश्चादस्तेर्लोहित चर्मानड्डहमुत्त रलोम प्राग्ग्रीवमास्तीय 
वाग्पतामुपवेशयेत्‌ ।। प्रोक्ते नक्षत्रेऽन्वारब्धाया स्न्‌वे- 
णोपघाल जुहुयात्‌ षड्भिलेखाप्रभृतिभिस्सम्पाता- 
नवनयन्‌ मूधनि वध्वा ।३। प्रदक्षिणमर्नि परिक्रम्य 
ध्रव दर्शयति ध वाद्यौरिति ।४। अभिवाद्य गुरून्‌ गोत्रेण 
विसुजेद्वाचम्‌ ।% गौदेक्षिणा ।६। अत्राध्यंम्‌ ।७। आगते- 
ष्वित्येके 1० त्रिरात्र क्षारलवणे दुग्धमिति वजयानों 
सह शय्याता ब्रह्मचारिणौ ।६। हविष्यमन्न परिजप्यान्न 
पाशेनेत्यसाविति वध्वा नाम ब्र यातृ्‌ ।१०। 


होम समाप्त हो जाने पर बघू और स्थापनाथ अस्ति को ईशान कोण 
मे पहुंचावे । यदि विवाह क्षत्रिय आडि को हो और उसका अपना घर 
दूर होतो ईशान कोण मे ब्राह्मण का जा घर समीप हो उसी घर मे 
उत्तर विवाह (चतुर्यी कमं) कर्म के लिये अग्नि स्थापन करे । उस 
स्थापित अग्नि के पश्चिम भाग मे चर्मासन विद्याये उस पर बहू को 
बिठादे ओर वह अतिरिक्त बाते न करे। यदि बादल आदि के कारण 
नक्षत्र न दिखाई पड तो ज्योतिष द्वारा ज्ञात नक्षरोदय काल मे “लेखा 


४७६ | [ खादिर गृह्यसूत्र 


सन्धिषु०” इत्यादि छ मत्ती के द्वारा बधु को “अन्वाब्ब करे, अर्थात्‌ 
स्रवासेछ आहुतियॉ दे और प्रत्येक आहुति के अन्त मे ब्रधू के 
शिर पर घी टपक्रा देवे । होम के पश्चात्‌ वर बदू बाहर निकले 
और पति बधु को भूव का दशन कराते ३ए “ध्र वाद्यौ०” मत्र 
का उच्चारण करे । तव बधू अपने नाम के साथ पति के गोत्र का नाम 
जोड कर पति का अभिवादन करे और जो अतिरिक्त न बोलने 
का नियम था उपे छोइ दे। विवाह रज्ञ के उपलक्ष्य मे ब्राह्मण को एक 
गो दक्षिणा स्परूप प्रदान करे । इम अवसर पर विवाह करने वालो तथा 
अपनी अपनी जाति वालो को कन्यादान करने वाला अर्घ्यं दे। अन्य 
आचार्यो के मतानुसार जब विवाह के लिए बदू के घर आये तब अध्य 
दे । जिस दिन विवाह काय हो उस दिन से तीन रात्रि तक वर-बधू 
चामक, दूध आदि छोडकर हविष्यात्न का भोजन करे और मंथुन न 
करते हुए एक शैया पर झयन करे । तीन दिन-रात वर वधू को हवि- 
ष्यान्न भोजन करना होता है ! उस अवसर पर जब भोजन लाया जाय 
तब “अन्नपान सणिमा'' मत्र उच्चारण करके "यह है” ऐसा कह कर 
पति बहू का नाम बोले ॥ १-१०॥ 
भुक्वोच्छिष्ट वध्वे दद्यात्‌ ।११। ऊध्व त्रिरात्रा- 

चतसृभिराज्य जुहुयात्‌ अन्ने प्रायश्चित्तिरिति समस्त 

पश्चमी सम्पातानवनथन्नुदपात्रे ।१२। तेनैना सकेशन- 

खामाप्लावयेत्‌ ।१३। ततो यथाथ स्यात्‌ । (४ ऋतुकाले 

दक्षिरोन पाणिनोपस्थमालभेद्िष्णुर्योनि कल्पयन्त्विति 

समाप्तायाम ।१५। सम्भवेदुगर्भं धेहीति ।१६। 

भोजन करने पर जो शेष रहे उसे उसे बधू ग्रहण करे। “लेखा 
होम” पुरा हो जाने पर “सु्िशुकम्‌ ०” पढ़कर बधू को रथ पर चढावे 
और अग्नि को साथ मे रखले । मार्ग मे जहा भय हो वहाँ “माविदन्‌” 
सत्र को बोले और घर मे प्रबेश करके “दूह गाव ” मन्त्र पढ़े। तब। 
थया पर बेठ कर “इह्‌ धृति०” मन्न का उच्चारण करे और उसी शैया 


खादिर गृह्यसूत्र ] [ ४७७ 


पर तीन रात्रि तक वर-वधू मेथुन रहित होकर शँयन करे । इसके 
पश्चात्‌ चोथे दिन, दिन के आरम्भिक भाग मे “'प्रपदान्त' तक समस्त 
विधि से बहू अन्वारब्ध होकर महाव्याहृतियो से तीन आहुतियाँ दे और 
चौथी बार समस्त महाव्याहृति को बोल कर आहुति डाले । उस अवसर 
पर "अग्ने प्रायश्चित्ति० आदि मत्रो को बोले । इममे विशेषता यह है कि 
प्रथम आहुति के बाद दूसरी आहुति मे अग्नि” के स्थान पर “वायु, 
चन्द्र और सूर्य” का नाम ले और पॉचवी आहुति मे “अग्नि, वायु, चन्द्र 
और सूर्य” इन चारो देवताओ को एक ही बार मे सम्बोधन करे। इस 
लिये मन्त्र मे जितने वचन भावे उनको बहुवचन करके पढे । इन पाँच 
“प्रायश्चित्त आहुतियो मे से बचने वाले घी को एक चमस मे रक्षित 
रखे । साथ मे लाये जल से परत बध को शिर सहित स्नान करावे और 
'वामदेव्य'' तक गान करके ब्राह्मण भोजन करावे । इतके पश्चात्‌ जो 
अन्य कार्य अवसर के अनुकूल हो उतको वर बधू करे । जब स्त्री का 
मासिक धर्म हो उस दिन से १६ (सोलह) रात्रि ऋृतुकाल कहा जाता 
है । उसमे से प्रथम चार रात्रि निद्य मानी गई है। एकादशी और 
त्रयोदशी सभोग के लिये निषिद्ध है । शेष १० रात्रि शुद्ध मानी गई है। 
उनमे जिसे पुत्र की इच्छा हो वह सम तिथियो (जेसे द्वितीया, चतुर्थी 
आदि) मे बहू के पापत सम्प्रयोग के लिये जाय ओर जिसे कन्या की 
इच्छा हो वह विषय तिथियो मे (जैसे तृतीया, पचमी आदि ) मे जाय ५ 
ऋतुक्राल मे पति पहले “विष्णुर्योनिकल्पयतु०” तथा “गर्भ धेहि सिनी- 
वालि०” मत्रो को पढकर दाहिने हाथ से वधू की जनतेर्द्रिय का 
अभिमर्शन करके म थुन कमे मे प्रवृत्त हो ॥११ १६।। 


४७८ | खादिर गृह्यसूत्र 


पञ्चम खण्ड 


यस्मिन्नरनौ पाणि गृह्णीयात्स गृह्य' ।१। यस्मि- 
न्वाऽन्त्या समिधमादध्यात्‌ ।२। निमंन्थ्यो वा पुण्यस्सो- 
ऽनध्षुंक ।३। अम्बरीषाद्वाऽऽनयेत्‌ ।४। बहुयाजिनो 
वाश्गाराच्छूद्रवजम्‌ ।५ सायमाहुत्युपक्रम परिचरणम्‌ 
।१। प्रागस्तमयोदयाभ्या प्रादुष्कृत्य ।७। अस्तमिते 
होम ।5। उदिते चानुदिते वा ,६। हृविष्यस्यान्नस्याकृत 
चेत्‌ प्रक्षाल्य जुहुयात्पाणिना ।१०। 


विवाह-स स्कार मे जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है उसी को 
“गुह्य कहा जाता है । अथवा जिस अग्नि से ब्रह्मचारी का समावर्तन 
सस्कार होता है उसको “गृह्य कहते है । उपयुक्त दोनो प्रकार की 
अग्नियाँ जो अरणि काष्ठ द्वारा मन्थन करके उत्पन्न की जाती है, वे 
परलोक के लिये हितकारो होती है, लौकिक दृष्टि से सम्पत्ति दाता नही 
होती । अथवा इन स स्कारो के अवसर पर हलवाई की भट्टी मे से अग्नि 
लावे । अथवा देवताओ की पूजा करने वाले और यज्ञ करने वाले के घर 
से अग्नि लाचे और उसी से विवाह-स स्कार या समिदाधान करे । इस 
प्रथम बार आहुति दान करने के पश्चात्‌ अन्य दिनो मे भी उसी ' गृह्य 
अग्नि” मे साय प्रात हवन किय! जाय । सायकाल को सूर्यास्त से पहले 
और प्रात काल सूर्योदय से पूव अग्नि को भली प्रकार प्रज्वलित करके 
सूर्योदय होते समय हवन कम करे। अगर चावल या फलो का हवन 
करना हो तो उनको अच्छी तरह धोकर भीगे रहते ही हवन 
करे ।।१-१०॥।। 
दधि चेत्पयो वा कसेन ।११। चरुस्थाल्या वा ।१२। 
अग्नये स्वाहेतिःमध्ये ।१३।तूष्णी प्रागृदी ची मुत्तराम्‌ ।१४। 
सूर्यायेति प्रात पूर्वाम्‌ 1६५ नात्र परिसमूहनादीनि 
पगृ क्षणवर्जम्‌ ।१६। पत्नी जुहुयादित्येके ।१७। गृहा 


खादिर गृह्यसूत्र ] [ ४५९ 


पत्नी गृह्योऽस्निरेष इति 1१५। सिद्धे सामप्रातभू तः 
मिल्रयुक्त ओमित्युच्चे्र यात्‌ 1१९। माक्षा नमस्त इत्यु- 
पाशु ।२०। 


यदि दूध, दही, यवागू से हवन करना हो तो उनको धोना आव- 
शयक है । उनको रिसी पात्र मे रख कर सवा से हवन करे । पहली 
आहुति "अग्नये स्वाहा” कह कर सायकाल के समय दे और दूसरी 
बिना सत्र पढे ईशान कोण मे दे | दूसरी आहुति ईशान कोण मे बिना 
मत्र के ही दे । प्रात कालीन हवन मे “सूर्याय स्वाहा' बोल कर आहुति 
दे । घ्रात काल और सायकाल के हवन मे परिसमूहुन और पु क्षण करने 
को आवश्यकता नही होती । कुछ आचार्यो का भत है कि पत्नी ही हवन 
करे क्योकि पत्नी को गृह्या कहते है ओर इस अग्नि का नाम भी 
“'गुह्य' हे । अतएव पत्ती ही दोनो समय हवन किया करे। प्रात काल 
और सायकाल जब भोजन बन जाय और पाक करन वाला कहे कि 
“तैयार हो गया” तो गृह स्वामी 3% का उच्चारण करे। उसी समय 
हवन किया जाय । हवन के समय यज्ञ कर्ता कम काण्ड सम्बन्धी बात 
ही करे अन्य लौकिक विषयो की चर्चा न करे । यदि लौकिक बात करने 
मे डा जाय तो प्रति बार “तस्मे तच्माक्षा ” मन्द स्वर मे मन मे कहे 
भोर ऊंचे स्वर मे “5४” कहे ॥११-२०॥ 


हृविष्यस्यान्नस्य जुहुयात्‌ प्राजापत्य सोविष्टकृत 
च ।२१। बलीन्नयेत्‌ ।२२। बहिरन्तर्वा चतुनिधाय ।२३। 
मणिकदेरी ।२४। मध्ये ।२५। द्वारि ।२६। शय्यामनु 1२७। 
वर्च वा ।२८। अथ सस्तूपम्‌ ।२६) एककमुभयत परिषि- 
ञ्चेत्‌ 1३० 


भोशन सामग्री बन जाने पर उसमे से थोडासा लेकर हविष्य 
ब्यजन के साथ उसी अरिन मे बिता मत्र पढ़े एक आहुति देवे । इस आहुति 


४८० ] [ खादिर गृह्यसूत्र 


आहुतिमे स्रवा आदि की आवश्यकता नही होती, यो ही हाथसे दे । फिर 
'प्रजापतथे स्वाहा' मन मे कह कर एक आहुति दे और'स्विष्टकृतै स्वाहा' 
मत्र से दूसरी आहुति देवे । तत्पश्चात्‌ निम्न स्थानो मे 'बलि' रखे, 
यह बलि घर के भीतर या भीतरी घर के बाहर चार स्थानो मे रखी 
जाती है । एक जल देवता केलिये जहॉ घर मे व्यवहार आने वाला 
जल रखा जाता हो, दूसरी भीतरी घर के बीच मै, तीसरी भीतरी घर 
के दरबाजे पर, चौथी सोने के स्थान मे शेया के समीप इनके अतिरिक्त 
जहॉ घर का कूड़ा बुहार कर रखा जाता हो वहा एक बलि रखे । 
एक घर मे पहले से स्थापित स्थूण (खुटा) की समीप रखे । ये सब 
बलियाँ एक ही पात्र मे से थोडा-थोडा लेकर रखता जाथ और रखने 
से एक बार पहले और एक बार बाद मे उस स्थान पर जल 
छिडके ॥ २१-३० ।। 
शेषमद्विस्साधं दक्षिणा निनयेत्‌ ।३१। फली- 
करणानामपामाचामस्वेति विश्राणिते ।३२। पृथिवी 
वायु प्रजापतितिइवेदेवा आप ओपधिवनस्पतय आकाश 
कामो मभ्युर्वा रक्षोगणा पितरो रुद्र इति वलिदेव 
तानि ।३३। तूष्णी तु कुर्यात्‌ 1१४ सर्वस्य त्वन्नस्येत- 
कुर्यात्‌ ।३५। असकृच्चेदे्कास्मन्‌ काले सिद्ध सकृदेव 
कुर्यात्‌ ।३६। बहुधा चेद्यद्गुहपते ।३७। सर्वस्य त्वन्न- 

स्याग्तौ कृत्वाऽग्र ब्राह्मणाय दत्वा स्वय कुर्यात्‌ 1३५। 

ब्रीहिप्रभृत्या यवेभ्यो यवेभ्योवाऽऽब्रीहिभ्य रवय 

हरेत्‌ ।३९। 

उ प्रके पश्चात्‌ पाल्न मे बचे हविष्यान्न को हाथ धोकर हाथ की 
पेत्र अ गुली से दाक्षिण की ओर फेके। वह बलि ण्तिगण के लिये होती 
है । एक बलि जौ या चावल के माँड से तैयार करे और 'सद्राय नम ' 
मत्र पड़ कर रुद्र देवता के नाम पर ईशान कोण मे देवे। उपयुक्त 
समस्त बलियो के देवता इत प्रकार होते हे--प्रथिवी, वायु, प्रजापति, 


खादिर गृह्यसूत्र ] [ ४८१ 


विश्वेदेवा, आप ओषधि, वनस्पति, आकाश, काम या मन्यु, रक्षोगण, 
पितर और रुद्र । इन देवताओ के नाम मन मे लेकर बलि देवे । जैसे 
वृथिव्ये नम ' 'वायवे नम "विश्वेभ्यो देवेभ्यो नम? अद्भ्यो नभ ' 
“औषधि वनस्पतिभ्यो नम ' 'आकाणाय नम” “मन्यवे नम ' 'रक्षोगणे- 
भ्यो नम ' पितृभ्यो नम ' 'रुद्राय नम '-- इनको मन मे स्मरण करते 
हुए अलग अलग बलि रखता जाय । पितृ काय के लिये हो, या ब्राह्मण 
भोजनादि कल्याण कार्य के लिए हो, या अपने खाते के लिए हो सब 
प्रकार के अन्न से बलि दे सकते है । यदि घर मे प्रयोजन वश कई बार 
भोजन बनाया जाय तो बलि-कम केवल एक ही वार करना चाहिये । 
यदि मकान मे एक बश के व्यक्ति अपना भोजन पृथक्‌-पथक्‌ बनाते 
हो तो उन सब मे जो ज्येष्ठया प्रमुख हो वही बलि कर्म करे। 
तो एक को करने की आवश्यकता नही । यदि एक घर मे अनेक व्यक्ति 
अपना भोजन बनाने वाले रहते हो जिसका भोजन सत्रसे पहले तैयार 
हो वही अग्नि मे थोडा अन्न डालकर पके अन्न मे से पहले ब्राह्माण को 
या श्रष्ठ अतिथिको देकर फिर स्वय भोजन करे । 'काम्य बलि' का 
आशय यह है कि यदि अपने को बहुत समय तक जीने की इच्छा हो 
तो एक बलि दे जिसको 'आशस्थ' कहा जाता हे । इसके लिए जिस 
समय तक हेमन्त ऋतु का धान्य शस्य ( खेत मे उगा हुआ धान) तयार 
न हो तो तब तक, यव के अन्न होने के पहले और बाद मे, धान्य की 
उत्पत्ति के निकट एक बनि देवे । 


वाराह गृह्मसुत्रम्‌ । 


प्रथम खण्ड 


प्राइमुखयुदड मुख वा सूतिकालय कल्पयित्वा 
'ध्रूव प्रपद्य शुभ प्रपद्य इति काले प्रपादयेत्‌ ।१। 
रेतो मूत्र' मिति च्यावनी भ्यो दक्षिणकुक्षिमभिमृशेत्‌ ।२। 
श्रावयेद्वा पुत्र जातमन्वक्ष स्नात न मातोपहन्यात्‌ 
आमन्त्र प्रयोगात्‌ ।३। अग्नेरम्याहितस्य परिसमूढस्य 
परिस्तीर्णस्य पश्चादहते वार्सास कुमार प्राक्शिर- 
समुत्तान सवेश्य पालाशस्य मध्यमपर्ण प्रवेष्टय तेनास्य 
कर्णावाजपेत्‌ ।४। "भूस्त्वयि दधामी’ ति दक्षिणो 'भुव- 
स्त्वयि दधामी' ति सव्ये स्वस्त्वयि दधामी' ति दक्षिणे 
भूभुव स्वस्त्वयि दधामि’ ति सव्ये ।५। अथेनमभिम- 
न्त्रयेत्‌-'अझ्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृत भव 1६1 
वेदो वे पुत्रनामासि स जीव शरद शतम्‌ । अङ्भादङ्भा- 
त्सभवसि हृदयादाधजायसे ।७। आत्मा वे पुत्रनामासि 
स जीव शरद शातमिति यत्र शेते तदभिमृशेत्‌ ।८। 
वेद ते भूमिह दय दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ €। वेदा- 
मृतस्य देवानह पुत्रमह हृद' मित्याज्य सस्कृत्य ब्राह्मण- 
मामन्त्रय समिघमाधाया घारावाघार्याज्य भागौ हुत्वा 
व्याहृतिभिश्चतस्र आज्याहुतीजु हुयात्‌ ।१०। जयाम्या- 
तानाना राष्ट्रभूतरचे के ।११। कास्ये चमसे वाहुति सपाता 
नवनीय तस्मिन्सूवर्णं सनिघृष्य व्याहृतिभि कुमार 
चतु घराशयेदत्यन्तमेके श्ववणंप्राशनमुदके निघृष्य 


वाराह गृह्यसूत्र ] [ ४८३ 


आढ्वादशवर्षताया "इष पिन्वोर्ज पिन्वति’ स्तनौ प्रदा- 
„ पथेत्‌ ।१२। दक्षिण पूर्व सव्य पश्चात्‌ स्विष्टकृत हुत्वा 
प्रायश्चित्त हृतीश्च समिधमाधाय परयुक्षति ।१३। एष 
कर्मान्तो बहिद्दारेऽग्निनित्य ॥१४ कण सरषंपयवाना 
होम ।१५। व्याह्ुतिभिजु हुयात्‌ ।१६। अप्रतिरथ जपेत्‌ 
।१७। इन्द्रो भूतस्य’ ति षडच च सूतिकालय यथाकाल 
समन्तादुदकेन परिषिचेतु ।१८। 


मानव-समाज और पृष्टिक्रम की स्थिरता का प्रमुख आधार 
प्रजनन और सन्तानोत्पत्ति ही है, इस कारण 'वाराह गृह्य सूत्र मे 
सर्व प्रथम गर्भवती द्वारा शिश जन्म सम्बन्धी विधि विधान का ही वर्णन 
किया जाता है तदनुमार गभ वती के लिये ऐसः सूतिका गृह बनावे 
जिसका दर्बागा पूव या उत्तर की तरफ हो । जब प्रसव का समय 
शिल्कुल निकट आ जाय तब ध्रुव प्रपद्ये शुभ प्रपद्य” मन्त्र को पढ 
कर गर्भेणी को उस सूतिकागार मे प्रवेश करावे । जब उसके प्रसव 
की वेदमा होने लगे तो रेतो मूत्र मिति०' इत्यादि मन्त्रो से पेट 
के दाहिने भाग को स्पर्श करे। जब शिशु जन्म हो जाथ तब पुत्र 
उत्पन्न हुआ' ऐसा वचन कहे । जब तक जात-कम सम्बन्धी क्रियाएँ 
विधि पूर्वक न हो जाय तब तक बच्चे को माता की गोद मे न दिया 
जाय । बच्चे को स्वान कराके तथा स्वेच्छा करके, जहाँ हवन करना 
हो वहाँ की भूमि को पचमु सस्कार के अनुसार शुद्ध करके अग्नि 
स्थापन करे, उसके पश्चिम ओर कुशा बिछा कर उस पर नये अखण्ड 
वस्त्र पर बच्चे को पूव की ओर शिर करके सीधा (उत्तान) लिटा दे । 
तब ढाक के बीच के पत्ते को लपेट कर गोल बनावे ओर उसका एक 
छोर मुख मे लगाकर बच्चे के दाहिने कान से 'भुस्त्वमि०' इत्यादि 
मत्र और बाँये कान मे भुवस्त्व०' मन्त्र को पढ कर सुनावे | जहाँ 
बच्चा लेटा हो वहाँ अश्माभव०' इत्यादि मन्त्र पढ़ कर स्पशं करे ओर 
अभिमत्रित करे। विदते० इत्यादि सन्त्र को पढ़ कर आज्य का 


४८४ | [ वाराह गृह्यसूत्र 


सस्कार कर ब्राह्मणो को निमत्रित करे और समिधा इकट्ठा करके उन 
पर घी डाल दे ! आज्य-भाग की दो आहुति देकर व्याहृति मन्न से 
चार आहुति दे । कासे के कटोरे या प्रणीता के समान किसी पात में 
'अहुति सम्पात, को लेकर उसमे सोने को घिस कर बच्चे को चार 
बार चटावे । ( सुवण को पानी मे धिस कर बच्चे को १२ वषं की 
आयु तक चटाया जाता है ) । तब 'इष पिन्वा०' मन्त्र को पढ कर 
शिशु को प्रथम दाहिना और फिर बाँया स्तन पीने को दे। तत्पश्चात्‌ 
'स्विष्टकृत' आहुति देकर प्रायश्चित की आहुति दे और समधि डालकर 
उसके जल से पयुक्षण करे | यह कर्मान्त विधि द्वार के बाहर नित्य 
अग्नि मे करे । कण, सरसो ओर जौ से होम करे। व्याहृतियो से ह्च 
करे 'अप्रतिरथ०' का जप करके 'इन्द्रोभूतस्य०' और षडचे मन्त्रो का 
भी जप करे । सूतिकागार के चारो ओर जल छिडके ॥१-१८॥ 


द्वितीय खण्ड 


एवमेव दशम्या कृत्वा पिता माता च पुत्रस्य नाम 
दध्यांताम्‌ ।१। घोषवदाद्चन्तरन्तस्थ दीर्घाभिनिष्ठानान्त 
कृत न तद्धित इचक्षर चउुरक्षर वा व्यक्त पितृनाम- 
घेयान्नक्षत्रदेवतेष्टनामानो वा ।२। द्विनामा तु ब्राह्मणो 
नामैव कन्याया अकारव्यवधानमाकारान्तमयुग्माक्षर 
नदींनक्षत्र चन्द्र सूयं पूषादेवदत्तरक्षितावजंम्‌ ।३। नव- 
नीतेन पाणी प्रलिप्य सोमस्य त्वा द म्नेने' त्येनम- 
भिमृशेत्‌ ।४। सर्वेषु कुमारकमसु आग्नेय स्थालीपाक 
प्रजापत्यो वा सर्व त्रानादेशेञ्नि पु सामर्यमा स्लीणाम्‌ ।५। 


वाराह गृह्यसूत्र ¦ { ४८४५ 


जात कर्म से दशवे दिन पूर्वोक्त विधि से हवन-~कृत्य करके माता- 
पिता अपने पु का नामकरण सस्कार करे | साम कृदन्त होन! चाहिये 
तद्धितान्त न हो । पुत्र के नाम के साथ ही पीछे पिता का नाम भी 
लगाया जाय । जिम तिथि या नक्षत्र में शिशु का जन्म हुआ हो त! 
उसके देवता सम्बन्धी या नक्षत्र-सम्बन्धी नाम यश के लिये उचित है, 
परन्तु देवता या पिता का साक्षात्‌ नाम न धरे पुत्र के दो नाम रख 
जाये, पर कन्या कः एक ही रखना चाहिये । नदी, नक्षत्र, चन्द्र, सूख 
पूषा, देवदत्त-इनसे रक्षिता नाम कव्या का नही रखा जाता । फिर 
धुले हाथो मे मकखन लगा कर अग्नि मे तपावे और ब्राह्मण से आज्ञा 
लेकर 'सोमस्थ०' मत्र पढ कर शिशु का स्पशे करे। बच्चे के सब को 
भे “आग्नेय स्थाली पाक” या “प्राजापत्य स्थाली पाक” करे। कुमार 
के कमो मे जहा अग्सि के नास का पर्यायवाची कोई शब्द न हो, वहीँ 
के कर्मो मै अगित ' गृहूण करना और कुमारी के कर्मो मे अर्यम्द' 
समझना 1१-५५ 


0000 


तृतीय और चतुर्थ खण्ड 


तृतीयवर्षस्य जटा कुर्वेन्ति यथ वा कुलकल्प' 
११1 अग्निमुपसमाधाय परिसमुह्य पर्यु क्ष्य परिस्तीये 
दक्षिणतोऽनने्त्राह्मणमुपवेश्योत्तरत उदकपांत्र शमीशम- 
कवत्‌ ।२। अथेनमभिमन्त्रयते --“हिरण्यवर्णा' शुचय 
इति चतसृभि या ओषधय’ इत्यनुवाकेन, क्च नो 
देचीरमिष्ट' य इति, 'श न"आपों धन्वन्या' इति हस्या" 
मिंति च॥३। 'तासामुदकार्थान्कुर्वीत प्कुक्षँसे अभ्युंस्दने 
स्तापने च 1४. आज्य सस्कृत्य ब्राह्मणमामन्ध्य समिध- 


४८६ | | वाराह गृहेयसत्र 


माधायाधारावाधार्याज्यभागौ हुत्वा अग्न आयूषि 
पबस' इति सप्तभि सप्त जुहुयात्‌ !५॥ आयुर्दा देवेति च 
ये केशिन प्रथमे सत्रमासत येभिरावृत यदिद विराजति 
।६। तेभ्यो जुहोभ्यायुषे दीर्घायुत्वाय स्वस्तय’ इति 
व्पाहृतिभिश्चोक्त कर्मान्त घुर्वेण।७। शीतेन वा उदकेने- 
त्युष्णोन वा उदकेनेति तप्ता इतराभि ससुज्य 'आद्र - 
दानवस्थजीवदानवस्थोन्दतोषमावदे' त्यपोमिमन्त्य 
अदिति केशान्‌ वपत्वाप उन्दन्तु जीवसे ।०। दीर्घा- 
यृत्वाय स्वस्तय' इति दक्षिण केशान्तमभ्युन्दति । ६॥ 
'ओषधे त्रायस्वंन इति दक्षिणस्मिन्केशान्ते ऊर्ध्वाग्र 
दर्भमन्तर्देधाति ।१०। स्वधिते मेन हिसोरिति क्षुरेणा- 
भिनिदधाति ।११। येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो 
वरुणस्य विद्वान्‌ ।१२। तेन ब्रह्माणो वपतेदमरयायुष्मानय 
जरदछ्टियेथासहमसाविति प्रवपति ।१३। दक्षिणतो 
मातान्या वाऽविधवा आनड्डहेन गोमयेन आभूमिगता- 
न्केशानु परिगृह्णीयात्‌ ।१४ ` 


बालक दो वर्षे से अधिक आयु का हो जाय तब उत्तरायण शुक्न- 
पक्ष मे नवमी तिथि को छोडकर चूडाकरण सस्कार करे । जिस कुल 
मे जिस आयु से मुण्डन कराने ओर दाहिनी या बॉयी तरफ शिखा 
रखने की रीति हो उसी प्रकार करे । इसके लिये हवन की वेदी पर 
अग्नि स्थापन कर फरिसमूहन तथा पयु क्षण करके अम्नि के समीप कुशा 
बिछ कर दक्षिण भाग म ब्राह्मण विठा कर उत्तर भाम जल फान और 
शमी या अन्य यज्ञीय वृक्ष की लकडी रने । तदनन्तर कुमार को 
“हिरण्य वर्णा ०' इस्योदि चार ऋचाओ से, या ओषधय “इस अनुवाक 
से, शन्नोदेवी ओर श न आपो धन्वस्या०' इन दो मन्त्रो से आव- 
वयकठानुसार जल से पयु क्षण करे, भिगोये और स्नान कराये । नाज्य 
{ घृत ) का सस्कार कर क़्ह्मण को निमक्रण देकर, समिधाओ को 


वाराह गृह्यसूत्र | [ ४८७ 


डालकर आज्य को ढारे। आज्य-भाग को दो आहुति देकर अग्नि 
आकु षि” इत्यादि सात मन्त्रोसे सात आहुति दे | तब 'आयुर्दा०' 
तथा थे केशिनः०' इत्यादि मन्त्रो से और व्याहूतियो से भी आहुति 
देकर कम की समासि करे । तत्पश्चात्‌ शीतल और उष्ण जल अलग- 
अलम रखे और शीतल जल को उष्ण मे मिलाकर 'आद्र दानवस्थ०' 
इत्यादि मन्त्र से जल को अभिमत्रित करके अदिति ० मन्त्र से कुमार 
के दाहिने तरफ के बालो को अन्त की तरफ से भिगोवे । 'ओषधे०' 

सन्त्र से दाहिने बालो को अन्त मे दाब रखे “स्वविते मं न हिसी०” 
संत्र पढ कर दान सहित बालो पर छुरा रख फिर ये नावपत्‌' इत्यादि 
तीन मन्त्र पढ कर तीन बार कुशा सहित बालो को काटे । बालक के 
दाहिने भाग मे बेठकर उसकी माता कट कर भूमि पर गिरे बालो को 
बेल के गोबर पर खेती जावे | १-१४।। 


मा ते केशान्‌ अनुगाद्वचे एतत्ताथा धाता दधातु ते 
११५। तुभ्यमिन्द्रो वरुणो वृहस्पति सविता वचं आदधुः 
रिति प्रवपतोऽनुमन्त्रयते ११६१ तेन धर्मेण पुनरपोभि- 
मन्त्र्यापर केशान्तमभ्यून्द्यात्‌ 11७ उत्तर च। अन्यो तु 
प्रवपनो ।१८। येन पूषा वृहस्पते रभ्तेरिन्द्रस्य चायुषेऽवपत्‌ 
११६। तेन ते वपाभ्यायृषे दीर्घायुत्वाय स्वस्तव’ इति 
पश्चात्‌ ।२०। येन भ्ूयश्चरत्यय ज्योकंच पश्यति सूयम्‌ 
१२१ तेन ते वपाम्यायुषे दीर्घावुत्वाय सुश्लोक्याय सुव॑ 
चंस' इत्यृत्तरत ।२२। यत्क्षुरेण वर्तेयता सुपेशया व्तवं- 
पसि केशान्‌ शुन्धदिशरो मुख मार्बायु प्रमोषीरिति 
लोहायस क्षुर केशवापाय प्रवच्छूति ।२३। यथार्थ केशय- 
त्नानु कुवन्ति -दक्षिणत कपर्दी कसिष्ठाना उभयतोऽत्रि- 
भामेव काइ्यपाना पः्चचूडाङ्िरखा शिखिनोऽन्थे वाजि- 
मेकेम ङ्गलॉर्य म्‌। त्यायुष जमदग्ने कश्यपस्य शरपायुष अग- 
स्त्यस्य त्रायूषम्‌ । यह वाना त्र्यायुष तन्मे अस्तु शवायुषमि 


डक | [ बाराह गृह्यसुत्त 


ति शिर प्रभति परिगृह्य गोमयेन केशानुत्तरपूर्वस्या 
गुहस्यामुष्यामन्तरा ग्रहाललद निइध्यात्‌ ।२४। अतिः 
रिक्त वा वपनेउप्त्वाय केशान्वरुणस्य राज्ञो वृहस्पति 
सविता विष्णुरिद्र तेभ्यो निधान महदन्वविन्दन्नन्तरा 
द्यावापृथिव्योरवन्युरि' ति ।२५ कत्रे वर ददाति ।२६। 
पक्ष्मगुग तिलपिशित च केशवापाय प्रयच्छति ।२७। 
सवत्सर माता नाम्लाय घारयेद्रोषाय नाइनीयात्‌ ।२८। 
लवणवर्ज तूष्णीम्‌ ।२९। कन्याया आहुतिवर्जे विदुषो 
ब्राह्मणार्थसिद्धि वाचयेत्‌ ।३०। एवमृत्तरेषु ।१ १। 


'माते केशान० इत्यादि मत्र केशो को काटत समय बोलता जाय । 
उसी प्रकार फिर जलको अभ्मित्रित करके बचे केशो को पूर्ववलु 
भिगोवे और इसी भाँति काटे । 'येन पृषा० मन्त्र से शिर के प्रीछे के 
भाग केशों को काटे “येन भूयचरत्य “मन्त्र बोल कर उत्तर भाग 
के केशो को काटे । पुन 'यरक्षुरेण' मन्त्र पढ के लोहे के छुरे (अस्तुरे) 
को नाई को देदे ओर अपनी फ्रथानुसार शिखा को छोड़ कर सब केशो 
को कटवा दे शिखा रखने की भिन्न-भिन्न प्रथाए हैं, जेसे वसिष्ठ 
गोत्र वाले दॉयी ओर चोटी रखते हैं और भार्गव तथा काश्पय दोनो 
तरफ दोनो रखते हैं आङ्गिरस गोत्री पर्चाशखा वाले होने हैं और वाजस- 
नेयी एक ही रखते हैं। “श्यायुष०' मत्र पढ कर नाई सब वालो को 
भिगोवे और उस्तरा फेर कर सब बालो को मूड दे । तत्परचातु 
बालो समेत गोबर को घर के उत्तर-पुव के दुर के कोने मे गाढ़ दे) 
यदि अतिरिक्त केश कटं जाये 'उपत्वाय' मन्व का जप करे । पुरोहित 
को दक्षिणा और नाई को केशर, गुड और कूटे हुए तिल दिये जाये । 
बालक की माता एक वघ खटाई और लवण न खाय और कमी क्रोध 
की अवस्था मे भोजन न करे । यदि कन्या का चुड़ाकर्म सस्कार 
किया जाय तो मत्रन बोले जाये, पर हवन सदेव की भाति मन्त्र 
सहित ही किया जायगा । विद्वानु ब्राह्मणो प्रे अर्थसिद्धिः कहलाई 


वाराहू गृह्यसूत्र ] [ ४८६ 


जाय और इसी प्रकार की विधि पश्चात्‌ होने वाले कर्मों मे भी 
करे 1१५-३१!। 


पचम खण्ड 


गर्भाष्टमे ब्राह्मणमुपनयेत्‌ ।१। षष्ठ सप्तमे पञ्चमे 
वा ।२। ततो गर्भेकादशेषु क्षत्रियम्‌ । गर्भद्वादशेषु वैश्यस्‌ 
।३। प्राक्‌ षोडशाद्वर्षात्‌ ब्राह्मणस्यापतिता सावित्री ।४। 
आद्वाविशात्‌ क्षत्रियस्य ।५। आचतुविशाद्ठ श्यस्य ।६। 
अतऊर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्त ।७। नैनान्याजयेयु । 
'नाध्यापयेयु'नें विवहेयु ।८। 


ब्राह्मण बालक का उपनयन सस्कार छठे से लेकर आठवे वष तक 
किसी समय करे । क्षत्रिय बालक का उपनयन ग्यारहवे वर्ष तथा 
वैश्य का तेरहवे वर्ष करने का नियम है । यदि किसी कारण से उपयुक्त 
समय पर उपनयन न हो सके तो ब्राह्मण बालकका १६ वे वर्ष की 
आयु तक, क्षत्रिय का २२ वर्ष तक तथा वेश्य का २४ बर्ष तक उप- 
नयन कराया जा सकता है । इसके पश्चातु उपनयन का अधिकार 
जाता रहता है और उनको समाज मे पतित ( सावित्रीक ) माना जाता 
है । पतित हो जाने वालो के यहाँ यज्ञ सस्कार करान, उनको वेदादि 
पढ़ाने का निषेध हैँ” उनसे विवाह सम्बन्ध भी,न करे ॥ १-फ।। 


अभ्यन्तर जटाकरण बाहरुपनपचुक्तीऽग्निसस्कार 
1९) ब्राह्मणस्य कुमार पयु पिन स्नातमभ्यक्तशिरसमुप- 
स्पर्शानकल्पेनोपस्पुष्टमग्नेदेक्षिणतोऽवस्याप्य 'दधिक्राव्णो 


४९७ ] [ वाराह गृह्मसू तर 


अकारिषमि' ति कुमार दधि त्रि प्राशयेत्‌ 1१० 'इय 
दुरुक्तात्परिबाधमाना वरुण पवित्र पुनतो न आगात्‌ 
।११। प्राणापानाभ्या बलमा भजन्ती शिवा देवी सुभगा 
मेखलेयम्‌ ।१२। ऋतस्य गोप्त्री तपसश्चरित्री घ्वती रक्ष 
सहमाना अराती ।१३। सामा समन्तमनुपर्यंहि भद्र 
धर्तारस्ते सुभगे मेखले मारिषामे' ति मोञ्जी त्रिगुणा 
त्रि परिवीता मेखलामावध्नीत मोर्वी धनुर्ज्या क्षत्रियस्य 
शाणी वेश्यस्य ।१४। उपवीतमसि यज्ञस्य (वोपवी तेनोप- 
व्ययाभी' ति यज्ञोपवीतस्‌ ।१५। या अढृन्तन्या अतन्व- 
न्यावन्या वाहरन्‌ ।१६। याश्चाम्त्या देव्योन्तानभितो 
ततन्था ।१७। तास्त्वा देव्यो जरसे सव्ययन्त्वायुष्मन्निद 
परिघत्स्व वास ।१८। परिधत्त वचे शतायुष दोघमायु 
॥१९॥ शत च जीव शरद पुरूची सूनिचाथ्यो विभजा 
यजीयान्‌, ।४०। इत्यहत वास आच्छाद्य--'मित्रस्य 
चक्षुर्धरुण बलीयस्तेजो यश श्रीस्थविर समिद्धम्‌ ।२१। 
आनाहनस्य वसन जरिष्णु परीद वाज्यजिन दधेह' 
मिति कृष्णाजिन च ।२२। आज्य सस्कृत्य ब्राह्मणमामन्त्र्य 
समिधमाधायाघारावाघार्याज्य भागो हुत्वाष्टौ जटाकर- 
णीथाच्‌ जुहुयात्‌ ।२३। व्याहृतिभिश्चोक्ता कर्मान्त 
पूर्वेण ।२४। 


उपनयन सस्कार के अवसर पर जो मुण्डन या चूडाकरण होता 
है उसकी विधि पहले ही कही जा चुकी है। शिर के केशो का मुण्डन 
होते के पश्चात्‌ ब्राह्मण कुमार को स्नान कराके, शिर मे मक्खन लगा 
कर, उपस्पशन प्रक्रिया करने के पश्चात्‌ होमाग्नि के दक्षिण भाग 
मे बैठावे और “दधिक्राब्णो०' मत्र से उसे तीन बार दधि चाटने को 
दे । फिर 'इय दुरुक्तात्‌ परि०” इत्यादि मत्र पढ कर कुमार की कटि 
मे भूज की मेखला को तीन बार सपेटे। उस मेखला मे अपनी-अपनी 


बाराह गुद्ययूत्र ] [ ४६१ 


प्रथानुसार तीन या पाँच या सात गाँठे लगाकर बाध दे। क्षत्रिय बालक 
की मेखला तात की होती है और वेश्य के लिये सन की । आचाय 
“उपवीतमसि०' बोलकर उस मेखला को बालक को पहना दे । 


त्त्व क emt _ Fe Eo oR ह 


Mme ~ = ime Comm mami. kim mms ? a 


बेर | [ वाराहू गृह्यसूत्र 


ग्रन्थिरसि’ इति नाभिदेश ।३६। गणाना त्बा गणपति 
हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमस्‌ ।३७। अ्येष्ठरांज 
ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पसत आन श्यृण्वन्वृतिभि सीद सादनम्‌' 
इति पदक्षिणमग्नि परिणयेत्‌ ।३८। पश्चादग्ये दभेषूप- 
विशति दक्षिणतश्च ब्रह्मचारी-अधीहि भो’ ।३९। 
इत्युपविश्य जरति ।४० प्रभुज्य दक्षिण जानु पाणी 
सधाय दभहस्ता “वोमि' त्युक्त्वा ब्याहृतिभि सावित्री 
चानुब्र यात्‌ । ४१। एव काण्डानुवचनेपु ।४२। तत्सवितुर्व- 
रेण्यमि ति गायत्री ब्राह्मणाय, देवों याति सविता 
सुरत्न' इति त्रिष्टुभ क्षत्रियाय, 'यु जते मन' इति जगती 
वेश्याय पच्छोधचश सर्वामन्तत ।४३। पालाश दण्ड 
ब्राह्मणाय प्रयच्छति नेपग्रोध क्षत्रियाय आइवत्थ 
वेश्याय ।४४। सुश्रव सुश्रवस मा कुरु यथा त्व सुश्रव 
सुश्रवा अस्येवमन्र सुश्रव सुश्रवा भूयास ॥४५ यथा त्व 
देवाना वेदस्य निकिगोपोस्येवमह मनुष्याणा ब्रह्मणो 
निघिगोपो भूयासमिति दण्ड प्रतिगृणाति ।४६। ऊर्ध्वे- 
कपालो ब्राह्मणस्य कमण्डलु परिमण्डल भ्नत्रियस्य 
निचलकलो वेश्यस्य ४७१ 


'कालाय वा० इत्यादि मत्र बोलकर अजलि मे जल ले,और 
'सुकृताय०' मत्र कहकर दोनो हाथो को धोवे । 'इदमह०' म त्र पढकर 
आचमन करके कुल्ला करे और 'श्रतृब्याणा' मन्त्र स दूसरी बार 
आचमन करे। फिर 'प्रातजित०' मन्त्र बोलकर सूर्य का उपस्थान 
करे । तत्पश्चात्‌ कुमार ब्रह्मचर्यं. मत्र को बोले और आचाय 'एहि 
ब्रहमोपेहि०' इत्यादि पढे । आचार्य बालक के अभिवादनीय नामको 
लेकर ;देवस्य त्वेति’ मत्र को पढते, हुये बालक 'के दाहिने' हाथ को 
पकडे और बालक का नाम बोले । उस समय बालक का मूह पूर्व की 
ओर और आचाय का पश्चिम की ओर रहे । शिष्य बैठा हो, आचार्य 


वाराह गृह्यसूत्र ] [ ४६३ 


खडे हो । शिष्य का हाथ नीचे की तरफ खाली हो*। ऐसे शिष्य के 
हाथ को किसी माङ्भलिक पदार्थ के साथ आचार्यं पकडे और 
ममेवान्वतु ०” मत्र पढे । शिष्य आचाय की ओर देखता रह और 
आचायं शिष्य को देखे । आचार्य अपना दायाँ हाथ कन्धे पर से ले 
जति हुये उसके हृदय को स्पशं करे और 'प्राणाता०' मत्र को उच्चा- 
करे । 'ब्राहमणो०' मत्र पढकर उसकी नाभि को छुपे और 'गणाना ०” 
इत्यादि मत्र से अग्नि की परिक्रमा क्रम से करावे। फिर आचार्य 
होमाग्नि के पश्चिम ओर कुशासन पर बैठे ओर शिष्य को अपनी 
दाहिनी तरफ बेठावे । शिष्य बैठकर 'अधीहि भो०” मत्र को पढे और 
दायाँ जानु भूमि पर टेक कर दोनो हाय इकट्ठा कर, कुश लेकर “३४' 
का उच्चारण करे और व्याहूतियो के सहित सावित्री को पढे। इसी 
प्रकार 'कण्डानुवचन' क्रम से कहे । ब्राहमण के लिये 'तत्सवितुवरेण्यम्‌०' 
इत्यादि गप्यत्री मत्र दे, क्षेत्रिय को 'देवोथाति०' त्रिष्टुभ मत्र दे ओर 
वैश्य को जगती छाद “यु जते मन०' को बताये । यह इस प्रकार करे 
कि पहले एक-एक पद कहलाये, फिर आवी ऋचा कहलाये और अत 
मे पूरा मत्र बुलवाये । तत्पश्चात्‌ ब्राहमण को पलाश का दण्ड, क्षत्रिय 
के लिये वट वृक्ष का और वश्य को पीपल का दण्ड दे। उस समय 
“सुश्राव ० मत्र का उच्चारण करे ब्राहमण का दण्ड केशो तक ऊचा, 
क्षत्रिय का मस्तक तह और गैश्य का नासिका तक ऊचा होना 
चाहिये ॥२५-४७॥। 


“इमा आप प्रभराम्ययक्ष्माय यक्ष्मचातनी ।४५। 
ऋनेनाप प्रभराम्यभृतेन महायुषा' ।४८ इति “प्रति- 
गृह्णा' मीति प्रतिगृह्य भेक्ष्यचर्यं चरेत्‌ ।१०। '3 भवति 
भिक्षा देही' ति ब्राह्माण ।५१। 'भवतिमध्या' क्षत्रिय 
।५२। भवत्यन्ता वेश्य ।५३। चतस्रष्षडष्टौ वाऽविघवा 
अप्रत्याख्यायिन्यो मातर प्रथममेके ।५४। गुरवे निवेद्य 
वाग्यत, प्राग्ग्रामात्‌ सन्ध्यामुपास्ते ।१५। निष्ठनु पूर्वा 


४९४ ] वाराह गृह्यसूत्र 


सावित्री त्रिरधीत्य 'अध्वनामध्वपते श्रेष्ठय स्वस्त्य- 
स्याध्वन पारमशीय' ।५६। तच्चक्षुदवहित पुरस्ताच्छु- 
क़मुच्च रत्‌ ।५७। पश्येम शरद शत जीवेम शरद शत 
ञृणुवाम शरद शतम्‌ 1५५। प्रब्रवाम शरद शत अदीना 
स्याम शरद शतम्‌ ।५६। भूयश्च शरद शतात्‌ ।६०। 
या मेधा अप्सरस्सु गन्धर्वेषु च यन्मन ।६१। देवी या 
मानुषी मेधा सा मा माविशतामिहेवे' ति प्रत्येत्याग्नि 
परिचरेत्‌ ।६२। इम स्तोममहत इति परिसमूहेत्‌ ।६३। 
एधोस्येधिषीमही' ति समिधमादधाति ।६४। समिदसि 
समेधिषीमही' ति द्वितीयस्‌ । 'आपो अद्यान्वचारिषमि' 
त्युपतिष्ठते ।६५। 'मा ससृज वचसेति’ मुख परिमृजीत 
'यदग्ने तपसा तपो ब्रह्माचर्यमुपेयममि ।६६। प्रिया श्रुतस्य 
भूयासमायुष्मन्त सुमेधस ।६७। अग्ने समिधमहारिष 
बृहते जातवेदसे ।६८। स मे श्रद्धा च मेधा च जातवेदा 
प्रयच्छतु स्वाहे' ति समिधमादधाति ।६८। तेजसा मा 
समड गिधि वचसा मा समङ्ग्धि ब्रह्मवर्चसेन मा सम- 
ड रिध' इति मुख परिमृजीत ।७०। आयुर्दा अग्नेऽसी' 
ति च यथारूप गात्राणि समृशति ' इह धृतिरिति’ पर्थाये 
असग्रीवाश्च त्रिरालभ्य ऋच नो धेही' ति ललाटम- 
भिमृशेत्‌ ।७१। आद्यन्तयो पर्युक्षणम्‌ । गुरवे ब्रह्मणे च 
वरमुत्तरासङ्ग च ददाति ,७२। द्वादशरात्रमक्षारलवण- 
माशेदक्ष'रमेके ।७३। व्युष्टे द्वादशरात्रे षड़ात्रे वा ग्रामा- 
प्राची वोदीची वा दिशमुपनिष्क्रम्य पश्चात्पालाशस्य 
यज्ञियस्य वा वृक्षस्य सावित्रेण स्थालीपाकेनेष्टा जय- 
प्रभृतिभ्यश्चाज्यस्य पुरस्तात्स्विष्टकृतो मेखला दण्ड 
चाप्सु प्रास्येत्‌ ।७४। तत्रेव हुविश्शेष भु जोतेति श्रुति 
।७५। 


वाराह गृह्यसूत्र ] [ ४8५ 


“इमा आप ० मत्र पढ कर जल अपने,शरीर पर छिडके और 
भिक्षा मागे । इसके लिये ब्राह्मण बालक कहे- 32 भवति भिक्षा देहि०” 
क्षत्रिय कहे-' भिक्षां भवति देहि०” । वैश्य कहे “भिक्षा देहि भवति।” 
चार, छ या आठ सधवा स्त्िणो से भिक्षा मागे-परन्तु स्त्रियाँ ऐसी 
हो जो भिक्षा मांगने पर इनकार न करे। कुछ आचार्यों का मत है 
कि पहले अपनी माना से ही भिक्षा मागे । भिक्षा लाकर गुरु के सामने 
रख दे और आश्रम के पूर्व भाग मे चुपचाप खडा रहे । मन्ध्योपासन 
करे और प्रात काल तीन बार सावित्री का जप करके “अध्वनाम०” 
मत्र पढ कर अग्नि मे समिधा डाले । “इम ०” मत्र से परिसमूहन करे 
और “एधोस्येधि०” मत्त से अग्नि मे प्रथम समिधा डाल कर 
“समिदसि०” मत्र पढ कर दूसरी डाले। “आपो अद्यान्त्र०”' मत्र से 
उपस्थान करे । “मा म सृज०” मत्र बोल कर अपने मुख पर हाथ फेर 
कर मार्जन करे । “यदग्ने०” से “स्वाहा” टक पढ कर समिधा डाले 
और “तेजसा ०” पढ कर मुख का माजन करे । “आयुर्दा०” पढ कर 
शरीर के सब अ गो को स्पश करे और “कऋ च०” से ललाट का स्पर्श 
करे । आरम्भ और समासि पर जल छिडके। गुरु और ब्राह्मण को 
दक्षिणा देवे । बारह रात्रि तक बिना नमक का भोजन करे । फिर 
तेरहवे दिन अथवा छटठवे दिन गात के पूर्व या उत्तर दिशा मे जाकर 
पलाश या अन्य किसी यज्ञीय वृक्ष के पश्चिम भाग मे सावित्री स्थाली- 
पाक से यज्ञ करे। “जय” प्रभृति मत्रो से आज्य की आहुति दे ओर 
स्विष्टक्रत की आहुति कर मेखला और दण्ड को जल मे छोड दे और 
उसी स्थान पर हबि का बचा हुआ अश खाजाय ॥४८-७५॥ 


४९६ | [ वाराह गृद्यसूत्र 


पष्ठ खण्ड 

उपनयनप्रभृति व्रतचारी स्यात्‌ !१। उपनयने 
ब्रतादेशा व्याख्याता ।२। मार्गवासा ।३। सहतकेश' 
।४। भेंक्षाचर्यवृत्ति ।५। सशल्कदण्ड ।६। सप्तमोञत्री 
मेखला धारयेत्‌ ।७। आचार्यस्था प्रतिकुल सर्वेकारी ।८। 
यदेनमुपेयात्‌ तदस्मे दद्यात्‌ ।£। बहूना येन सयुक्त ।१०। 
नास्य शय्यामाविशेत्‌ ।११। न रथमारोहेत्‌ ।१२। न 
सविशेत ।१३। न विहारार्था जल्पेत्‌ 1१४। न रुच्यर्थ 
कचन धारयेत्‌ ।१५। सर्वाणि सास्पशकानि स्त्रीभ्यो 
वर्जयेत्‌ ।१६। न स्नायाहृण्डवत्‌ ।(७। नोदकमभ्युपेयात्‌ 
।१५। न दिवा स्वपेत्‌ ।१९। त्रविद्यक ब्रह्मचय चरेत्‌ । २०। 
इन्द्रिय सयत ।२१। साय प्रातर्भेक्षाचर्यवृत्ति ।२२। 
साय प्रातरग्नि परिचरेत्‌ ।२३। अध शय्या ।२४।आचार्या- 
धीनवृत्ति 1२५ तन्निसर्गादशनस्‌ ।२६। अयाचितमल- 
वणम्‌ ।२७। वाग्यतोऽइनीयात्‌ 1२०। आच्छिन्नवस््ञा 
विवृता स्त्रियन पश्येत्‌ ।२६-३०। योपस्य वृक्षस्य 
दण्डी स्यात्‌ ।३४। नानेन प्रहरेद्गवे न ब्राह्मणाय ।३२। 
न नृत्यगीते गच्छेत्‌ ।३३। न चेमे कुर्यात्‌ 1३४ नाव- 
लिखेत्‌ ।३५। शिखाजट सवजटो वा स्यात्‌ ।३६। शाण 
क्षीममजिन वास ।३७। रक्त वसनम्‌ ।३५। कम्बल- 
मेणेय ब्राह्मणस्य । दी रौरव क्षत्रियस्य ।४०। आज 
वेश्यस्य ।४१। एतेन धर्मण द्वादशवर्षाण्येकवेदे ब्रह्मचर्य 
चरेत्‌ ।४२। चतुविशति द्वयो षट्त्रिशस्त्रयाणाम्‌ ।४३। 
अष्टचत गारिशत्सर्वेषाम्‌ ।४४। यावद्ग्रहण वा ।४५। मलज्ञ 
वेल कुश स्नात्वा स सर्व लभेत यत्किचिन्मनसेप्सितस्‌ 
।४६। इत्येतेन धर्मेण साध्वधीतो ।४७। मन्त्रब्राह्मणान्य 
्ी त्य कल्प मीमासा च याज्ञिकोऽधीत्य वक्त्र पद स्मृति 


वाराह गृह्यसूत्र ] | ४६७ 


चैच्छिक ।४८। तौ स्तातको श्रोत्रियोन्यो वेदपाठी ॥४६। 
न तस्य स्तान उपविश्या चमन विधीयते ।५०। अन्त- 
जानु बाहू कृत्वा त्रिराचामेत्‌ ।५१। द्वि परिमृजेत्‌ ।५२। 
खानि चोपस्पृशेच्छीर्षण्यानि 1५३। 


उपनयन सस्कार होने के पश्चात्‌ निम्न नियमो का पालन करने 
वाला “ब्रह्मचारी” कहा जाता है । ( इस सम्बन्ध मे विशिष्ट नियमो 
और भादेशो का वर्णन पिछले खण्ड मे कर दिया गया हैं। ) दुपट्टा 
(उत्तरीय) के स्थान मे मृग चम' ओढे, बाल सब रखे पर बिल्कुल 
मुंडा दे । भिक्षा माँग कर या आचार्य से भोजन रूप जीविका प्राप्त 
करे । बक्कल सहित दण्ड धारण करे। सात गाँठो को मू ज-मेखला 
कमर मे धारण करे। आचाय की आज्ञा से ही सब काम करे | धन 
और जो कुछ वस्तु ब्रह्मचारी को मिले वह सब्र आचार्य को देवे । उनके 
बिस्तर पर आगे या पीछे कभी न बेठे । गुख के समान सूत आदि के 
अच्छे वस्त्र प्रयोग मे न लावे। रथ, घोडा, हाथी भादि पर अधिक 
सवारी न करे काम-भोग विषयक चर्चा अथवा धन आदि कमाने 
की चर्चा न करे न सुने। अपनी शोभा बढाने को इतर, चन्दन, पुष्प- 
पाला आदि का व्यवहार न करे । स्त्री सम्बन्धी श्यु गार रस का काव्य 
सुनना, स्त्री के अगो को ध्यान देकर देखना, छूना, खुजलाचा, उवटन 
करना आदि कभी न करे! जब्र स्नान करे तो शरीर को उवटन आदिलगा 
कर मल मल करन धोवे, वरन्‌ लकडा के समान जल पर तरता रहे । 
नित्य विशेष रूप से स्तान न करे । जलाशय मे घुस कर स्नान न करे 
वरन्‌ किनारे पर बैठ कर ही आचमनादि क्रिया कर लेवे । दिन मे सोवे 
न 1 तीनो वेद पढने तक ब्रह्मचर्यं पालन करे । इन्द्रियो का दमन 
करता रहे | साय और प्रात काल भिक्षावृत्ति से भोजन करे । दोनो 
समय अग्निहोत्र भी करे । भूमि पर शयन करे । बिना माँगे पदाथ और 
लवण रहित भोजन मौन होकर करे । आचार्य की आज्ञा का पालन 
करे । गुरु से आज्ञा लेकर भाजन करे । वस्त्र रहित स्त्री को न देखे । 


४९८ ] [ वाराह गृह्यसूत्र 


यज्ञिय वृक्ष का दण्ड धारण करे । नाच और गाने को देखने-सुनने न 
जावे और न स्वय नाचे गावे । भूमि पर न खावे, किसी पदाथ से न 
लिखे । केवल शिखा मात्र रखे या सम्पूण शिर मे जटा रखे । शण, 
रेशम, मुगचम का वस्त्र व्यवहार करे। लाल रग का वस्त्र काम मे 
लावे । ब्राह्मण ब्रह्मचारी सृगछाला का कम्बल रखे । क्षत्रिय रुरु मृग 
का चम काम मे लावे और वैश्य बकरे के ऊन का कम्बल रखें । इन 
नियमो से बारह वष तक एक वेद पढने मे सलग्न हुआ ब्रहमचय पालन 
करे । चोबीस वष तक दो वेदो का, छरीस वर्ष तक तीन वेदो और 
अडतालीस वष तक चारो वेदो का अध्ययन करता हुआ ब्रह्मचर्य का 
पालन करे । अथवा जब तक वेदो को पढ़ता रहे तब तक उक्त निश्रमो 
कॉ पालन करे । जो ब्रहमचयं ब्रव धारण करता है और मलिन शरीर 
निर्बल दुबला-पतला, कृश हुआ समावर्तन स्नान करता है वह जो कुछ 
मन मे चाहता है वही सब प्राप्त कर लेता है । इम तरह के नियमो से 
जो कुछ पढ़ता है, वह पढना सफल होता है।वेद क मत्र भाग 
( सहिता ) ओर ब्राहमण भागो को पढने के पश्चातृ कल्पसूत्र, पूर्व- 
मीमासा को पढ़े । व्याकरण और धम शास्त्र का पढना इच्छा पर निभर 
है । ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते है- एक नैष्ठिक और दूसरा वेद पढ 
लेने पर समावर्तन करने वाला | इनमे से ने'छिक ब्रह्मचारी आजीवन 
व्रहमचयं ब्रत धारण करने वाला होने से उसे समावतन स्नान न करना 
चाहिये । नेष्टिक ब्रहमचारी आचमन करे । दोनो जाघो के बीच दोनो 
हाथ रख कर प्रति दिन तीन बार आचमन करे, दो बार शरीर क) 
मार्जन करे और शिर मे स्थित ज्ञानेन्द्रियो का स्पशे करे ।। १-४५ श। 


वाराह गृह्यसूत्र | [ ४६६ 


सप्तम खण्ड 


'वर्षासु श्रवशेन स्वाध्यायानुपाकरोति' हस्तेन 
वा ।१। प्रौष्ठपदीमित्येके ।२। स जुहोति ।३। “अप्वाना- 
मासि तस्यास्ते जोष्ट्री गमेयम्‌ ।४। अहमिद्धि पितु 
परिमेधा अमृतस्य जग्रभ । अह सूय इवाजनि स्वाहा 
।५। सरस्वती नामासि सरस्वान्नामासि युक्तिर्नामासि 
योगो नामासि मतिर्नामासि ।६। तस्यास्ते जोष्टी गमे- 
यम्‌ । तस्यते जोष्ट्र गमेयम्‌ ।' ।७। इति सर्वत्रानुषजति 
(८। युजे स्वाहा ।&। प्रयुजे स्वाहा 1१० सयुजे स्वाहा 
।११। उद्य जे स्वाहा ।१२। उद्युज्यमानाय स्वाहा -- 
इति जयप्रशृतिभिश्चाज्यस्य पुरस्तात्‌ स्विष्टकृतोऽन्ते- 
दाहिना योगमिच्छन्नथ जपति ।१३। ऋत वदिष्यामि 
सत्य वदिष्यामि ब्रह्म वदिष्यामि तन्भामवतु तद्वक्तारम- 
बतु अवतु मामवतु वक्तार वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता 
मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरायुर्मयि धेहि वेदस्य 
बाणीस्थ उपतिष्ठन्तु छन्दास्युपाकुमंहेऽन्यायान्‌ भू, वः 
स्वरि' ति दर्भपाणि न्रिस्सावित्रींमवीत्यादितस्त्रीन- 
नुवाकान्‌ तथाद्भानामेकेक को वो युनक्ती' ति 
त्रं 1१४। 


तस्यानध्याया ।१५। समूहनवातो वलीकक्षारप्रभू- 
तिवर्षा विद्योतमानस्तनयिस्तुरिति’ श्रुति 1१६॥ आका- 
लिक देवतुमुल विय द्धन्वोशकास्यक्षराइशब्दा ।१७। 
आचारेणान्येऽधप-्चमासानधीत्य ।१८। 'पञ्चाधेषष्ठाः 
न्वा' दक्षिणायन वाधीत्य अथोत्सृजन्ति।१द। एतेन 
धर्मेण 'ऋतमवादिष सत्यमवादिषम्‌ ।२०। ब्रह्मावादि- 


५०० ] [ वाराह गृह्यसूत्र 


धस्‌ 1२१ तन्मावीत्‌ तद्वक्तारमावीत्‌ आवीन्ममावीत्त- 
द्रक्तारम्‌ ।२२। वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता ।२३ मनो मै 
वाचि प्रतिष्ठितमाविरायुर्मायि धेहि ।२४। वेदस्य वाणी- 
स्थ प्रतिश्वसन्तु छन्दास्युत्सृजामहेऽध्ययान्‌ भूभु व - 
स्वरि' त्यन्तमधीत्य 'को वो विमुः्चती' ति च पक्षिणी 
राति नाधीयीतोभयत पक्षान्वा नात ऊध्व' अञ्न षु । 
आकालिकविद्य त्स्तनयित्नुवर्षंषु । चाथोपनिषदह ।२५। 
ब्रह्मचारी सुचरितमेधावी कर्म कृुद्धनद प्रियो विद्यया 
वा विद्यामन्विच्छम्तानि तीर्थानि ब्रह्मणो वेदस्य 
ब्रह्मचारित्वादय ग्रहणो तीर्थान्युपाया ।२६। 


वर्षाऋतु मे श्रवण नक्षत से उस दिन स्वाध्याय का उपाकरण 
नामक कर्म करे | अथवा भाद्रमास की किसी तिथि के पूर्वान्ह मे हस्त- 
नक्षत्र हो उसी दिन उपाकरण करे । चह वेदाध्ययन या ब्रह्मयज्ञ का करके 
वाला अप्वा नामासि’ इत्यादि मत्रो से आठ आहुति होमे और आज्यभाग 
आहृतियो के पश्चात्‌ दे । सरस्वती आदि छ खण्डो मे जो २ स्त्रीलिङ्ग 
है उनके साथ “तस्यास्ते, लगावे और “सरस्वान्नामा०” आदि पु 
नपु सक लिङ्गो मे “तस्यतेओो०'” इत्यादि लगा कर सब के अन्त मे 
स्वाहा लगावे । फिर सहपाठियो को चाहता हुआ स्नातक “युजे 
स्वाहा०'' इत्यादि तीन मत्रो से होम करे। फिर “स्विष्टकृत” आहुति 
से पूर्व “ऋत वहिष्यामि०'' इत्यादि मत्रो को जप करे । फिर दाहिने 
हाथ मे कुश लेकर तीन वार गायत्री मत्र पढे और “इषित्वा०” इत्यादि 
तीन अनुवाक भी पढे । पश्चातु "को वोयु ०” इत्यादि मत्र पढ़े । अब 
वेदादि पढने मे अनध्यायो को बताते है कि उन उन अवसरो पर भन- 
ध्याय होगे -आधी आने पर, छज्जे से पानी टपकने पर, बिजली चमकने 
भौर बादल गरजने पर भी जब चमके या गज तब तक स्वाध्याथ न 
करे । ज्योतिषशास्त्र मे लिखे अनुसार ग्रहो मे परस्पर युद्ध हो तब तक न 
पढ़े । बिजली, इन्द्रधनुष, तारे टूटने, शृगाल आदि के कुसमय रोने तथा 


वाराह गृह्यसूत्र | [ ५०१ 


सामवेद की ध्वनि होने पर अन्य वेद का पाठन करे | साढे चार, साढे 
पाँच, छ, मास अथवा दक्षिणायन काल तक पढ़ कर फिर बन्द रखे । यह 
वेदाध्यायोन्सर्ग कर्म कहा गया है । इसमे ' ऋतमवादि० ' इत्यादि मत्र का 
जप करना चाहिए । ब्रह्मचारी, सदाचारी बुद्धिमान्‌, आचाय को प्रिय, 
धन देने वाला, विद्या देने वाला, वेदादि पढ़ाने मे निपुण, विद्या के बदले 
विद्या देनेवाला, ये सात वेद के ज्ञान प्राप्ति मे उपाय रूप है 1१-२६! 


अष्टम खण्ड 


अथ चातुर्होत्रिकी दीक्षा सम्वत्सरम्‌ ।१। आघारा- 
वाघार्याज्यभागो हुत्वा चतुर्होतृन्‌ स्वकम'णो जुहुयात्‌ । 
।२। सहपः्चहोत्रा षड्होत्रा सप्रहोतारमन्ततो हुत्वा ब्रत 
प्रदायादितो द्वावनुवाकावनुवान्येत्‌ ।३। अथाग्निब्रता- 
श्वमेखिकी दीक्षा सवत्सरम्‌ । द्वादशरात्र वा ।४। आकु- 
तमग्निमि' ति षडहुत्वा ।५। ब्रत प्रदायादितोऽष्टावनुः- 
वाकाननुवाचयेत्‌ ।६। त्रिपवणमुदकमाहरेत्‌ ।७। 
त्रीस्त्रीन्‌ कुम्भास्त्रीश्च समित्फलान्‌ अश्मनि शयीत ।५। 
करीषे सिकतासु भूम वा । नोदकमभ्युपेयात्‌ ।९। 
सवत्सरे समाप्ते ।१०। घृतवतापूपेनाग्निमिष्ट्रा वात्सप्र 
वाचयेत्‌ ।११। स्मार्तेन यावदध्ययनम्‌ ।१२। काण्ड- 
व्रतावशेषो होमाथश्च आयन्तयोजु हुयात्‌ ।१३। अथेन 
परिदत्ते 'अग्नये त्वा परिददामि ।१४। वायवे त्वा 
परिददामि ।१५। सूर्याय त्वा परिददामि ।१६। प्रजापतये 
त्वा परिददामी' ति।१७। एतेनैवाश्वमेधो व्याख्यात 
।१८। नवभेनागुवाकेत हुत्वा दशमेनोपतिष्ठत 1१९! 
अश्वाय घासमुदकस्थान उदक चाभ्युपेयात्‌ ।२०। 
एताभ्यामेव मन्त्राभ्या शैविद्यक ब्रतमुपेयात्‌ ।२१। 


५०२ ] [ वाराह गृह्यसूत्र 


रहृस्यमव्येव्यृत प्रवग्य ।२२। तस्य व्रतोपायन 

समिन्मन्त्रश्च ।२३। ति दहति रात्रावातीत वाग्यत 1२७ 

पबसु चव स्यात्‌ ।२५। सरवंजटश्च स्यात्‌ । ६। सबत्सरा- 

दर प्रवर्ग्यो भवति ।२७। 

अब चातु 1त्रिकी दोका के 'वषय मे कहेंगे । ब्रह्मवारी इस दीक्षा 
को एक वष तक करे । आधार को दो आहुतिय! देकर आज्य भाग की 
दो आहुतियाँ दे । वाचस्पति आदि देवो को सञ्चा चतुहोता आदि सज्ञा 
है । ब्रह्मचारी को चाहिए कि बह दीक्षा काल मे अःना कम करता 
हुआ वाचस्पति आदि चार होताओ के लिए जाहुतियाँ दिया करे और 
बाकू भादि छ होताओ के साथ सप्तहोतृक होम किया कर । अन्त म 
दीक्षित को भोजन के लिये दुग्धादि वस्तु दकर बेद के आरम्भिक दो 
अनुवाको का अनुवाचन कराव । अब एक वर्षे की अग्नि की दीक्षा को 
कहते है। यह १ वर्ष या १२ दिन की भी होती हे ।"'प्राक्रतमग्नि० "इत्यादि 
मत्र सं छ आहुति दे ओर अर्निकाण्ड के आदि ए आठ अनुवाको का 
अनुवाचन करावे । कुछ विशेष नियम ये है मध्याह्न और साय तीनो 
समय तीन २ घडा भर कर जलाशय से जन लावे। साथ ही तीन २ 
समिधा और तीन २ फल भी लाथा करे। नित्य ही शून्य भूमि पर या 
जिद पर भस्म या कण्डो का चुरा बिछाहो अथवा बालु बिछा हो 
उस पर केवल लगोटी या धोती अर्थात्‌ एक ही वस्त्र पहन कर सोया 
करे । दीक्षा के दिनो मे जल मे घुसकर या अन्य प्रकार से स्नान न 
करे | नियत अवधि तक ब्रत समाप्त होने पर मालपूआ द्वारा प्रधान 
देव अग्नि के लिये होम करके “वत्स्त्री० देवता वाले अनुवाक को 
जपे, और जब तक अध्ययन करे स्मात्त विधि से रहे । काण्ड व्रत विशेष 
भौर होम की विधि यह है कि ब्रत ओर होम के आदि और अन्त मे 
आहुतियाँ दे । फिर आचार्य ब्रह्मचारी को सकेत कर अग्नि आदि देवो 
को “अग्तये० इत्यादि मत्रो से समर्पण करे । इसी प्रकार अश्वमेध के 
विषय मे भी समझो । वेत वृक्ष की ममिधाओ से अग्नि को प्रज्वलित 
करे । फिर नवम भनुवाकु से होम और छठे अनुवाक्‌ से देवता का 


वाराह गृह्यसूत्र ] [ १०३ 


उपस्थानु करे । तदनन्तर दीक्षित को भोजन के लिये नियत यवागू 
देकर आदि से २१ अनुवाको का अनुवाचन करे । प्रात मध्यान्ह और 
साय तीनो काल मे तीन २ पुला घास घोडे के लिये लावे । यह आश्व+ 
मेधिकी दीक्षा केवल क्षत्रिय ब्रह्मचारी के लिये ही है । इसलिये क्षत्रिय 
ब्रहुमच'री देव बुद्धि से घोडे की सेवा भी अपने अन्य नियमो को पालने 
के समान ही किया करे । जल के किनारे जाय किन्तु जल मे न घुस 
कर बाहर से ही जल लेकर घोडे की सेवा करे । इन्ही दो मन्त्रो से 
त्रेविधिक ब्रत को करना चाहिए । वेद के उपनिपद भाग को पढने की 
इच्छा हो तो वाराह श्रौनसूत्र मे लिखे अनुसार ब्रह्मचारी प्रवग्य॑ 
सस्भरण कमे के प्रतिपादक मन्त ब्राहमण को प्रथम पढना चाहिये। दिन 
का समय खडा रह कर व्यतीत करे और रात्रि मे मौन होकर बैठे । 
पवे के दिनो मे भी ऐसा ही आचरण रखे | यदि सम्पूर्ण शिर मे केश 
रखे तो एक वष के पश्चात्‌ श्रेष्ठ प्रवर्ग हो जाता है ॥१-२७॥ 
नवस खण्ड 
षोडशवर्षस्य गोदानम्‌ ।१। अग्नि वाऽध्येष्यमा- 
णस्य अग्निगोदानिको मंत्रायणीयजटाकरणोनोक्तमन्त्र- 
विधि ।२। उपस्थ उपकक्षयोश्चाधिको मन्त्रप्रयोग ।३। 
यत्क्षुरेण मर्चेयते” ति भूमौ केशान्तिवनेत्‌ ।४ अन्ते 
गा दद्यात्‌ ।५ द्व हूं गुरुणाऽनुज्ञात स्नायात्‌ ।६। 
छन्दस्यर्थान्‌ बुध्वा स्नास्यन्‌ गा कारयेत्‌ ।७। आचाययं- 
महंयेत ।८। 'आपो हिष्ठ' ति तिसुभि 'हिरण्यवर्णा 
शुचय' इति चतसुभि स्नात्वा अहते वाससी परिददाति 
द वस्व्यसि वसुमन्त मा कुरु ।१०। सौवचसाय मा 
तेजसे ब्रह्मवचंसाय परिददामी' ति, 'विश्वजनस्य 
छायासी' ति छत्र धारयते ।११। मालामावध्नीते 
'यामश्चिनो धारयेता बृहस्पति पुष्करस्रजम्‌ । २। 
ता विश्वे देवेरतुमता मालामारोपथामी' ति ।१३। 


५०४ ] [ वाराह गृह्यसूत्र 


'तेजोसी ति हिरण्य बिभृयात्‌ ।१४। प्रतिष्ठे स्थो देवते 
द्यावापथवी मा मा सताक्षि' त्युपानहौ ।१५। विष्ट 
म्भोसी' ति धारयेद्वणवी यष्ट सोदक च कमण्डलुम्‌ 
।१६। निव्यव्रताच्याहुराचार्या 'द्विवस्त्रोत ऊर्ध्वं शोभन 
वासो भर्तव्यमि' ति श्रुति ।१७। आमन्त्र्य गुरून्‌ गुरु 
वधुश्च स्वान्‌ गृहान्‌ ब्रजेत्‌ ।१८। प्रतिबिद्धमपरया द्वारा 
निस्सरण मलवद्राससा सह सभाषा रजस्वद्वाससा सह 
शय्यागोगुर्वोदू रुक्तव चनमस्थाने शयन स्मयन स्थान 
यान गान स्मरणमिति तानि वर्जयेत्‌ ।१६। याजन 
वृत्तिरुङुछशिलमयाचितप्रतिग्रह साधुम्यो वा याचित- 
मनायासेन सिध्यमानाया वा वेश्यवृत्ति ।२०। स्वाघ्याय- 
विरोधिनोऽर्यान्विसृजेत्‌ ॥२१॥ 
जन्म से सोलहवे वष मे गोदान नामक सस्कार करे। श्र ति मे 
लिखा है कि महि मेत्रायणि ने अग्नि स्थापन के समय गोदान सस्कार 
किया था । यत्‌ क्षुरेण' इत्यादि मन्त्र पढकर केशो को काटकर भूमि मे 
गाढे और अन्त मे आचारय को दो दो गौये दे । फिर गुरु की आज्ञा से 
समावर्तन स्नान करे । वेदो के अथ को भनी भाँति समझ कर समावतन 
स्नान करता हुआ गो से आचाय की पूजा करे । 'आपो हिष्ठा०' इत्यादि 
तीन और , “हिरण्यवर्णा ०” इत्यादि चार ऋचाओं से ध्नान करने पर 
स्नातक को नवीन वस्त्र दे । और “वस्व्यसि” इत्यादि मन्त्र पढ़े । 'विश्व- 
जनस्य०' मत्र से छाता तथा या मश्विनौ० मन्त्र पढ कर माला-घारण 
करे । 'तेजोसि०' मन्त्र से सुवणं धारण करे और प्रतिष्ठे स्थोदेवते०' 
इत्यादि मन्त्र से जूने पहने । 'विष्टम्भोसि०' बत्यादि मन्त्र से लाठी और 
जल सहित कमण्डलु को धारण करे । अब स्नातक कै गृहस्थ के लिये 
कुछ नियमो को कहते है । यज कराना, और बिना मागे धन स्वीकार 
करना । या आसानी से सिद्ध होने वाली वैश्य वृत्ति से जीविक्रा करे 
तथा स्वाध्याय के विरुद्ध का कार्यो त्याग करे ।१-२१। 


